गीतामंथन 


लेखक 
किशोरलाल घ० मशरूबाला 


अनुवादक 
शंकरलाल वर्मा 


सस्ता साहित्य मण्डल 


प्रकाशक 
मार्तंर्ड उपाध्याय, मंत्री, 
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली । 


मार्च, १९३९: १००० 
दाम 
डेढ़ रुपया 


अुद्गक, 
इरिकृष्ण 'ग्रेमी?, 
भारती प्रि० प्रेस, लादौर | 


5८ 


क्षमा प्राथना 


जवननकममम»-त 


श्री० किशोरलालभाई का यह 'गीतामंथन? प्रेस में १॥ साले 
पहले दिया जा चुका था | प्रेस हमारे घनिष्ट मित्र का था | उनके 
शआग्रह-पूर्ण आश्वासन पर ही यह काम उनकी दिया गया था। प्रुफ देखने 
की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थीं। पर समय की 
गति ने ऐसा पलटा खाया कि वे मित्र अपनी दोनों ज़िम्मेदारियों को 
नहीं निभा सके । किसी भी समभदार प्रकाशक की धीरज को ताइने 
बाली देरी इस पुस्तक के प्रकाशन में हुई और उससे ज्यादा भूलें इसमें 
रह गई हू जो करदी-कहीं तो मुल लेखक के साथ बहुत ज्यादा अन्याय 
कर जाती हैं; लेकिन शिन मुसीयतों में से इसके मुद्रक ने ठकर लीं हं और 
परिस्थितियों के जिन उततार-चढ़ावों में से वे गुजरते हैँ वे अगर पाठकों 
को माल्नूम हों तो उनके प्रति सहानुभूति के ही भाव उठेंगे। पुस्तक में 
जिस प्रकार का ठाइप लगा था वैसा दिल्ली में उस समय न मिल सकने 
के कारण भी हमें लाचारी दर्जे उसी प्रेस में इसे छुपाना पड़ा | 

आशा है पाठक इन भूलों को श्रौर इस देरी को क्षमा करेंगे और 
अगले संस्करण में इन्हें दूर करने का मौका देंगे । 


--मन्त्री 


भस्तावना 


छाछ बिलोते समय बिलोने की क्रिया से उसमें काग बढ़ते हैं, और 
छाछु जितनी होती है, उससे अधिक दिखाई देती है। यह 'गीतामन्यन! 
भी इसी प्रकार का एक विलोवन है । ऐसा करने में मुख्य उद्देश्य तो यह्दी 
रहा है कि थोड़ा विस्तार करने से सामान्य पाठकों के लिए कुछ सरलता हो 
जाती है और स्पष्ट विचार करने में सहायता भी मिलती है। 

श्री ज्ञानेश्वर ने गीता का अत्यन्त विस्तार करके जो श्ञानेश्वरी बनाई 
है, बह तो एक स्वतन्त्र भनन्‍्थ ही वन गई है| उनके जसी कवित्त्व-शक्ति, योग- 
शक्ति,शब्दशक्ति तथा पद्म-प्रवन्ध शक्ति मुझमें नहीं है । परन्तु इसी कारण 
से ज्ञानेश्वरी अधिकांश में अधिकारी व्यक्ति के ही समझने योग्य ग्रन्थ 
बन गया हू । 

मुझे सन्‍्तोष होगा अगर. इस अन्थ से भगवद्गीता पत्नियों, वैश्यों 
तथा शाद्ठों! को, अ्रयवा संक्षेप में कहिए तो, बिद्दत्ता में बालकों के समान 
व्यक्तियों में रुचि उत्पन्न करने में समर्थ हो | 

गीता सम्बन्धी पुरातत्व चर्चा यहेँ में नहीं करना चाइता। भश्र्थात्‌ 
महाभारत किस समय लिखा गया, गीता महाभारत की प्रथम रचना का 
दही भाग रही होगी अ्रथवा पीछे से मिला दी गई, कहीं इसके श्लोकों. में 
पीछे से घटा-बढ़ी तो नहीं हुई होगी, गीता को जो धघृतराष्ट्रसंजय तथा 
कृप्ण-अजुन सम्बाद का रूप दिया गया है, वास्तव में वसा कोई वार्ता- 
लाप हुआ भी है या नहीं आदि प्रश्नों की भी मेंने यहां चर्चा नहीं -की 
हूं ) इसका पहला कारण तो यहां है, कि मेने इस प्रकार की चर्चा. करने 
वाले विद्वानों के. ग्रन्थों का बारीकी से अध्ययन ही नहीं किया; इतना ही 
नहीं, मूल मद्दाभारत भी पूरा नहीं पढ़ा, तब्र वेदादि दूसर ग्रन्थों की तो 
थात ही क्या ? इसलिए यह चचा करने की बोग्वता ही मे अपने में 


>+-+ है +-< 


नहीं पाता । दूसरा कारण यह है, कि श्रेयार्थी के लिए ये प्रश्न अधिक 
महत्व भी तो नहीं रखते । वह तो यही सोचता है कि ये सात-सी श्लोक 
मुझे अपनी जीवन-यात्रा में किस प्रकार के पायेय (पथ भोजन) का काम 
दे सकते हैं? इनसे मुझे जीबन विपयक कोई सुत्यप्ट दृष्टि प्रात्त हो 
सकती है या नहीं, और इनमें ग्रथित सब विचार स्वीकार किये जाने 
योग्य हैं अयवा उनमें कुछ नीर-क्षीरविवेक करने की ज़रूरत है £ ये 
इलोक चाहे एक दी समय में ओर एक ही आदमी द्वारा लिखे गये हों, 
चाहे जुदा-जुदा समय ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने इनकी रचना की हो । 
इस पुस्तक का आदरपूर्वक्त अतुशीलन करने के लिए श्रेयायों 
के लिए, इतना ही काफ़ी है क्रि वे उपयोगी हैं। यह मन्यन तो 
यही दृष्टि रखकर हुआ है। इसमें जहां मुफे कुछ स्पष्ट कहने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई हें, वहाँ वेसा कहने में मैंने सझ्छोच नहीं किया है । 
इसलिए, पहले, चौथे तथा ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ में जोड़े गये 
उपोद्घात तथा अन्त का उपसंद्दार, गीता को सममभने के लिए योग्य पूर्व 
पीठिका देने की इच्छा से, तथा कुछ आवश्यक स्पष्टीकरण करने की 
दृष्टि से दिये गये हैं | ये उपोद्घात तथा उपसंहार मन्थन का आवश्यक 
भाग ही समझता जाना चाहिए । यदि कोई इन्हें छोड़कर केवल अध्यायों 
का किया हुआ विस्तार ही पढ़ेगा अथवा प्रकट करेगा तो वह मेरे साथ 
अन्याय करेगा, इतना ही नहीं बल्कि अपने और सुननेवाले के मन में 
असत्य--अर्थात्‌ मेरी दृष्टि से असत्य--विचारों को निर्माण करेगा | 
मन्धन में एक-दो स्थानों पर मैंने कद्दा हे कि भगवद्गीता के लेखक 
वैष्णव सम्प्रदाय के मालूम होते हैं | इससे एक दो पाठकों को आशझ्ठा 
हुई है कि कहीं मैं गीता को साम्प्रदायिक रूप तो नहीं देना चाहता ! और 
चूँकि गीता हिन्दे-धम के श्रेष्ठ अन्यों में से एक सर्वमान्य अन्य हैं इसलिए 
इसमें ग्रतिषादित 'सम्प्रदाय भी श्रेष्ठ ही गिना जाना चाहिए, यह तो मैं 
सूचित नहीं करना चाहता ! मेरा ख़याल है कि ऐसी शंका पेदा होने का 


ब्ू 


कोई कारण नहीं था; फिर भी वह हुई है तो में यह स्पष्ट कर देना 


चाहता हूँ कि मुझमें इस प्रकार का साम्प्रदायिक पक्षपात हें ही नहीं | 
यह भी कहा जा सकता है कि एक्रेश्वर भक्ति के लिए मुझे इस्लाम की 
ही तरहआग्रह है ओर मुझे तो ईश्वर की अवान्तर शक्तियों के नाम पर 
देवताओं के काल्यनिक स्वरूपों की होती हुई पूजाओं के प्रति भी स्वाभाविक 
अरुचि है | इसलिए मन्थन में मैंने जो-कुछ लिखा है, वह जुदा-जुदा 
सम्प्रदायों की तुलना करने की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ गीता के कई अध्याय 
को समझने के लिए. जिन मान्यताओं की जानकारी कराना आवश्यक 
समझा गया, वह कराने ओर उनका अच्छे-से-अच्छा स्पप्टीकरणु करने 
के लिए. जितना आवश्यक था उतना ही लिखा हैं। फिर उन स्थानों 
पर मैंने स्पष्ट कह भी दिया है कि साम्प्रदायिक मान्यतायें तात्विक दृष्टि से 
नहीं, वरन्‌ उपासना की दृष्टि से ही उपयोगी होती हैं और इसलिए 
अन्य सम्प्रदायबाले उन्हें उससे अधिक महत्व दे, तो भी काम चल सकता 
है। आशा है कि इस विषय में इतना लिखना पर्यात समझा जायगा ) 
... इस भन्‍्थन! की उत्पत्ति के लिए भी दो शब्द लिख देना आवश्यक 
है। “गांधी विचार दोहन!.की तरह इसकी उतलत्ति भी. बिले पार्ला के 
- भाँधी-विद्यालय? के कारण ही हुई हैं | प्रातःकाल की प्रार्थना में मैं दवाज़िर 
नहीं रह सकता था । इसलिए मैंने काग्रज़ के दो-तीन चौथाई ढुकड़ों 
पर इस प्रकार सम्बाद का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लिखकर भेजने का क्रम 
शुरू कर दिया था | लिखते समय मैंने अपने सामने ऐसे स्त्री-पुरुष 
श्रोताओं को रक्खा था जो न तो निरे अपड़ हों न निरे बालक शोर न 
बहुत विद्वान्‌ ही हों | इसलिए सम्बाद की योजना इस तरह की जाती 
'कि जिससे उस दिन कहीं भी उसकी समाप्ति हो जाती। किसी अध्याय का 
आरम्भ-करने में पहले प्रस्तावना-स्वरूप जो-कुछ कहना आवश्यक 
: प्रतीत हुआ वह उपोदधात के रूप में लिख दिया है | इस प्रकार “इस 
'मन्यन! में तीन बार उपोदघात आये हेँ। फिर ध्यांधी-विद्यालयः -में 
आख़िर यह-मन्यनः पूरा हो ही नहीं सका पांच-छुः श्रध्याय लिखे 
गये होंगे कि में गिरफ्तार कर लिया गया | इस बीच, 'युजराती-पत्रः तथा 


न जम श्‌ 0 अं 


धांधी-विद्यालयः दोनों से सम्बन्धित एक सज्जन द्वारा 'गुजराती? बे 
सम्पादक को इसका पता चल गया और उन्होंने 'मत्थन! को अपने पत्र 
में क्रशशः छापना आरम्भ कर दिया | इसलिए, उसी क्रम और उसी पद्धति 
से शेष भाग मैंने जेल में पूरा किया | जिन विचारों को 'मन्थन! के 
सम्बादों में मैं नहीं रख सकता था उनको मैंने उपोद्धात तथा उपसंहार 
में दे दिये है | गुजराती? में यह पुस्तक पहले छुपी, उसे अब वाद में 
सुधार-बढ़ाकर पुस्तकाकार छुपवाया है, फिर भी उसकी पद्धति में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं किया गया है । हैँ, पाठकों को एक वार फिर में 
थाद दिला देना चाहता हूँ, कि 'मन्थन” लिखते समय मेरे सामने परिडत- 
वर्ग नहीं बल्कि विचारवान किन्तु साधारण पढ़ा-लिखा वर्ग ही था | 

इस “मन्थनः में अज्ुन के प्रति विविध प्रकार के और वारम्वार 
आये हुए संम्बोधन वहुत-से पाठकों को नहीं भाये। इनमें के कई सार्थक 
हैं, फिर भी सबको यही ग्रंवीत होता है कि इनका अतिरेक हुआ है तो 
बह दोष ही समझना चाहिए. | इतने पर भी मैंने इनको निकालने का 
प्रयत्न नहीं किया, किन्तु पाठकों को मेरी सूचना हे कि पढ़ते समग्र जहां- 
जहां उन्हें ये सम्बोधन अतिरेक के रूप में मालूम पड़ें, वहां वे उनपंर 
चिह्न लगा दें, जिससे कि दूसरी बार पढ़ते समय वे बीच में न आये | 


सेण्ट्रल जेल, नासिक रोड, ! 


१४-३-३३ किशोरलाल घ० मशरूवाला 


पुनश्च--इस पुष्तक के छुपने में अनुमान से अधिक विलम्ब हो 
गया | 'गुजराती-पत्र! ने क्रमशः प्रकाशित कर इसका काफ़ी अच्छा 
प्रचार कर दिया था और इसलिए, इसके लिए. मांगें बराबर आती रहती थीं | 
इससे ज्यों-ब्यों देर होती जाती थी वह खब्कती थी | किन्तु विलम्ब का 
एक कारण तो मैं खुद भी था । गुजराती लिपि में कई ऋश्षरों की वना- 
वट देवनागरी-जैसी करने का मैंने प्रयोग शुरू किया था, और 


ध्ा + कआ 


उसके लिए कई नये टाइप भी बनवाये ये | मेरी इच्छा थी कि इन अक्तरों 
का उपयोग इस पुस्तक में करूँ | किन्तु अपेक्षा से ज्यादा तरह के 
ठाइपों की आवश्यकता प्रतीत हुई और इससे काम रुकने लगा । इस 
लिए अन्त में यही निश्चय करना पड़ा कि वर्चमान लिपि में ही पुस्तक 
छुपा ली जाय | | ४ 

धुजराती-पत्र” के संचालकों ने इस पुस्तक को अपने पत्र में प्रका- 
शित कर आरम्भ में ही इसे पाठकों तक पहुँचा दिया, इसके लिए, मैं 
उनका हतक्ञ हूँ। पत्र.में छुपा उसकी अपेक्षा इस पुस्तक में, मुख्यतः 
अठारहवें अध्याय में, वर्ण-धर्म सम्बन्धी श्लोकों का विस्तार तथा उपसंद्ार 
बढ़ा दिया गया हैं। एक-दो अन्य स्थानों पर भी कुछ परिवरद्धन किया गया 
हैं| अन्यथा लेखन-शुद्धि तथा भाषा-शुद्धि के सिवा इसमें और कोई 
फेरफार. नहीं किया है | 


वर्धा, २४ -१--३५ कि० घ॒० म्‌० 


विषय सूची 


उपोद्घात हि 


१. अजुन का दुश्ख 
२. ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त 
३, कंमं-सिद्धान्त ः 
४. ज्ञान द्वारा क्म-संन्यास 
५. शान-द्शों 
६. चित्त-निरोध 
७. प्रकृति-विजञान 
८, योगी का देह त्याग 
९. शान का सार 
१०. विभूति वर्णन 
११, विराद दर्शन 
१२. भक्ति-तत्त्व 
१३. ज्षेत्र-क्षेत्रश-विचार 
१४. तिगुण निरूपण 
१४. पुरुणोत्तम-ल्वरूप 
१६, देवी और आसुरी संम्पद 
१७, गुण से क्रियाओं का भेद 
१८, गुण-परिणाम 
' -उपसंहार 


गीतामंथन 


उपोद्घात 


१ 


गीता को हिन्दुओं का सर्वमान्य भन्‍्थ कहा जा सकता है। 
वेदान्त की सव शाखाओं के शआचार्य और क्‍या स्मार्त और क्‍या 
वैष्णव सम्प्रदाय--सभी गीता का आदर करते हैं, श्रौर अपने सिद्धान्तों 
“में यह दिखाने का प्रंयत्ष करते हैं कि वे उसी का अनुसरण कर रहे हैं। 
इससे आज लगमग ऐसी स्थिति होगई है कि जो गीता को स्वीकार नहीं 
करता उसे हिन्दूर्मी कहा जाय या नहीं, यह शह्ला दोजाती है। 

गीता का यह महत्त्व होने के कारण प्रत्येक जिज्ञासु को इस ग्रन्थ का 
अध्ययन करना दी पड़ता है| 

धर्म के सभी उत्कृष्ट अन्थों की यह विशेषता द्ोती है कि उनमें 
चर्चित विपय कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि वे प्रत्यक्ञ जीवन से सम्बन्ध 
रखते हैं । हमें ईश्वर-परायण अ्राध्यात्मिक जीवन विताना हो, अथवा 
संसार के वाह्य सुख-दुःखों की द्वी चिन्ता-युक्त भौतिक जीवन-निर्वाह 
करना द्वो, जीवन के प्रश्नों के सम्बन्ध में जहाँ-कहीं चर्चा होती हो बुद्धि- 
मान मनुष्य को उसमें रस उत्पन्न हुए. विना रह नहीं सकता । इसलिए 
गीता जैसे अन्थों के सम्बन्ध में कभी ऐसा नहीं होता, कि अब यह पुराने 
ज़माने का अन्थ द्वोगया । 

जीनन का अ्रध्ययन कभी पूरा नहीं दोता । . मनुष्य मस्ता है तबतक 


. ..._ गीता-सन्‍्थन 


अपने तथा वूसरे के जीवन के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ नई-न३ जान- 
कारी प्राप्त करता ही रहता है। प्रतिदिन उसे नये अनुभव होते हैं और 
वे उसकी बुद्धि में जीवन के अंटल नियमों के सम्बन्ध में नया प्रकाश 
उत्पन्न करते रहते हैं । 

इसके कारण, जीवन-सम्बन्धी विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थों 
का अध्ययन भी कभी पूरा नहीं होता | ऐसा कभी होता ह्टी नहों कि अब 
गीता का पूरा पूरा विचार होगया, उसका अर्थ ठीक तौर पर समझ लिया 
गया, और अब उसके पुनः पढ़ने की आवश्यकता न रद्दी | गीता इस 
प्रकार की छाछ नहीं कि एक बार उसे अच्छी तरह विलो लिया और उसमें 
से जितना मक्खन निकल सकता हो निकाल लिया | इसका मन्थन तो 
जीवेंन॑ के अन्त समय तक पूरा नहीं होता । ज्यो-ज्यों इसे विलोते रहेंगे, 

परों-त्यों इसमें से हमारी बुद्धि पर नया-नया प्रक्रश पड़ता जायगा | 


आचाय और सन्त गीता का आजोवन अध्ययन और मनन करने का 
उपदेश करते हैं। इसका कारण यह नहीं है, कि गीता कोई बहुत ही ह 
पुरानी अथवा कठिन भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ओर इसे समझने 
की कोई गूढ़ कुंजी अथवा चाबी है जो खो गई है और इसलिए, अब वह 
मिल. नहीं सकती | असल में इसका कारण तो जीवन की ही अपनी गूढ़ता 
है।गीता ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसे केवल व्याकरण अथवा शब्दकोव 
की सद्दायता से कोई समर ले | इसमें तो अत्यन्त संक्षेप में जीचन- 
विषयक कितने ही अठल नियम त्तया सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया 
है | इन नियेसों और सिद्धान्तों का अर्थ कितना गहरा और व्यापक है... 
इसका ध्यान तो हमें अपने जीवन के विकास के साथ ही द्वोता जाता है | 
ज्यों-ज्यों - जीवन के विपय में अपना अनुभव बढ़ता है, और ज्यों-त्यों 
वह सूदम विचारयुक्त और व्यापक द्वोता जाता है, त्यों-त्यों हमें इन 


उपोद्घात 4 


नियमों एवं विद्वास्तों को यूदमता और व्यापकता की नित्य नई प्रत्तीति 
होती जाती है | 

इसलिए, यह न समझना चाहिए कि गीता कोई गोलमोल अथवा 
गुप्त भाषा में लिखा ग्रन्थ है शोर इसलिए वह गूढ़ है | बात यह है कि 
हमारा जीवन निरन्तर विकासशील हैं ओर उसका प्रथक्करण आसानी से 
नहीं होता, यही उसकी गूह॒ता का कारण है | दूसरे शब्दों में कहा जाय 
तो, गीता गूढ़ नहीं बल्कि जीवन गूढ़ है और चूंकि गीता जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ है इस कारण वह गृढ़-सा बन गया है। 


२ 


गीता का मन्‍्यन बार-बार करना क्‍यों आवश्यक है, यह इस सम्बन्ध 
में इतना कह देने के बाद अव हम गीता की रचना पर विचार करें | 
गीता मदह्दाभारत का एक भाग है। महाभारत को समान्यतः इतिद्वास 
कहा जाता है। किन्तु उसे साधारण शअ्रथ में इतिद्ास ग्रथवा तवारीख या 
हिस्ट्रीकबना भूल है । बंद इतिद्वास नहीं बल्कि ऐतिहासिक काव्य है। 
पारडव और कौरव के जीवन की कई ख़ास-खास घटनाओं का 
वर्णन करने के लिए, कवि ने एक महाकाव्य के रूप में उसकी रचना 
की है | कवि का उद्देश यह नहीं कि चह घटना-क्रम का ज्यों-का-त्यों 
वर्शन करदे | उसका मुख्य उद्देश्य तो हैं एक मद्दाकाव्य की रचना 
करना, और उंस मद्दाकाव्य के लिए उसकी मुख्य योजना है कुरुवश के 
युद्धको उसका अपना विपय बनाना | 
“ क्षाब्य होने के कारण इसकी कितनी ही घटनायें, कितने द्वी पात्र और 
कितने ही विवरण श्रादि कल्पित हो सकते हैं। इसमें अगर कहीं दो 
व्यक्तियों के बीच कोई संवाद आया है तो हमें यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि वह संवाद किसी रिपोंटर का लिया हुआ अथवा किसीने,च्यों- 


६ गीता-मन्धन 


का ध्यों लिखकर किसी सरकारी दफ़्तर में सुरक्षित रख दिया होगा और 
उसके आधार पर महाभारत में उसे लिखा है | वास्तव में होगा तो यद्द 
कि कवि ने अपने काव्य को सुन्दर और रसमय बनाने की इच्छा से खुद 
ही उसे घड़ लिया होगा | यह भी सम्मव है कि ऐसे दो व्यक्ति ससार में 
कभी पैदा ही न हुए हों अथवा हुए भी हों तो उनमें इस प्रकार का कोई 
संवाद तो हुआ द्वी नहीं हो | 

काव्य लिखते समय कवि यह तो चादता हीः है किः लोगों का मनो- 
रज्जन हो | इस लिए वह ज़रूर ही तरह तरह की अदभुत उपकथायें, 
विविध रस तथा वर्णन बगैरा का समावेश भी करता हैं। इसलिये यह 
न मानना चाहिये कि मूल में इतिहास का आधार होगा ही । 

काव्य, कथा, पुराण बगैरा संवाद की पद्धति पर रचे जाते रहे हैं। 
हमारे देश में यह एक पुरानी रूढ़ि है। कवि को किसी घटना अथवा 
स्थान का वर्शन करना हो तो, उसे किसी प्रश्न की चर्चा करनी हो, अथवा 
किसी विषय पर अपना सिद्धान्त प्रकट करना हो तो हमारे देश के कवियों 
ने उसके लिए, समान्यतः संबाद-पद्धति का आश्रय लिया है | यह कहा 
जा सकता है कि ग्रन्थ-रचना की यद्द एक रूढ़ि सी वन गई है। 

इसलिए, अमुक वात धृतारष्ट्र ने पूछी और संजय ने उसका उत्तर 
दिया, अथवा अलुन ने पूछा और कृष्ण ने जवाब दिया श्रथवा अगर 
यह बताया गया हो कि सारा महाभारत दो मुनियों के बीच 
हुई चर्चा की रिपोर्ट है, तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वह 
सब इसी तरह घदा था, असल में यद्द तो केवल कवि की रचना है, काव्य- 
चाठुरी है । 

गीता पर भी हमे इसी दृष्ठि से विचार करना चाहिये | श्री कृष्ण 
ओर अथुन के सम्बाद के रूप में हम गीता पढ़ते हैं, इस लिए. सचमुच 


उपोद्घात ७ 


श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसा संवाद हुआ होगा और वह कुरुक्षेत्र 
के युद्ध के समय भर उसी स्थान पर हुआ होगा यद्द मानना उचित 
नहीं | वास्तव में यह तो कवि की सजावट मात्र हैं। 


र्‌ 

किन्तु, मद्दामारत के लेखक केवल लोक-रंजनाथ आडख्यान रचनेवाले 
कवि न थे | वह तो ऋषि थे, धर्म के सूक््म शोधक थे, और प्रजा को 
इृष्टि-प्रदान करनेवाले महान्‌ ब्राक्षण थे | उनका ज्ञान एवं अनुभव कितना 
अगाघ था, इसका इसीपर से अनुमान किया जा सकता है कि “व्यासो- 
डिछुए जगत्सवंप्! यह एक कहावत रूढ़ होगई है | इसका यही अर्थ है 
कि जीवन-सम्बन्धी एक भी विषय ऐसा नहीं, कि जिसकी चर्चा मद्दाभारत 
में न की गई दो | इसीलिए महाभारत के लिए कहा गया है कि वह 
ज्ञान का कोप एवं ज्ञान की निधि अथवा भण्डार है | 


किन्तु यदि अन्थ का रचयिता भिन्न-भिन्न दृष्टि से भिन्न-भिन्न विषयों 
का वर्णन करके बैठ रहे, तो वह केवल उसका सम्पादक कहा जायगा | 
उसपर से यह नहीं मालूम हो सकता कि महाभारत के रचयिता का 
अपना निज का सिद्धान्त क्या था। हम कहः सकते हैं कि महाभारत के 
लेखक ने जीवन के तमाम पहलुओं पर विचार करके जो, निर्णय किया 
उसे गीता में लिख दिया है | इसलिए मगवद््‌गीता महाभारत का सबसे 
महत्व का भाग होजाती है। भगवद्गीता महाभारत का सार नहीं है; 
उसमें तो महाभारतकार ने जीवन कैसा हो, उसमें मनुष्य को किस तरह 
बरतना चाहिए, जीवन का आदि और अन्त क्‍या है, इन तमाम वातों 
के सभ्वन्ध में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है । दूसरे, जिस 
तरह वह भगवद्गीता में है, वैसा मद्दाभारत के दूसरे किसी भी भाग में 
नहीं है। 


८ गीता-मन्थन 


यह काम इन्होंने श्रीकृष्ण और अजुन के- बीच संचाद की कल्पना 
करके किया है। श्रीकृष्ण और अजु न महाभारत की कहानी मे दो ऐसे 
पात्र हैं जो मुख्य करे जा सकते हें। उनके चरित्र को मद्दाभारत में 
सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसलिए दोनों उस के उच्च-पे-उच्च पात्र हे 
अत, अगर कवि इन दोनों के बीच संवाद को योजना करके अपने 
अन्तिम सिद्दान्तों का प्रतिपादन करे तो इसमें कोई अस्वाभाविक बात 


नहीं है । 


कवि ने महाभारत के युद्ध को इस संवाद का निमित्त कारण बनाया 
है। उन्हें तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है, वे ऐसे हैँ, जो जीवन की 
कटिन-पै-कठिन परिस्थिति में लागू किये जा सकते हैं, शोर यद्दी वताना 
भी चाहते हैं। हर द्वालत में युद्ध तो कठिन प्रसंग हैँ द्वी। किन्तु 
मह|भारत के युद्ध में केवल युद्ध की ही विकटता नहीं थी। महाभारत 
केवल दो राष्ट्रों की प्रजाशों अ्रथवा राज्यों के बीच का युद्ध न था, वह तो 
एक दी कुठुम्व की दो शाखाओं का-सगों-सर्गों का-युद्ध था । इस युद्ध के 
दोनों पत्तों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने नाजुक थे कि यदि मनुष्य में ज़रा 
भी कोमल भावनाओं का अंश हो तो उसे इसमें पड़ने की इच्छा ही न द्वो। 

ऐसी स्थिति म॑ यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है कि जिनमें 
तीब्र धर्स-भावना हो तथा प्रम एवं आदर-सम्बन्धी गहरी लगन हो, वे 
अपना व्यवहार किम्त प्रकार का रक्खें ? ऐसे समय जीवन-सम्बन्धी सच्चा 
६ष्टि-विन्दु प्राप्त होने पर ही मनुष्य को विभेकयुक्त, धर्मवक्त एवं 
शह्ढला-रहित भाग दिखाई दे सकता है। 

इसलिए, व्यास भगवान ने गीता के आरम्भ सें अत्यन्त विकट प्रसंग 


का निर्माण कर, तीत धर्म-भावना-युक्त तथा अतिशय उच्च पात्नों द्वारा 
जीवन के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं | 


डपोद्घात है 


४ 


यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोटुम्बिक युद्ध का यह निमित्त 
केवल विषय को प्रतिपादित करने के लिए ही खड़ा किया -गया है । 
इस पर से यह नहीं कहा जासकता कि युद्ध के सम्बन्ध में व्यासजी का 
स्वृतन्त्र मत क्या था ! किसी भी प्रसंग पर युद्ध करना उचित है अथवा 
नहीं, एवं युद्ध में दोनेवाली हिंसा उन्हें स्वीकांय्य है या नहीं, ये प्रश्न 
गीता का विष्रय नहीं है । 


'व्यासजी ने अपने काव्य के लिए जिस समाज की कल्पना की है 
वह मर्यादेत विचार रखनेवाला समाज ही था | उस समाज में इस 
हद तक विचारों की प्रगति हुई हो नहीं थी कि थुद्ध करना ही अनुचित 
हें। युद्ध करने से पहले यह यद्ध धम्स है या अस्धर्य १! बस इतना विचार 
करने तक ह्वी इस समाज की प्रगति हुई थी। व्यास ने यह मर्यादा 
रखकर ही अपने काव्य की रचना की है । 


युद्ध के विषय में उनके अपने क्या विचार थे, इसको माँकी 
महाभारत के श्रन्य भागों से होसकती हैं। उदाहरणाथ, इन्होंने अनेक 
प्रकार से यह दिखाया है कि महाभारत के युद्ध से किसी का कल्याण 
नहीं हुआ | आस्तिक के आख्यान में भी इन्होंने नागों की हिंसा के 
दुष्परिणाम तथा उसे रोक देने से हुआ लोक-कल्याण दिखाने का 
प्रयक्ष किया है | अपने मुख्य नायक श्रीकृष्ण से इन्होंने शत्र छोड़ने का 
सझुल्प कराया है। विजय के मिलने पर युधिष्ठिर को इन्होंने प्रसन्न 
नहीं होने दिया, वल्कि उलदे ' रुलायो है। अजुन के धनुर्विद्या-सम्बन्धी 
अहड्ार को मिथ्या सिद्ध किया है। इन सव पर से अंगर हम चाह तो 
युद्ध के सम्बन्ध में इनका मत जान सकते हैं । किन्तु यह ग्रस्तुतं विषय 
नहीं है। ः 


१० सीता-मन्थन 


यहाँ तो युद्द का निश्रय हो चुका है शोर उसमें से बच मिकलना 
सम्भव नहीं, यह मानकर ही यद्द रचना की गई है। किसी मी असर 
पर युद्ध कला उचित समझा जा सकता दे या नहीं, इस प्रश्न का इसमें 
स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं किया गय है | 


७ 


श्रव हम गीता के घ्रारम्म के पहले की कतिपय बटनाश्ं का 
विचार कर ले | 

पाएडव श्रौर कौखों के पारत्परिक कलह का घरू तौर पर सलाह- 
मशवबरे से निपठारा करने के सब प्रयक्ष निप्फल द्वो चुके थे। पर्भराज 
को यह युद्ध ज़रा भी पसनन्‍्दर गद्दों था। बुद्ध को रोकने के लिए एक 
हृद तक श्रपने स्वामिमान को भी ताक में रसने के लिए वह्द तैयार द्वोगये 
ये | किसी भी तरद से दीनों कुदमों के बीच नुलद द्ोजाय भौर 
आनेवाली मयड्ूर द्विंसा किसी प्रकार रुक जाय, यद्वी उनकी श्भिलापा 
थी। यदि किसी प्रकार युद्ध दक सकता हो, तो अपने साथ हुए छल-फपट 
को, द्रोपदी के श्रपमान को, भीम श्रोर अर्जुन के रोप को तथा द्रीपदी के 
तानों को भी--सबको वह क्षमा-दत्ति से सह लेने के लिए तैयार थे । 
और इसलिए अपनी तरफ़ से एक श्रन्तिम प्रयत्न की दृष्टि से वह श्रीकृष्ण 
को भी सन्विन्चर्चा के लिए भेज चुके थे। 

श्रीकृष्ण का दोनों पत्तों पर प्रभाव था। सभी इन्हें पच्चपात-रहित, 
त्यायपरायण तथा बुद्धिमान मानते थे | जिम्न समय श्रीक्षप्णु सन्धि-चर्चा 
के लिए गये, उन्हें सन्धि की यहुत थआाशा नहीं थौ। किन्तु इन्हें भी 
धरराज का दृष्टिकोण पसन्द था | इक भी युद्ध में कुछ श्रेय नहीं दिखाई 
देता था । द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसका इन्हें दुःख तो था हो । 
वह यह भी समझ सकते थे कि द्रौपदी और भीम का रोप स्वाभाविक है | 


डपोद्घात ११ 


यह भी वह जानते थे कि भीम ओर द्रौपदी चाहते द्वी नहीं कि सुलह दो, 
इन दोनों की तो इच्छा यही थी कि श्रीकृष्ण यही संवाद लेकर वापस 
लोटें कि . सन्धि असम्भव है। किन्तु श्रीकृष्ण को युधिष्टिर की धार्मिक 
प्रद्नत्ति के प्रति आदर था। उन्हें प्रतीत होता था कि युधिष्टिर की दृष्टि 
अधिक उदार और लोक-कल्याण-कारिणी थी | यदि किसी प्रकार मेल हो 
जाता तो भीम शोर द्रौपदी को तो सान्त्वना दी जा सकने की आशा 
थी, किन्तु यदि युद्ध करना द्वी पड़ा तो उससे जो श्रनर्थ होते वें किसी 
भी तरह सुधर नहीं सकते थे | इसलिए वह चाहते कि सुलह का कोई 
उपाय वाकी न छोड़ा जाय, और इसी कारण वह सन्धि-चर्चा के 
लिये.गये भी । 
हस्तिनापुर जाकर श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र, मीप्म पितामद्द तथा द्रोणाचार्य 
सबको धर्स तथा न्याय का मार्ग समझाया | स्वयं दुर्योधन को भी 
समझाने का प्रयत्न किया | भ्रीकृष्ण द्वारा पेश की गई पाण्डवों की साँग 
को अनुचित ठददराने के लिए कोई तैयार न था। स्वयं दुर्योधन भी 
न्याय का आश्रय नहीं ले सकता था। किन्तु उसे न्याय और घर्म का 
आश्रय लेना भी तो मंजूर नहीं था | वह तो मानता था कि पाएडबों का 
उत्थान ही कौरवों का पतन है, इसलिए, या तो पाएडव द्वी न रहें अथवा 
खुद वही न रहे । इसलिए, दुर्योधन को सममाने में किस्रीकी सफलता 
नहीं मिली । घृतराष्ट्र, भीष्म तथा द्वोण की सहानुभूति पाएडवों की ओर 
थी । किन्तु ये लोग मिन्न-मिन्न कारणों से दुर्योधन की इच्छा का विरोध 
नहीं कर सकते थे , इसलिए, इन सबके उत्तरों का सार यही कह्दा जा 
सकता है कि श्री कृष्ण, तुम कहते हो चह सब है तो, किन्तु तुम 
थह सब दुर्योधन को समस्ाथो ।थदि वह स्वीकार करले तो हमें कोई 
श्पत्ति नहीं, उलदे दम प्रसन्न ही होंगे। अगर वह स्वीकार नहीं करेगा, 
तो हमारे लिए, यह असम्भव है कि दस उसकी इच्छा का उलझन करे ।! 


१२ गोता-मन्धन 


इस्त प्रकार श्रीकृष्ण का दूतत्य निःफल गया। सुधिप्टिर को भी 
यद्द प्रतीत हुआ कि अब युद्ध के सिवा अन्य कोई मार्ग दी नहीं है। 
इससे युधिप्टिर पश्रमवा श्रीकृष्ण को सम्तोष नहीं हुआ था; छिनु भीम 
तथा द्रोपदी को इससे श्रत्यभिक उत्साह पैदा हुआ। वे तो युद्ध के लिए 
द्वी तरस रहे थे | उन्हें सुलह पसन्द्र न थी । 

युधिष्ठिर के नाम से सब मिन्न-राषट्रों को रगा-निमन्त्रण भेजे गये। 
सुधिप्ठिर के पक्ष के सब राजा श्रपनी-श्रपनी सनायें लेकर उनकी सहायता 
के लिए थ्रा पहुँचे । सात अ्श्नीटिणों सेना सुभिष्तिर की और से लड़ने 
के ज्िए तैयार दोगई। 

दूसरी श्रोर कौरवों ने मी तैयारी की। दुर्योधन क्धिक साथन- 
सम्पन्न था श्लोर पाएटवों के बनयास के समय उसमे 'झपना बल बढ़ाने 
का खूब प्रथत किया था । इसलिए उम्रके पत्न में स्याए अग्रोदिगी 
सेना इकट्ठी ऐगई | 

दोनों की छाब्रनिये कुमतों त्र में पटी | युद्ध घारम्म करने में शत छुछ 
भी बाकी नहीं था | युद्ध करना उचित होगा या झनुबित, श्र यह 
प्रश्न ही नहीं रहा था | इन सब प्रश्नों की छान-चीन हो चुकी थी, शोर 
श्रत्र तो सिवा काबरता के युद्ध ठालने का कोई भी उपाय शेष नहीं रह गया 
था | धमराज की दृष्टि से कई तो, यह युद्ध उन पर श्रापड़ा था भौर शव 
तो श्राई हुई परिस्थिति का सासना ही करना उनके लिए रद्द गया था| 

युद्ध भीर सुलद्द के लिए इस प्रकार जो बातचीत चल रही थी, 
उसमें अर्जुन का क्या छिल्‍्सा था, और उसका कौनसा स्थान था, इसका 
भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसमें 
अज्जुन का धर्म निश्चित करने में यह बात एक सास महत्व रखती है । 

अजजुन पाँचों पाणडयों में बिचला था। यह युभिप्ठिर जितना शान्त 


उपोद्घात १३ 


न॑ था, ने भीम के समान गरम । वह इतना युद्ध-प्रिय था कि उत्साह 
के साथ युद्ध में' भाग ले सकता था और साथ ही युधिष्ठिर की आज्ञा- 
पालन करने के लिए आत्म-संयम भी कर सकता था। यों तो भीम भी 
युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करता था, किन्तु इस आज्ञा-पालन में उसे 
सदैव सन्तोष नहीं होता था। अर्जुन विचार द्वारा सप्ताधान कर लेता 
था; किन्तु उसकी भी प्रवृत्ति में तो युद्ध ही था। सुलह सम्बन्धी बात- 
चीत में उसने धर्मराज जितनी शान्तिप्रियता नहीं प्रकट की थी । हृदय 
की गहराई में तो उसकी सहानुभूति भीम और द्रौपदी की ओर ही थी। 
द्रौपदी का अपमान उसे कुछ कम नहीं -अखर रहा था। किस भीम 
उस दुःख को कड़वी भाषा में प्रकट करता था, जबकि अजुन उसे नम्नतता- 
पूर्वक प्रकट करता था | वस, इतना ही अन्तर था । युद्ध का निश्चय होने 
पर अजुन को किसी प्रकार दा दुःख नहीं हुआ । 

वह धनुर्विद्या में कुशल था। दोनों ही पक्ष जानते थे कि युद्ध के 
जय-पराजय का आधार अर्जुन पर ही है। अज्जुन न होता तो कौरबों 
को कुछ भय ही न था, और एक अर्जुन के होने पर कोरवों की ग्यारहों 
अक्तोहिणी सेना खतरे में ही समस्की जाती थी। यह भी कहने में कोई 
हज नहीं कि पाण्डवों ने लड़ाई की जोखिस अधिकांश में अजुन की शक्ति 
पर ही उठाई थी | 

खुद अज्लुन को भी - अपनी शक्ति का पूरानपूरा भान था | इन बारह 
वर्षों में उसने बहुत परिश्रम के साथ युद्ध के लिये कितने ही प्रकार के 
खास शज्तरा्र प्राप्त किये ये | वह जानता था कि धर्मराज, भीम, द्रौपदी 
और स्वयं श्रीकृष्ण भी उसपर विजय की आशा रखते हैं; और इसके 
लिए. उसे अमिमान भी था। वह धर्सराज का वड़ा आदर और पूजा 
करता था, किन्ठु धर्मराज की अपेक्षा भी उसे अपने गाण्डीव से अधिक 
ममता थी।. । ह 


१ गीता-मन्थन 


किन्तु अर्जुन केवल योद्धा द्वी नहीं था। उसमें अनेक प्रकार की 
ऊँची मावनाएँ भी थीं। वह संस्कारवान्‌ एवं धर्मपरायण था। इसलिए 
श्रीकृष्ण का प्रिय मित्र था, द्रोण का प्रिंय शिष्य था, और भीष्म को भी 
बह प्यारा लगता था | चह तो जिसके सम्पर्क में झाता, उसीका प्रम-पात्र 
बन जाता था । 


जिस प्रकार वह सबको प्रिय था, उसी तरह वह खुद भी सबसे 
प्रेम-भाव रखता था। द्रोण के प्रति उसकी गुरुमक्ति इतनी उत्कठ थी 
कि जिस समय धृष्््म्न ने द्रोण का सिर काठ डाला, उस समय धृश्टयुस्ष 
के अपने पक्ष का और द्रोपदी का सगा भाई होने पर भी वह उसे मारने 
को तैयार होगया। पृज्य जनों के प्रति भक्ति और मित्रों के प्रति प्रेम 
उसके स्वभाव में सहज और उत्कट थे | उप्तका जीवन शुष्क विचार युक्त 
अथवा भावना-रहित न था । 

यह तो हुई गीता का अर्थ समभने के लिए भूमिका | अब हम गीता 
का अध्ययन आरम्म करेंगे | किन्तु इस अध्ययन में टीका की तरह प्रत्येक 
छोक अथवा फ्र्येक शब्द पर मैं विवेचन नहीं करना चाहता। मैं तो 
इन छोकों का कुछ विस्तार करना चाहता हूँ, और छोकरूपी ढाँचे को 
सजाने की भी इच्छा रखता हूँ | यह करते हुए अनेक #होकों का एक- 
साथ मन्थन भी हो जायगा | 

कई लोग कहते हैं कवि गीता के केवल ७०० छोक हैं। सम्पूर्ण 
गीता का पाठ करने में दो घण्टे से अधिक नहीं लगते। इसलिए युद्ध- 
भूमि पर, दो घण्टे में, श्रीकृष्णदेव ने अजुन को यह उपदेश दिया 
होगा। किन्तु यह झुियाल गलत है। एक घण्टे के व्याख्यान को यदि 
कोई अक्तरशः उतार ले, तो भी उसके पढ़ने में एक घण्टा नहीं लगता । 
फिर, यह्द कोई व्याख्यान भी तो नहीं है | जैसा कि पहले, कद्दा जा चुका 


उपोद्घात श्प्र 


है, वास्तव में ऐसा सम्भाषण हुआ भी होगा या नहीं, यह प्रश्न ही 
अप्रस्तुत है | यहाँ तो यही मानना उचित है' कि कवि को इ्स रूप में यह 
चर्चा करनी मंजूर है । 8 की 2 
किन्तु यह विषय इतना गहन है कि रचयितां ने ७०० जछोकों में 
भत्ते ही इसका प्रतिपादन दिया हो, लेकिन सम्मव है उसे इसपर ७०० 
ही घण्टे नहीं वरन्‌ कदाचित ७० वर्ष तक एकाग्र चिन्तन और परिश्रम 
करना पड़ा हो। और अगर गशुरु-शिष्य के बीच इस प्रकार की तत्व-चर्चा 
चले, तो ७० घर्टे में तो वह पूरी हो ही नहीं सकती | 
इसलिए. मैं यहाँ इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा, जिससे वह अच्छी 
-तरह सम में आ जाय | 





प्रथम अध्याय . 


अजुन का दुःख 


गीता का आरम्भ किस प्रकार होता है ? जैसा कि पहले बता दिया 
गया है, अब यह सवाल द्वी नहीं रहा है कि युद्ध 
श्लोक-संख्या करना चाहिए. श्रय॑वा नहीं, वह उचित है या अनुचित 
श्से११ युद्ध का निश्चय तो हो चुका है; इतना ही नहीं, 
वरन्‌ कुरुक्षेत्र की ती्थ-भूमि में दोनों पत्तों की 
सेनायें सुसजित हो व्यूह वाँधकर खड़ी होगई हैं, ओर सेनापति 
की ओर से युद्ध का आरम्म करने का संकेत मर मिलने की देर है | 
इस तैयारी का वर्णन कवि ने धृतराष्ट्र तथा संजय और दुर्योधन 
तथा द्रोण के सम्माषणों छवारा इस तरह से किया है :-- 
धृतराष्ट्र संजय से पूछता 'है--कुरुक्षेत्र.की पुण्य-भूमि में दुर्योधन 
आदि मेरे पुत्र तथा पाएडर्व एकत्र हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ । 
उनके लड़ाई के निश्चय को भी में जानता हूँ. | अब मुझसे यह कहो 
कि वहाँ क्‍या क्‍या हुआ ! ॥8॥ 
घृतराष्ट्र के इस प्रश्न के उत्तर में सज्ञय ने कहा;-युद्ध आरम्भ 
हो उस से पहले पाणडवों की सेना को व्यूहवद्ध खड़ी देख कर दुर्योधन 
द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहने लगा | ॥रा। 


अजुन का दुःख १७ 


दुर्योधन ने कहा--मुझुदेव पाएडवों की इस सेना को देखिए । 
द्रुपदराजा के पुत्र धृष्टचुम्न ने इसको व्यूहबद्ध किया है | धृष्टयुम्न तो 
आपका ही शिष्य है, इसलिए वह केस चुद्धिमान है, यह तो आप जानते 
ही हैं। कई वर्ष हुए, आपने ट्रुपद राजा को पराजित किया था | तबसे 
चह आपसे बेर का बदला लेने के लिए उत्सुक दोरहा है | द्रुपद ने 
एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था, जो आपका वध कर 
सके ओर उसके फलस्वरूप इसे घृष्टचरुम्न तथा द्रौपदी पाप्त हुए थे | 
द्रौपदी का अजुन के साथ विवाह कर उसे उसने अपना लिया, और 
धृश्युम्न तो यही मानता है कि उसका जन्म ही आपका वध करने 
के लिए हुआ है| 

“थाचार्यदेव, यह ठीक है कि यद्द युद्ध मेरे और .पाएडवों . के बीच 
कह्दा जाता है.। फिर भी सच पूछ तो यह कहः सकते. हैं .कि हम तो 
केवल. निमित्तमात हैं | वास्तव में यह युद्ध तो आपके और धृष्टयुम्न 
के बीच है | हमारा सारा दारोमदार तो आपपर है। दोनों दी पक्त के 
अग्रगए्य योद्धाओ्ों के आप ही गुरु हैं। अतः आपसे बढ़कर और कोन 
हो सकता. है ! जिस. तरह हमारा-सब. दारोमदार आप पर है,.उसी तरह 
पाएंडव ट्रुपद के वल पर जूभते हैं। इनकी पीठ पर यदि पाग्चाल राजा 
नद्वोते तो ये पाँच पाणडव अकेले ही क्‍या कर सकते थे ? इसलिए 
थाप तो यही मानएि कि यह युद्ध आपका है और इसे पार लगाने का 
उत्तरदायित्व भी आप ही के ऊपर है !? 

दुर्योधन ने फिर कहा-'द्िश्युमप्न के अलावा दूसरे भी बहुतसे 
महान्‌ योद्धा पारडवों के पक्त में हैं । देखिए, यह है उनकी सूची, इसपर 
से'आप उन्हें जान लें । ॥४-६॥ 

'शवब हमारी ओर के महावीरों की गिनती कराता हूँ । आप तो हैं 


श्र गीता मन्थन 


ही | भीष्म पितामह हैं अर्जुन का प्रतिद्वंदी कर्ण भी हमारा ही है| इसके 
सिवा कृपाचार्य हैं और आपके चिरंजीवी अश्वत्यामा तथा श्रन्य अनेक 
शूरवीर योद्धा हमारे पक्त में दूँ हमारी सेना युद्ध में कुशल है, राजमक्त 
है, ओर सब साधेन-सामग्री से सम्पन्न हैं । ॥७- पा 

हमारी ओर के प्रथम सेनापति के स्थान पर मैंने भीष्म पिततामद को 
चुना है, जब कि विरुद्ध दल में भीम नियुक्त हुआ हैं । दोनों थ्रोर की 
सेनाश्रों की तुलना में हमारा बल मुक्के अपरिमित प्रतीत होता है, जबकि 
दूसरी ओर पाणइवों का परिमित है| &8 ॥१०॥ इस सम्बन्ध में तो मुझे 
किसी तरद् की शंका ही नहीं कि घिजय तो हमारी ही है किन्तु एक 
बात मेरे मन में वरावर अशान्ति उत्पन्न कर रही है। वह यह कि सब 
लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह की सहानुभूति पाएडवों की ओर है। 
चह पाशडवों का अपने बेटों की तरह प्यार करते हैँ | इतना ही नहीं चल्कि 
वे तो उन्हीं का भला भी चाइते हैं, ओर फेवल नमकहलाली की भावना 
से द्वी हमारी ओर से लड़ रहे हैं | इसलिए मेरे मन में यह शक हो रहा 
है कि वह मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे | दूसरी ओर मुझे यद्द निश्चय है 
कि जबतक भीष्म जीवित है, पाए्डवों की रत्तीमर भी नहीं चलेगी | 
अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, कि आप भीष्म पितामह की सब तरह से 
रक्षा करें श्शा 


# बहुतसे टीका कारों ने इस श्लोक का थर्थ इस प्रकार किया 
है, कि कौरवों का चल अपर्याप्त अर्थात्‌ अपूर्ण है और पाणढवों का 
पर्याप्ष भर्थात्‌ पूर्ण है । किन्तु अ्पर्याप्त अरथोत--अपार अमर्यादित, तथा 
पयाध्न धर्थात्‌ सीमावाला--मर्यादित भी होता है। ज़ोकमान्य तिज्षक 
ने इसी प्रकार अर्थ किया है और मुझे वह अधिक सही प्रतीत होता है। 
महाभारत में यद्द श्लोक दो-तीन जगह जाता है और वहाँ इसका झर्थ 
इसी तरह किया जाना चाहिए यह स्पष्ट मालूम होता है | 


अजेन का दुःख १६ 


प्तामह भीष्म जान गये कि दुर्योधन के दिल में उन के प्रति 
कुछ अविश्वास-सा है । अ्रतः इस वात क्रा दुर्योधन्त को निश्चय कराने 
के लिए उनकी सहानुभृत्ति भत्रे ही पाएडवों की ओर 
रलोक १२ से १६ हो, किन्तु नमकहलाली में एवं कतंव्य-पांलन में वह 
कभी चूकने चासे नहीं हँ। उन्होंने ज्ञोर से गर्जना- 
पूर्वक युद्धझनाद किया | । १२ 
श्रव दो दोनों दलों म॑ं रणु वाद्य बजने लग गये | दोनों और से 
पृथ्वी तथा श्राकाश को गुँजा देनेवाला भयहर वाद्य-रव हुआ | ॥१३॥ 
प्रत्यक्ष चीर ने अपना-अपना शकह्बु बजाकर अपना -युद्धोत््ताह 
प्रकट करते हुए अपनी सना में रणमद का संचार किया । इनमें श्री- 
कृष्ण तथा अजुन भी थे | अ्रजुन के शद्भुनाद ने प्रतिपक्तियों के हृदय 
की थर्स दिया। ॥१४- १६॥ 


श्रभीतक अजुंन के व्यवह्दार से यद्द बात प्रकट नहीं होती थी 
कि युद्ध में कुछ दोष हैं, अयवा युद्ध के लिए उसके 
श्लोक २० से २८-मन में कुछ उत्साह नहीं ह । सम्मव है कदाचित्‌ 
उसके हृदय में कुछ तूफान उठ रहा हो; किन्तु उस 

तृफान ने श्रभी कोई स्पष्ट रूप धारण नहीं किया था। 
शद्भु बजाने के बाद अजुन ने सोचा- 'चलो, ज़रा यह तो देखेँ कि 
मुझे कैसे आदमियों के साथ लड़ना है; दुष्ट दुर्योधन को विजयी बनाने 
के लिए थ्ाये हुए वीरों का मुँह तो देखूँ |! इस विचार से उसने अपने 
सारथी बने हुए, श्रीकृष्ण से अ्रपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा 
करने की प्रार्थना की | ॥२०--२१॥ 
श्रीकृष्ण ने नुसन्‍्त ही रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म तथा 
ग्रेण के झामने लेजाकर लड़ा कर दिया। ॥ २४-२४ ॥ 


२० गीता-मन्थन 


श्रजुन ने दोनों पत्चों करी सना को अच्छी तरद् देखा, और ज्यों-म्यों 
चह् देखता गया त्यों त्यों इस युद्ध की भयंकरता उसे प्रत्यच्ा होती गई । 
उसने देखा कि यह कोई सामान्य विदेशी राज्य के साथ का युद्ध गहीं है; 
यह तो सगे-प्म्बन्धियों का कोठुम्बिक युद्ध है । दोनों दलों में जडाँ देखिये 
तहाँ सगे-सम्बन्धियों के सिवा शोर कोई हुई नहीं । इस युद्ध का अर्थ है 
गुरुजनों, आचार्यों, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, शवमुर, सम्बन्धी, मित्रों तथा 
स्नेहियों को निधृण हत्या और संपूर्ण विनाश ! 
यह नहीं कि युद्ध-अमिति में बैठ कर विचार करते समय श्र्जुन को 
यह खयाल नहीं आया था; किन्तु जब तक उसने इस समृह को एकन्र 
हुआ अपनी नजर से न देखा, तबतक उपे इस ब्रिनाश क! संपूर्ण 
साक्षात्कार नहीं हुआ था | 
अर्जुन ऐसा भावना-शत्य, पराक्रम-लोमी ग्रथवा लड़ नहीं तो 
लड़नेवाला दे” ऐसा लड़ाका व्यक्ति भी नहीं था। अ्रत: यह दृप्य देख- 
कर उसकी भावुकता एकाएक जाग उठी | युद्ध की बात से उसका सन 
पीछे हट गया और बह दीन होगया ॥ २६-२८ ॥ . 
दुःख से दीन अर्जुन श्रीकृष्ण से कहने लगा -“हे कृष्ण ! मुझे 
न मालूम क्‍या हुआ जा रहा है; मुझसे खड़ा 
रलोक २६ से २५ नहीं रहा जाता। मफे चकर-से श्राते मालूम 
दोते हैं ।” ॥२६-३०॥ 

' अह कई कर बह तो बैठ गया और रोने-जेसा होगया। श्रीकृष्ण 
इसका कार समभ तो गये; किन्तु उसे उत्साहित करने फे लिए कहने 
अ 
कैसे होगया शत्रु को देखकर इस तरह के अप हर ३0 

रु है पू डर जायगा 'तो केसे होगा ? 


शजन का ठुःख २९ 


वह देख-- विजय, राज्य ओर सुख सब तुझे वरने के लिए तैयार 
खड़े हैं। यह निश्चय रख कि एक घड़ी भर में इस यद्ध को समाप्त कर 
शत्रुओं का संहार करके, तू निष्कए्टक राज्य करनेवाला है |”? 


' इसके उत्तर में अज्ुन ने कहा--“विजय |! मुझे तो विजय के 
कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, जनादन | उलटे पराजय के सब 
लक्षण दिखाई देते हैं, हाँ, यदि केवल विरुद्ध पक्ष के नाश को ही 
आप विजय कहते हों तो बात दूसरी है; क्योंकि सौभाग्यवश मुझे 
आपकी सद्यायता मिलगई है ओर इसलिए इसमें ज्ञत भी सन्देद्द नहीं 
क्ि में भ्रतिपन्षी का संहार कर सकूँगा | किन्तु कृष्ण ! क्या यह विजय 
पशजग्र से भी बदतर नद्दीं होगी ? यहाँ इस विरुद्ध पक्त का अर्थ क्या 
है? इसे विरुद्ध पत्ष का नाश कहें श्रथवा स्वजनों का संहार कहें ? 
क्या श्रपने कृपालु गुरु द्रोणु को मारकर अथवा अपने पूज्य दादा भीष्म 
को मारकर विजय की खुशियाँ मनाऊं! और ये सामने खड़े हुए. क्‍या 

पूसरे हैं) इनमें से किसे मारऋर विजयानरूर मनाऊहुँ?! यदि 
दुर्योधन के पुत्र को मारकर आनन्द मारझूँ तो फिर मेरे अभिमन्यु को 
मारकर, श्रथवा वह मर जाय तो, सुझे क्‍यों आनन्द नहीं भनाना 
चीहिए ?१ अरे, ये भीष्म अथवा द्रोण मुकपर तलवार से घाव करते आयें 
तो इसे में फूल की माला की तरह गर्दन पर मेल लूँगा। उन्हें प्रसन्न 
करने के लिए में तो सारे जरेल्ोक्य के राज्य को भी ठोकर.मार. सकता 
हूँ; फिर इस आधे कुरदेश की कया विसात-2 “उसके - लिए .इतने सरे- 
सम्बन्धियों का नाश में कैसे कहूँ और कराजँगा १” ॥| ३१-३२५॥ 
अर्जुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे---तो फिर कौरवों के 
शन्याय का क्या हो ! उन्होंने जो इतंनां विश्वासवात 
श्लोक ३६ से ४७ ओर अपमान किया, क्या वह योंदी गया ९९ 


श्र गीता-मन्थन 


अजुन ने कहा -“सचमुच | लोम के वशीमूत होजाने. के 
कारण कौरवों की मति बिगड़ गई है। उन्हें सार-असार कुछ नहं 
सूकृता । राज्य श्र सुख ही उन्हें सर्वत्ष प्रतीत होता है। इसीलिए 
यह मयहर कुत-नाश उन्हें नहीं खट्कता। किन्तु बदुनाथ कौरव 
अधम करें इसलिए क्या हमें मो आततायी बनकर शस्त्र 
लेकर अपर्म करना चाहिए ! ज्ञानव्रान पुदुयों ने कुल क्षय करने 
का पाप क्ितना भयड्भर बताया है ? अरे, इस कुल-क्षय का तो अर्थ 
केवल कुरवंश का ही नाश नहीं है; यह तो समस्त क्षत्रिय जाति का 
और उसके द्वारा सारे झार्यावर्त का नाश होने जारहा है मैंतो 
अपनी आँखों के सामने प्रत्वज्ञ देख सकता हूं कि यदि इस भवज्भर 
युद्ध को हम नहीं रोकेंगे, तो इससे तो सनातनथर्म, कुल-बर्म तथा 
जाति-बर्म सबका उच्छेंद करने के हम पाप-भागी द्वोंगे । 
इससे जनता का जो अधःपात होगा, उससे वह हज़ारों वर तक 
सॉमल नहीं सकेगी । 

“अहा ! केशव, अच्छा हुआ कि देर से ही सही किन्तु मेरी 
आँख आज खुल तो गई। ओद ! दो दिन के राज्य-वेभव के लिए 
हम कैसा भयंकर अपर्स करने के लिए तेयार होगये ! घिक्कार है इस 
राज्य-लोम को और पिक्ार है ऐसे मिथ्या शौर्य को ! जनाद्दन ! 
कऋनियपने का मेरा सारा अमिमान आज चूर-चूर दोगया है। मैं कह 
देना चाहता हूं कि मुझे अपना धर्स अ्व दीपक के प्रकाश की तरह 
स्पष्ट दिखाई देता है बस, में अब युद्ध नहीं करूँगा | लो,बह मैं निःशब्त्र 
हो कर बैठता हूं-भले ही कौरव आकर मेरा वध कर जायें |” ||३६-४६॥ 

इस प्रकार कहकर अर्जुन उद्देगयुक्त हृदय से धनुष-शण छोड़- 
कर रथ की ब्रेठक पर बैठ गया | || ४७ ॥ 


हितीय अध्याय 


ज्ञन तथा योग के सिद्धान्त 


श्रीकृष्ण अजुन की यह दीन दशा देखकर तथा उसके शब्द सुनकर 
स्तम्मित होगये। ऐसा कसमय का हुंदय-दबल्य 
श्लोक २.से ३ उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने कह्ा-- भाई 
| वाह ! तू खूब धर्म का विचार करना सीखा है | 
क्या मके यही समझाने के लिए नू दौड़ा-दोड़ा द्वारिका आया था 
ओर उस दिन प्रातःकाल के समय मेरे पलंग के सामने वठा रहा 
था ! तू जो यह कहता था, कि तुम मेरे पक्त में रहो, फिर मले ही 
सारे यादव कौंरों के साथ चले जाये, क्या वह इसीलिए था कि यहाँ 
आकर मैं तेरी इस कायरता को ठीक तरह से देख सकूँ ? इस प्रकार की 
आयो को शोभा न देनेवाली प्रसग के प्रतिकूल प्रतित्रा तथा कीत्ति 
का नाश करनेवाली, कुंसमय की कायरता तुझमें कहाँसे आगई £ 
यदि तुझ जेसा पुरुष मृत्यु का दर्शन कर स्तब्ध होजाय तो फिर यही 
कहना पड़ेगा कि अब आर्यावते मे क्षात्रवृत्ति टिक न सकेगी। 

“चल, अत्र होश सम्मालकर कार्य में लग और इस दुर्बलता 

को छोड़ दे । यह बात ऐसी नहीं जो अजु न को शोभा दे ।? |२-शा| 
श्रीकृष्ण की इस ताड़ना का अज्ु न पर कुछ भी असंर न हुआ | 
उसने कहा-“ऋृष्ण | तुम <ह क्‍या कहते हो, गेरी 
श्लोक ७' से ६ सम में नहीं आ रहा है । तुम तो तत््वज्ञान, धर्म 
तथा नीति के जाननेवाले हो | युद्ध के द्वेश हो । यद्द 
युद्ध तुम्हें जुरा भी पसन्द नहीं है और इसलिए तुमने इसमें शस्त्र ग्रहण 


२ गीता-मन्थन 


न करने की प्रतिज्ञा की है। में उस समय निद्रा में-मोह सें--था | 
तुम्हारा श्रनुसरण करने की योग्यता मु्स न थी। मुके धर्म का ज्ञान 
नहीं हुआ था | देर से-अन्तिम पड़ी पर मै जगा हूँ । मर ही जावें पर 
मारे नहीं; यह विचार ही श्रेष् है यह बात में आज जान सका हूँ । ऐसी 
दशा भें तुस किस प्रकार मुझे इसी विचार में हृढ़ करने के बदले इसमे 
विचलित करना चाहते हो ? 

'जनादन, जिनके चरण धोकर पीता था श्रोर अ्रय भी पी सकता 
हूँ, उन भीषा और द्रोण को बाणों से वेधने येः लिए में किस तरह हड़ा 
होऊँ ९ आह, ऐसे गुुज्नों का बब करने से इन्कार करने के कारण 
भीख माँगकर भी जीवित रहना अच्छा | किन्तु इनके रक्त से रक्षित 
ब्रिलोकी के राज्य को मी लात मार देना उचित है | ॥४--५॥ 

“फिर इस सम्बन्ध में भी अ्रभी तो शट्ढा ही है कि इस युद्ध में 
हम विजयी हों तो अच्छा होगा या पराजित हों तो वह अच्छा होगा; 
क्योंकि कौरवों को मारकर जीवित रहने की इच्छा करना दूर्में 
शोभा नहीं देता |? ॥६॥ 

५शुजुन के यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण जरा हँसे और कहने लगे- 
ऐसी बात है ? तो तेरा यही निमश्वव है १” 

अजुन ने कह्य --'हाँ, इस क्षण तो मुझे प्रतीत होता है कि 

यह मेरा निश्चय ही है. क्योंक्रि- यह मुझे! घंस 
श्लोक ७ से ६ के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है।” 

श्रीकृष्ण ने पूछा 'देख और सोच ले। तुझे अपने विचारों में 
कहीं दोष तो नहीं दिखाई देता | अगर तू अपना धर्म समझकर युद्ध 
से बिरत होगया और फ़िर शेष रहे दूसरे योद्धा युद्ध आरम्भ करें, 
तो क्या तू उसे शान्तिपूर्वक देख सकेगा ! तेरी सहायता के अभाव 


ज्ञान तथा योग के सिद्धाल्त श्ृ 


में पंसु बने हुए धर्मराज कौ कहीं पराजय होजाय, तो क्या तू उसे 
शान्ति से सहन कर लेभा  कोरबों की सभा में द्रौपदी का अपमान 
हुआ उस समय तू पराधीन था इसलिए तुके वह अपमान पी जाना 
पड़ा था। यदि कौरव पाएड्वों को पराजित कर फिर द्रौपदी का 
अपमान करें शोर तू अकेला युद्ध में से हट जाने के कारण स्वतंत्र रह 
जाय, तो क्या उस समाचार को तू शाग्त चित्त से सुन सकेगा ? और 
अपनी इस नित्रत्ति को कायम रख सकेगा ! फिर एक अ्रन्तिम प्रश्न 
पूछ लेता हूँ । मान लो कि तेरा यह निश्चय जानकर कि तू युद्ध नहों 
करेगा, प्रतिपत्षी तेरी हो उड्ाव और तेरे गाएडीव की निन्‍दा करे, 
तो क्या उसके सहने की ठुकूमें शक्ति है? मेरे प्यारे मित्र, धर्म- 
- निर्णय की में ठुके एक कप्तौटी बताता हूँ ? धर्म के मार्ग में अवश्य दी 
शारीरिक अथवा आर्थिक क आते हैं, किन्तु वह मार्ग चित्त की प्रसन्नता 
में से सूकता है थौर उस प्रसन्नता को बढ़ाता है। तू कहता है कि 
तूने अपने धर्म को पहचान लिया है, तो में तुझसे पूछता हूँ कि क्या 
ठुमके वह सन्न चित्त से सूका है ? ओर, उसका आचरण तेरे चित्त की 
प्रसन्नता भौर शान्ति को बढ़ावेगा अथवा घटावेगा ?”' 
. श्रीकृष्ण की प्रश्नावलि से अजुंन घबरा गया और कहने लगा-- 
“मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं भारी दुःख मरा 
हुआ है। यदि धर्म का मार्ग प्रसन्‍न-चित्त द्वारा ही खोजा जा सक्रता 
हो, अगर यह भी सत्य हो कि अपना धर्म पहचानने के बाद सनुष्य को 
ज़रूर ही प्रसन्‍नता का लाभ होता है, तब तो अवश्य ही मैं इस कसौटी 
पर खंरा नहीं उत्तरता । 

“फिर मैं यह मी-तो विश्वास नहीं दिला सकता कि तुमने जिस- 
: जिस परिस्थिति का उल्शेख किया उसमें में शान्ति जरूर धारण कर 
सकूँगा, लड़ने की इच्छां नहीं कहूँगा, अथवा मेरे मन में बैर तथा 


श्हू गीता-सन्थत् 


कौध की आग धधक नहीं उठेगी। मेरे इस प्यारे गाएडीव का अपमान 
तो मैं प्रत्यक्ष आर्य धमंराज को भी नहीं करने दूँगा, फिर इन कौरवों 
से तो मेगा केवल एक कौटुम्विक रिश्ता-मात्र है। इनसे प्रेम करने का 
दावा तो में नहीं कर रहा हूँ । इन्हें में किस तरह क्षमा कर सकूँगा | 


“तो भी, अ्रपवी विचार-सरणी में मुके कद्दीं भी दोष नहीं दिखाई 
देता । क्योंकि मेरे लिये तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भ्रोर से खेद 
ओर शोक ही शोक है। क्योंकि भीष्म और द्रोणर्साइत कौरवों को 
मारकर सारे त्रिभुवन का राज्य भी मुझे मिल जाय तो सुझे उससे 
शान्ति नसीब नहीं हो सकती | ऐसी दशा मं यद्द कसते कह्दा जा सकता 
है कि इन्हें मारकर भी मैने केवल धर्म का ही ग्राचरण किया है ? 


अजुन ने फिर कहा--वासुदेव आपकी दलीलों पर मुझे जो 
शद्ाये होती हैं इन्हें सुनकर श्राप उसका निराकरण करें। यदुनाथ, 
यह तो हम श्रक्सर देखते ही हैँ कि सनुष्य को सत्य-धर्म दिखाई देने 
पर भी पहले के विरोधी संस्कारों के कारण उसके लिए उस धर्म 
का पालन करना कठिन हो जाता है । क्या हम यद्द नहीं देखते कि नये 
सूफ हुए सत्य पर जब हस श्रमल करना शुरू करते हूँ त्तो उस समय पुराने 
संश्कार जाग उठते हैँ श्र हमारी शान्ति और प्रसन्नता को हर लेते 
हैं ! फर्ज कीजिए कि किप्ती पक्रो शरात्री को यह सूकझता है कि शराब 
पीना बुरा है ओर इसलिए उसके छोड़ने का निश्चय करता है। 
किन्तु प्रति दिन शराब पीने का समय आने पर लोभ उसके सामनें 
आकर खड़ा होजाता है। यदि वह पीता है तो सूझे हुए धर्म का 
भंग होता है, और उसे खेद द्वोता है यदि नहीं पीता है तो पीने के 
लालच को रोकने के लिए. उसे अपना बल खर्च करना पड़ता है । इस- 
में भी उसके मन की प्रसन्नता तो नहीं टिक पाती | इस प्रकार हम 


ज्ञान तथा थोग के सिद्धान्त "२७ 


देखते हैं कि धर्माचरण का पयत्न करते हुए प्रसन्नता नहीं होती । इस- 
लिए. अब बताइए कि यहाँ पर यह कैसे कहा जा सकता है कि धर्स 
का निश्रय करने में दोष हुआ है ? 


“मुझे इस विषय में तो ज़रा भी शंका नहीं है कि अपने वंश 
की इस प्रकार घोर हिंसा करमा सर्वथा श्रधम है। इसलिए 
ऐसे समय तो यही धर्म समा जायगा कि आदमी ऐसे बंश- 
वनाशक युद्ध से अपने आपको हटा लेते हैं। इसमें यह संकट अवश्य है 
कि इस धर्म का पालन करते समय पूर्व-संस्कार शान्ति को हर लेते हैं। 
किन्तु, तव यह सवाल उठता है कि मनुष्य को अपना चित्त धर्म के 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए या अपने धर्स का निश्चय इस 
प्रकार करना चाहिए, कि चह हमारे पू्व-संस्कारों के अनुकूल, हों ? है 


“बस, मुझेतो प्रतीत होता है कि हमारे बीच यद्दी सवसे अधिक महत्व- 
पूर्ण प्रश्न है। मेरी समझ सें नहीं आता कि इस प्रश्न को केसे इल करें । 
प्यारे वासुदेव , धमाधम का निर्णय करने में, समस्त शआर्यावत्त में, आज 
आपके जसा कोई विद्वान नहीं है। महर्षि व्यास भीष्मपितामह, ज्ञानी 
चचा चिदुर तथा आय धुमेराज तक तृत््त-निणुय सें आप द्वी के निणय 
को .अत्तिम मानते हैं । मैं झापका वालमित्र हूं, किन्तु आज में शिष्य- 
भावस्से झापकी शरण में आता हूँ। कृपा कर मेरे मन की इस उलकन 
'को दूर करो तथा जो सत्य-धर्स हो ' उसीका मुझे बोध कराओ। जवतक 
आप मेरे मन का संमाधान नहीं कर देंगे, तबतक में लड़नेवासा 


नहीं हूँ।” ॥७-व 


श्द गीता-सन्‍्थन 


“मेरा समाधान नहीं करोगे तबतक में लड़नेवाला नहीं हूँ” यह 
कहकर अर्जुन तो खिन्न बदन द्वो बैठ गया। एक क्षण 
श्लोक ६ से १३ तक श्रीकृष्ण अजुन को कोवृहलपूर्यक देखते रहे। 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों की-सी मालूम होने वाली किन्तु भूल- 
भरी इन दलीलों को सुनकर उन्हे ज़रा हँसी आगई। किन्तु इन दलीलों 
की तह में अजु न की निष्ठा भर सत्य-धर्म के प्रति उसकी जिज्ञासा को 
देखकर उन्हें उसके प्रति अत्यन्त प्रेम तथा दया उत्पन्न हुई। अपने 
प्रिय मित्र को अपना सबंस्व *ने के लिए श्रीकृष्ण तो तड़प द्वी रहे थे । 
श्रीकृष्ण तथा अज्जु न की मेत्री की जड़ में कोई ऐहिक स्त्रार्थ नहीं था। 
अत्यन्त तप, चिन्तन तथा पुरुपार्थबूवंक श्रीकृष्ण ने खुद कुछ जीवन 
के सिद्धान्त खोज निकाले थे और वे इस वात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अजु न जैसे सव प्रकार से योग्य मित्र के मन में उन्हें समझने और तदनुकूल 
आचरण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। चह क्षण आज उपस्थित हो 
गया था । उस यात्री की कैसी दशा द्वोती है जो रास्ता नहीं जानता ओर 
ऐसी जगह आकर रुक जाता है जहाँ ते दो रास्ते फूटते हैं। उप्तकी हुविधा 
तबतक नहीं दूर होती जवतक कोई जानकार आदमी आकर उसे टीक 
रास्ता नहीं दिखा देता | वह तबतक बराबर शंकाशील बना दी रहता है और 
आगे नहीं बढ़ सकता ठीक वैसी ही स्थिति अजुन के सन की थाज 
हो रही थी | धर्माधर्म के स्पट सिद्धान्त समझ में आने पर ही वह बढ़ 
सकता था | इसलिए. अकट से कुंछ विनोद करते हुए. किन्तु भीतर से 
हृदय मे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने अजुन को अपने सिद्धान्त 
सममाना आरम्भ किया । विनोदभरी आँखों से वह अजुन की ओर यों 
देखने लगे मानों उसका मज़ाक उड़ा रहे हों, और बोले :--- 
“ बाह | अर्जुन, तुम्हें धन्य है! धर्मशात्र समझने के लिए तूने ठीक 
स्थान और समय ढूँढा । पर मुझे तो मालूम होता है तूने फिर भी जल्दी 


ज्ञान तथा योग के सिद्धन्त श््‌ 


की | थरे भाई, युद्ध का आरम्म तो हो जाने देता । तब कहा होता कि 
अब तत्त्व-चर्चा करो, नहीं तो यह लो मैं चला ।” तो कुछ फब्रता भी तो । 
और फिर दलीलें भी कैसी पणिडत्य-यूण और ज्ञानित्रों जैसी हैं | में तो 
तुझसे हमेशा से कहता थाया हूं कि भाई, तू 5द|रा सैनिक, परिडितों जैसी 
तात्विक चर्चा करना तेरा काम नहीं | किन्तु तुके तो है अपनी बुद्धि का 
बड्चा भारी अमिम्तान । तू तो अपने दिल में समझता है कि में जिस तरह 
धनुर्विज्ञ और बीर हूँ उसी तरद कुशल न्याय-शाज्न्री मी हूँ इसलिए उसमें 
भी मुझे इखल देना ही चाहिए । किन्तु भाई, जानता है न कि जो दूसरों 
का धन्‍्या काने जाता है वह अपना धन्वा तो विगाइता ही है, पर चूँकि 
दूभरे का धन्धा बनता नहीं इसलिए उसे भी बिगाइता दे । 

/अजु न, अज्ञानी मनुष्य अपनी मर्यादा को जानते है और इसलिए 
तत्व की छानबीन में नहीं पइते । ज्ञानी पुरुष संक्रेत मात्र में तत्व समझ 
जाते हैं, किन्तु अर्दज्ञानी परिद्र्तों को सरल बातों को कठिन बनाकर 
समझने की आदत द्ोती है | जहाँ कोई कठिनाई नहीं होती वहाँ ये 
कठिनाई खड्टी कर लेते हे और थोड़े शत्दों में तो समझते द्वी नहीं 
शोक न करने योग्य बातों का शोक करते दे, और परिहताई की भाया में 
बातचीत कर अपनी विचार-शाक्ति को उलमा देते हैँ । ॥१०॥ 

#क्लिन्तु तुके अब तत्त्वज्ञान के ही समाधान की थआावश्येकता है. तो 
उठ, सावधान हो अपनी बुद्धि को सूच्म करके श्रोर जबतक तेरी 
शक्ला्ों का निवारण द्वोकर नू शटड्जा रहित नहीं बन जाता तत्रतक बंराबर 
प्रश्न कर-कर के विधय को छान डाल में सब दृष्टियों से तेरा समाधान- 
कर, तेरी बुद्धि से ही तेरा निगुंय कराऊँगा ? 

' श्री कृष्ण ने आगे कद्दा - “दिख अजु न | सुन ' तेरे हृदय में उत्पन्न 
तत्तिक उलझन का ई तीन तरह से उत्तर देना चाहता हूँ -एक क्रेतल 


३० - गीता-मन्थन 


तत्त्ज्ञानियों की दृष्टि से, दूसरे, सर्वसाधारण लोगों की विचार-सरणी के 
अनुकूल व्यावहारिक पुरुषों की दृष्टि से और तीसरे तत््वतान तथा व्यव- 
हार का जहाँ मेल द्वोता है ऐसे धर्मशात्र अथवा जिसे मैंने कर्मग्रोग 
नाम दिया है उसकी दृष्टि से । 


#इनसें पहले तत्त्वज्ञान का निर्णय सुन। पार्थ, तूने तत्व-ज्ञानियों 
की-सी कई दलील की हैं | किन्तु तेरी सारी दलीलें अज्ञानयुक्त हैं। तेरी 
सब दलीलों का आधार जीवन और मृत्यु के वीच के अन्तर तथा सगे 
और पराये की मेंद-मावना-पूर्ण दृष्टि पर है | यही तो तेरा श्रज्ञान 
दिखाई देता है | तत्वज्ञानी पुरष जीवन और मृत्यु में कभी भेद नहीं 
देखते | जीना सुख है और मरना दुःख, यह दृष्टि तो अज्ञानी की है। . 
समुद्र में किसी कारण लहरें अ्रथवा बुलबुले उठते हैं और शान्त हो 
जाते हैं, उससे जिस प्रकार समुद्र के समुद्रपने में कुछ अन्तर नहीं 
पड़ता और जिस प्रकार कोई समझदार आदमी यह नहीं कहता कि लहर 
अथवा चुलबुलों का उठना अच्छा और शान्त हो जाना बुरा है, वैसी 
ही दृष्टि तत््वज्ञानियों की इस संसार के विषय में है। ॥ ११ ॥ 

“पार्थ, तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं, तू ये सब राजा और 


सैनिक, इनकी वर्तमानकाल में तो हस्ती है ओर जब हम सब. मर जायँगे 
तब हमारा अस्तित्व मिंट जायगा | इसी विचार-सरणी में से यह भी 
निश्चित होता है कि जन्म के पहले हम सबका कोई अस्तित्व ही 
नहीं था और इस जन्म से द्वी अस्तित्व में आये हैं | इसी कारण मर 
जाने का मतलब तू समझता है अस्तित्व का मिट जाना। फिर उसके 
साथ ही तेरा यह भी खयाल मालूम द्योता है कि अस्तित्व मिटता है 


इसलिए दुःखी होना चाहिए | इसीलिए तू सगगे-सम्बन्धियों का 
अत्तित्व नहीं मिटाना चाहता | 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ३१ 


#औन्‍्तेय, तत्वज्ञान का ऐसा निर्शंय नहीं है । ज्ञानियों ने यह 
निश्चय किया है कि विविध प्रकार के आकारवाले इस जगत्‌ तथा इसमें 
दिखाई देनेवाले सब्र देहपारी प्राणियों तथा पदार्थों में दो धर्म 
दिखाई देते हैं । एक तो ऐसा धर्म है जो बदलता, पेदा होता, बढ़ता 
घटता है भौर अन्त में न होता प्रतीत होता है | यद्द भ्रस्थिर धर्म है। 
और दसरा इस अत्थिर धर्म की तह में इसका आधार-रूप स्थिर धर्म है। 
अर्जुन, द्वारिका में समुद्र के किनारे बैठकर हम ने कई वार देखा है कि 
समुद्र में अनेक लहरें ओर बुलबुले उठ थाते हैं। वे बड़े होते हैं, छोटे 
होते हैं । कभी-कभी कई इकट्टो होकर उनका एक बड़ा बुलबुला वन 
जाता है, अथवा अनेक टुकड़ों भें वह बैंट जाता है। ये लहरें, ये 
बलबुले. ये फेन तथा सूर्य की किरणों के कारण इनपर दिखाई देने- 
चाले विविध रंग हमने आनन्दयूर्वक कई वार देखे हैं । पाथ, ऐसा 
कोई बड़ा बुलचुला अगर फूट जाय अथवा कोई लहर अनेक छोटी-छोटी 
लहरों में विभक्त दो जाय, तो हमें उसपर कभी शोक नहीं होता। इनकी 
उत्पत्ति तथा बिनाश दोनों कौवृूहलव दक एवं आनन्ददायक द्वी लगते 
है, क्योंकि इन सब्रको हम पानी के श्रत्थिर तथा किसी निमित्त से 
उतन्न हुए. भात्रों के रूप में द्वी अहण करते हैं । हम जानते है कि 
इन आकारों के पेंदा होने न होते अथवा उत्पन्न होकर नाश द्वोजाने से 
समुद्र के भमुद्रपन में कोई अन्तर नहीं पड़ता |” 

समुद्र के'उदादरण की आत्मा के साथ तुलना करते हुए श्रीकृष्ण 
ने फिर कद्ा--“ भाई अजुन, लद्धरों और बुलबुलों की तुलना में जिश् 
प्रकार समुद्र अधिक ल्थिर तथा सदूवस्तु है, उसी प्रकार इस जगत 
तथा भृत्त प्राणियों की अपेच्ता यह चेतन्य रूप आत्माही ल्थिर तथा 
सदवस्तु दै। वही समझ लेना कि चेतन्य का एक मद्दान्‌ और ग्रपार सागर 
सत्र भरा हुआ है। जहाँ कुछ दे ऐसा नज्ञर आता हैं, वहाँ भी यह 


३२ गीता-मन्थन 


मूल तत्व चैतन्य मौजूद है, और जहाँ कुछ नहीं है ऐसा प्रतीत द्वोता 
है वहाँ मी यह है ही। इस अपार चेतन्य सागर में ब्रद्माएडों के थे 
असंख्य गोले बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं थे सत्र भूत प्राणी भी 
इसीमें उत्पन्न होनेवाली अनेक लहरें, तरंगे, छोटे-मोटे बुदबुदें तथा 
रंग-बिरंगें फेन-से हैं| यह चेतन्य-रूप सागर सदेव गरजता रहता है। 
एक क्षण भी उसकी क्रिया बन्द नहीं रहती । इसलिए इसमे उत्पन्न 
होने वाले इन विविध आकारों में प्रतिच्ण फेरफार द्योता ही रहता है। 
कितने ही आकार फूटते है, दूटते हैं, दूसरों के साथ मिल जाते हैं, बड़ों 
से छोटे भौर छोरों से बड़े बनते हैं । जिस प्रकार हम समुद्र की लहरों 
को आनन्द तथा कौतूहल से देखते थे, उसी प्रकार तख्ज्ञानी भी इस 
ससार के प्रतिक्षण होते रहनेवालें इस उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रो 
आनन्द तथा कौतूहलपूर्ऋ देखते हैं | इसमें शोक ऋरने जैसी छोई बाद 
उन्हें नहीं दिखाई देती | 
“कौन्तेय ! ज्ञानो पुदय हमारे शरीर, मन तथा इच्द्रियों थादि के 
भावों में भी इस अकार चैतन्य का सतत चलता रहनेवाला प्रवाह द्दी 
देखते हैं | जबतक मनुष्य के शरीर में बाल्य, युवा तथा बृद्धावस्था 
आती है, तबतक वह यह समझता रहता है कि अभी तक बह एक ह्दी 
जीवन चालू है, किन्तु मत्यु नाम की किया होते ही वह डर जाता है 
और यह समझता है कि अब जीवन समात्त होगया | किन्तु। मित्र, 
यह अधूरी समभ है। बुद्धिमान पुरुष तो जानते हैँ कि इसमें भी जोचन 
की ही क्रिया चल रही है | जिस प्रकार एक बुलवुले के छोटे से बढ़ा 
होकर फूट जाने पर पानी का नाश नहीं द्वोता, बल्कि इस छुलडुने के 
काम में आया हुआ पानी दूसरे हो क्षण दूसरा आकार धारण करने के 
लिए स्वतन्त्र हो जाता है, उसी प्रकार देह-रूपी एक आकार के नाश 
होने पर उसके काम में आया हुआ चेतन्य का अंश अन्य आका 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ३३ 


-निर्माण करने के लिए स्वततन्त्र होजाता है। इसलिए मरण नाम की 
“क्रिया से बुद्धिमान पुरुष को भोह नहीं होता । ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण की यह दलील सुनकर अज्ञुन वोला - केशव, तुम्हारा 
यह कथन कि जीवन और मरण के बीच का भद 
श्लोक १४-२५ अज्ञान से भरा हुआ हे, में समझा। किन्तु, तब 
जोवन में मुख-दु:ख क्रिस लिए है समुद्र के छुल- 
घुलों ओर लहरों की तरह यदि हम सुख-दुःख के ज्ञान से रहित होते 
अथवा दूर रहकर देखनवाले साक्षी होते, तो मारना यान मारना 
इस तरह का कोई विचार ही उत्पन्न द्वोने का कुछ प्रयोजन नहों था। 
किन्तु जहाँ सुख-दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव है, मृत्यु का प्रत्यक्ष भय है 
वहाँ इस जड़ समुद्र तया चुत्बुले की उपमा से किस प्रकार सन्‍्तोप हो 
सकता है १ ” 
अज्ञुन की इस शझ्ञा का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कद्दा--'अजुन 
सुम ठीक कहदत द्वो । द्वारिका के आस पाम्त गर्जना करने वाले समुद्र 
तथा चेतन्व सागर के बीच जहर श्रन्तर है, यह चेतन्य सागर में 
अनेक भूतप्राणी रूपी लहरें, तरंगे, चुलबुले आदि उठते हैं, थे सत्र 
चेतनावान होते दें घोर इस लिए प्रतिक्षण जो हवेर फेर होता रहता है, 
उसका उस उस स्थान पर मान भी उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार के 
दैर फेर का द्वी हम इन्द्रियों के विषय, अथवा सुख दुःख श्रादि दूंढ्वों के 
नाम से पहिचानते हैं। ऐसे. अनेकों देर फेर के प्रति विविध कारणों से 
प्राशियों में राग अथवा रुचि एवं दूसरी ओर कितनों ही के प्रति द्वेष 
अथवा अरुचि उत्पन्न हो जाती है । “इस लिए आाणी कुछ हेर फेरों 
को सुख कद्दते हैं, ओर कितनों ही को दुःख। किन्तु अजुन, हैर फेर 
श्रयवा परिवर्चन सुख देने वाले हों अथवा दुःख देने बाले। किन्तु 
सच तो यह ह कि कोई परिवर्तन अधिक समय तक नहीं टिकता । -सभी 


३७ गीता-मन्थन 


श्राते हैं और जाते हैं । क्षण भर के लिए. प्राणी सममता है कि चह 
अत्यन्त सुखी है अथवा अत्यन्त दुःखी है | किन्तु दूसरे ही क्षण उसका 
सुख-हुःख केवल इतिहास अथवा स्मृति का विग्रय वन जाता है। एक 
क्षण में “हे” के बदले ' था” बन जाता है | जो अनुभव जैसा श्रतीत 
हुआ था, वह केवल एक स्वप्न सा बन जाता हैं। इस लिए समुद्र की 
लहरों के तथा प्राणियों के जीवन के परिवर्तनों में ज्ञान अथवा मान 
का भेद भले ही प्रतीत हो, फिर भी तत्वत्त: दोनों का मूल्य एक साही 
है | इसी लिए ज्ञानी पुरुष इस क्षए मात्र ठिकने वाले सुख-दुशःख को 
व्यर्थ का महत्व नहीं देते, बल्कि धर्य्य पूर्वक सहलेते है । 

“ओर अजुन, देखो ता, वह तल्ल॒ज्ञान-नामक जो वल्तु है न, उसका 
फल, उसके लिए आवश्यक योग्यता अथवा व्यावहारिक रूप में उसको 
समभने के लिए. उसका सार, जो कुछ चाहे कहलो वह यद्दी हे कि 
आदमी यह शक्ति और वृत्ति प्राप्त करले कि संसार के सुख-दुःखों से वह 
व्याकुल ने हो, उन्हें शान्ति से सहले उस के लिए आशा निराशाश्रों 
के कर में पड़ कर दौड़ धूप न करे, या हांथ पैर न पटके अथवा अपने 
ऊपर इनका नशा न करने दे । जो ऐसी शक्ति प्रांत कर लेता है, समझ 
लेना चाहिए कि वह तंत्वज्ञान का सार समझे गया है, व्रद्मी मुक्त 
होता हैं ।? ॥ १४-१५ ॥ 

श्रीकृष्ण आगे कहते हैं-- 
श्लोक १६-१७ “अंजुन, सब्र वातों का सार रूप मुझे तुमे जो कुछ 
््ि कहंनी है, जुदी-जुदी त्तरह' से तेरी शंझ्आाओं का 
समाधान करते हुए अन्त में जिस वेस्तु पर' भार० रखना है; उस सब 
'का आशय' यहीं है कि किसी भी उपाय से हर्ष-शोक, सुख-दःख से 
परे दोजा | फिर तू चाहे तो' सूच्म तत्वज्ञान से यह स्थिति, प्राप्त कर 
चाहे ईश्वर की भक्ति से चित्त को इतना -'बलवान' बना, चाहे धर्मांचरण 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ३५ 


को भावना से यह शक्ति प्राप्त कर, अथवा चाहे तो साल्विकगुणों के 
उत्कर्ष द्वारा दर्ध-शोक से परे हो | जिस त्तरह वन पड़े विचार करके 
इन्द्द से अलग दो, तो तू सब प्राप्त कर लेगा। जबतक ऐसी स्थिति 
नहीं होजाती, तबतक यही समझना कि कुछ भी द्ासिल नहीं किया। 
किस्तु, अभी तो में तुके तल्ज्ञान की ही दृष्टि से अच्छी तरह 
समझना चाहता हूँ । 


"प्रिय भारत, जैसा कि मैं कद चुका हूँ. ज्ञानियों ने यह निर्णय 
किया है, क्रि प्रतिक्षण परिवनशील इस संसार के मूल में जो आधार- 
रूप वस्तु है, वह सदा चैतन्य-हूप श्रात्मा है। यह आत्मा ही सदैव 
एकरूप रहता है. और कभी था-कभी न था ऐसा नहीं होता । इंस- 
लिए ज्ञानी यह कद्दते हैँ कि यह श्रात्मा ही सत्‌ है| और तो यह सब 
संसार है, यह कहने में द्वी उसका निषेध हो जाता है। इसलिए, वे 
संसार को असतू-न होने के समान-बताते हैं। 

* अर्जुन, यह सत्‌-स्वरूप शआत्माही इस जगत्‌ के मूल में और 
सर्वत्र श्रोतप्रोत एक सनातन वस्तु है। अविनाशी है। यह इसे किसी ने 
बनाया नहीं है और इसके सिवाय दूसरी कोई बस्त नहीं जो इसका 
नाश कर सके [” ॥ १६-१७ ॥ 

अज़ुन जगदगुरु भीकृष्ण का इस प्रकार तत्त्व-निरूपण एकचित्त 

स सुन रह्म था। केवल चतन्ब-रूप आत्मा के ही 

छोक ८८. श्रस्तित्व का यद्द प्रतिपादन जैसा पहले न कमी 
जाना, न सुना, न समझा, उसे सर्वथा नवीन तथा 

आएचर्यजनक प्रतीत हुआ । क्षण मर के लिए वह उक्त निरूपण का 
अथ समभने में मग्न होगया। उस ने अनुभव किया कि आज कुछ नया 
ही ज्ञान मिलता है, और उसे अधिक समझ लेने के लिए वह बोला-- 


३६ गीता-मन्धन 


धद्रय मित्र श्रीकृष्ण, एकऋव्ार फिर नुम्र धुक्के बह विप्रत्त सम- 
माओ | एक चण तो मुक्के ऐसा प्रतीत होता है कि में समझ गया, 
और दन्तरे ही क्षण ऐसा मालूम द्वोता हे कि मानों तुम यह कुछ 
विचित्र ही बातें कहते हो। छिनु तुम्हारी इन बातों के सुनने में मेरी 
अत्यन्त रुचि होती है । ऐसो सन्दर तत्व-क्या छोइकर इस नरक में 


अर्जुन के ऐसे वाक्य सनकर ओकृश्ण क्षशमर के लिए मोन 
रहें ओर कुछ विचारकर वोले-- 

अअजुन, में तुझे आत्मा-अनात्मा के भेद तो अवश्य ही समकाऊँगा | 
रि तुके चेना देना चाहता हूं कि तुमे कर्तव्य-श्र्ट करके 


भी नहों समझ्काऊँगा । आज तो तेरा कत्ततज्वय यही है कि इस 
मे 


इस प्रकार चेतावर्नी देते हुए श्रीकृषप्ण ने आगे कट्दा -- 

“अजुन, छन ! मेने पहले समुद्र और लहरों की उपमा द्वारा ठुके 
>] दा सम्बन्ध 2 ५55 5 
चैतन्य और जगत्‌ का सम्बन्ध सम्रकाया | किन्तु यदि वह कठिन प्रतीत 


दोता हो, तो अधिक सरल रीति से केवल आत्मा तथा शरीर का सम्बन्ध 
सपम्रक ले । 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ३७ 


5 बह समझे कि छाछ में जिस प्रकार मक्खन अथवा तिलों 
में जिस प्रकार तेल समाया रहता है उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा 
व्याप्त है| जिस प्रकार हमारे ग्याल मक्खन निकाल लेने के बाद शेष 
बची हुई छाछ का कुछ मूल्य नहीं समझते श्र श्रन्त में कुत्तों तक 
को पिला देते हैँ, अथवा जिस प्रकार तेल निकाल लेने के बाद बचे हुए 
बोदर--खल--को तेली अन्त में जला भी देता है, उसी प्रकार आात्मा- 
रहित शरीर जला देने श्रथवा गाड़ने योग्य रह जाता हैं। भरे, जितनी 
छा श्रथवा खल की उपयोगिता है, थात्मा-रद्धित इस देद्द की उत्तनी 
भी उपयोगिता नहीं है । 


“अजुन, ऐसे इस शरीर तथा श्रात्मा का सम्बन्ध श्रत्यन्त विलक्तण 
है | जो धर्म थ्रात्मा में है वह शरीर में नहीं, भोर जो शरीर में है वह 
आत्मा में नहीं | आत्मा के आधार पर हृ2-पुष्ठ बने हुए तथा चलने- 
फिरने की शक्ति से युक्त यह शरीर, आत्मा के निकलते ही, मिद्ठी के 
हेले जैसा निश्चेड वन जाता है शोर थोड़ी द्वी देर में सड़कर दुर्गन्धित 
होजाता है | इसे काटा जासकता है, जलाया जासकता है, दफनाया 
अर्थात्‌ गाड़ा जासकता है, मिगोया जासकता हैं और सुखाया जासकता 
है। किन्तु आत्मा का घर्स इससे सर्वथा विपरीत है। अ्रनित्य, दिखाई 
देसकने वाले तथा नाशवान शरीर में स्थित यह आत्त्मा नित्य, अदृश्य 
तथा अ्रविनाशी है ।?॥ (८ ॥ 

श्रीकृष्ण आगे कहते हैं-अज्जुन, तू पूछता है कि में भीष्म और 

द्रोण को किस प्रकार मार ? किन्तु भाई, ये सामने 
श्लोक १६-२४ खड़े हुए जो दो वृद्ध दिखाई देते हैं, इंनम॑ भीष्म 
श्र द्रोण ये सफ़ेद वाल वाले शरीरों का नाम है 
अथवा इनके अन्दर निवास करने वाली इनकी आत्मा का १ यदि ये शरी तेरे 


इट गीता-मन्थन 


पूज्य पुरुष हों, तो इनमें से श्रात्मा के निकल जाने के बाद स्वयं नहीं 
इन्हें स्मशान में लेजाकर जला देने के लिए उतावला द्वो जायगा। और 
थ्रदि इन शरीरस्थ आत्मा को तू, अपना दादा श्रौर गुर समभता हो, तो 
उसका तो नाश होगा ही नहीं। ये जीव तो जिस प्रकार अपनी वासनाश्रों 
के अधीन होकर वर्तमान शरीर धारण किये हुए हैं, उसी प्रकार इन 
शरीरों का नाश होते ही नवीन शरीर धारण कर लेंगे | केवल पुराने 
कपड़े उतारकर नये कपड़े पहन लेने जैसी द्वी यह क्रिया है | जो तेर दादा 
और गुरु हैं, उन्हें तो तूने श्रवतक देखा भी नहीं हैं, और न तेरे बाण 
ही उनको दूर से भी स्पश कर सकेंगे ओर जिन शरीरों की रक्ता करने के 
लिए तेरा यह सारा प्रयास है वे एक दिन किसी-न-किसी तगह नष्ट तो 
होंगे ही । उन्हें मिठाने का कठिन कर्तव्य सिश्पर आ्पड़ा है, केवल इसीलिए 
तुके शोक करना उचित नहीं । तू तो इन शरीरों को भूलकर उस आत्मा 
पर ही दृष्टि रख जो न छेंदा जासकता है, न जलाया जासकता है, न 
भिगोया जा सकता है, न कभी सुखाया जा सकता है । वद्द नित्य, सर्बगत, 
स्थिर, अचल, सनातन तथा मन और इन्द्रियों से श्रगम्य है | कर्तव्य-कर्म 
के आगे इन क्षणभंगुर शरीरों को कुछ महत्त्व देना उचित नहीं। ॥१६२५॥ 
अ्रीकृष्ण ने शात्मा शोर देह के भेद का जो यह निरूपण किया, 

उसे सुनकर अज़ुन फिर सं/च में पड़ गया । वह बोला- 

श्कोक २६-२७ कृष्ण, तुम मके असमच्जस में मत डालो | तुम- 
ने पहले मुझे चतन्य रूप केवल एक आत्म-तत्व 

को ही स्वीकार करने के लिए कहा | अब तुम आत्मा और अनात्मा, 
चेतन ओर जड़, इस प्रकार दो तत्व स्वीकार करने के लिए कहते हो । 
इसमें मैं किसे सच माूँ ? जनादंन, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस 
तत्व की यह चर्चा आप कर रहे हैं और जिस अविनाशी, अनादि, चैतन्य- 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त हे ३६ 


रूप आत्मा की बातें लोग करते हैँ, क्या वे आऑआँखों-देखी साधारण बातें 
हैँ अथवा फेवल मन-गढ़न्त हैं ? शरीर और आत्मा श्लग अलग हैं 
ओऔर नाशवान्‌ शरीर में से अविनाशी श्रात्मा श्रलग होकर निकल 
जाता और दुसरा शरीर धारण कर लेता है, इसका क्या प्रमाण 
है? मुझे तो ऐसा प्रतोन होता है कि श्रत्मा तक्तज्ञानियों की क्रोरी 
कक्मना ही है | वास्तव में यह शरीर और श्ात्मा अलग ह ही नहीं | 
द्रीपदी के स्वयम्बर के समय जिन प्रकार द्रपद राज ने यन्‍्त्रों की 
सद्दायता मे मछली को शआकाश में घूमती-फिरती रक्त्ला था थौर 
यन्‍्त्रों. के झकते हो उसका घूमना-फ्रिरना बन्द होजाता था, उसी 
प्रद्धार पंचमृतों के अश्रदृभुत्त रसायन से यह शरीर-यस्त्र चलत -फिरता 
रहता है ओर उसमें बिगाड़ द्वोतें द्वी यह यंत्र रुक जाता है। इक्षम 
न तो कोई शआत्मा प्रवेश करता है, और न निकलता है |” 


केवल जड़ प्रकृति का हो श्रस्तित्व क्यों नहीं होसकता, ऐसी शंका 
उत्पन्न करनेवाले अर्जुन क' बात सुनकर श्रीकृष्ण मुसकराते हुए बोले-- 


(आई, बात्मा सदवक्षु है श्थवा कल्पना, इसका संशव रहित 
निशयय अधिक सूद्म विचार तथा निरोक्षण सही द्वासकता है। 
किन्तु उसकी चर्चा में उतरने की श्रभी आवश्यकता नहीं है। तेरी दलीलों 
को मानकर ही हम अब विचार करें । मान लो क्रि तेरे कपन के अनुसार 
यह ह्विलता-डुलता शरीर आत्या से भिन्‍न नहीं हैं वरन आत्मा शरीर 
के जन्म के साथ उत्पन्न द्वोनेबाला शोर मुत्यु फे साथ मर जानेवाला 
कोई पदार्थ है। तोमी, महाबाहो, ठ॒ के शोक करना उचित नहीं । कयों- 
कि तेरे कथनानुसार पंचमद्दाभूतों कौ किसी रासायनिक क्रिया से इन 
शुरीरों का निर्माण हुआ है, इन महाभूतों की ही किसी रासायनिक 
क्रिया से इनमें प्रतिच्रण पुराने झरणु च्षीण दवोते हैं और नये -उनका 


भ्र० गीता-मन्थन 


स्थान लेते हैं । इस प्रकार जम्म-मरणु की निरन्तर क्रिया द्वारा शरीर 
बाल्यावस्था से लेकर बृद्धावस्था में से गुजरता हैं और अन्त में. मृत्यु 
को प्राप्त होता है। किन्तु लिपेतू मुर्दा कहता है उसमें भी इन पंच 
महाभूतों का जुदे प्रकार का रसायन और उसकी मिलन प्रकार की 
व्यवस्था होती है--इसके सिवा कुछ नवीन बात नहीं होती। मरे 
हुए शरीर को तू पड़ा रहने दे तो उसमें कीड़े पैदा होजात हैं, वे 
बताते हैं कि इसमें पंच महाभूतों की क्रिया तो जारी है ही। इस 
शरीर को जला दिया जाता है, तो भी यह सूद्मरूप से आकाश में ही 
रहता है। इससे न तो कुछ नवीन आता है न कुछ जाता है| महामभूतों 
का संयोग-वियोग अनिवाये रूप से होता रहता है। उसमे अन्ुन-रूपी 
महाभूतों के एक संत्र का भी हाथ हो तो उसमें शोक करने जसी' 
कौनसी बात है ? ॥ २६--२७॥ 


कृष्ण ने फिर कहां-- 


श्तोक रण. “अजुन, पानी की बूँदों करी हम एंक दो, तीम इस 

प्रकार मिनती कर सकते है, उन्हें हम अलग-अलग 
कर सकते हैं और जव्तक' चह पानी रहता है तबतक यह तालाब का 
पानी है ओर वह नदी का पानी है इस प्रकार मेद कर सक्रते हैं। किन्तु 
पानी की जो दूँद माफ बनकर उड़ जाती है, वह बूँद विश्व में से न 
नहीं दोती, यह जानते हु भी, उसका उम्रके बाद क्या होता है, यह हम 
अच्छी तरद देख अथवा जान नहीं सकते। अर्जुन, पानी की दूँद उड़ 
जाने के बाद जिस प्रकार उसका इतिहास अगम्द बन जाता है, उसी 
प्रकार आकाश में से बूँद वनकर टपकनें से पहले भी वह कहाँ थी और 
किस प्रकार भाफ बनी आदि भी हम कुछ नहीं जानते:। 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त १ 


“बार्थ, मृत मात्र के जीवन की भी यही स्थिति है । अमुझ भनुष्य 
जन्मा और मर गया, उस बीच के उसके जीवन की बातें हम स्पष्ट तौर 
पर जानते हैं। क्रिन्तु उसके जन्म के पहले को शोर मरणु के बाद की 
स्पिति अ्रप्रकट-अ्यक है । इस प्रकार, प्राशीमान्र का एक छोटा-सा 
समय हो हमारे देखने में घाद्ा है। इसके अनादि भूनकाल को तथा 
अनन्त भविष्यकाल को दम नहीं जानते | धनज्ञय, सगे-म्रम्बन्धियों 
के इस अपरिमित काल की हम किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करते, कर 
मी नहीं सकने । तव उनके इस प्रकठ हुए थोड़े-से काल के लिए क्‍या 
बिन्‍ता की जाय १? ॥ रु८ | 


शल्ोक २६-३० “प्रिय पाण्टव, तेरे मन में जो यह 'शड्ढा उत्पन्न 
होनी है कि यह आत्मा सत्य वस्तु है अथवा केवल 
कल्पना मात्र दे, और यह प्रस्यक्ष के समान दिखाई देनेवाली जड़ 
प्रकृति ही सत्य क्यों नहीं है इसमें कुछ आइचर्य नहीं। यह विपय ही 
इतना यूक्ष्म और कठिन है, कि सेकड़ों वर्षों से चड़े-बड़ विचारक्र इसकी 
खोज में दें और इसकी छान बीन में लगे हुए हैं, तो भी इसके श्रन्त 
की नहीं पा सके है | इतना द्वी नहीं संसार के चढ़न्चड़े तलज्ञानी 
भविष्य में मी सकड़ों वर्षो तक इसकी चर्चा करते ओर जुद़े-जुदे मत 
स्थापित करते रहेंगे। इन सबमें एक ही बात समान रहती है, और .वह 
यह कि यह बिपय तत्वजों को सदेव थआाश्यग्रेयुक रखता है.ओऔर उनके. 
वित्त को वेचेन किये हुए, है, इतने पर भी कोई इसका श्रन्त पाने में 
समर्थ नहीं होता । मदद इसे 'नेति नेति' कद्द कर दी चुप . दोजाते हैं 
और यह मन और वाणी से परे है, ऐसा निगुंय करते हैं। .॥ २६. 


प्र गीता-मन्थन 


“फिर मी तुझे मेरा निश्चित सिद्धान्त जानना हो तो में कहता हूं 
कि सब शरीरों का आधार-रूप आत्मा नित्य है और अवष्य है, और 
इसलिएं किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित प्रतीत नहीं 
द्ीता ! ॥ ३० ॥ 

श्रीकृष्ण ने फिर कह्ा--' प्रिय कौन्तेय, तत्वज्ञान की दृष्टि से न 

तो कोई मग्ता है, न कोई मारता है। मैंने मारा 
श्लीक ३१ से ३७ अथवा मैं मारा गया, ऐसा समभने वाले दोनों श्रज्ञानी 

हैं| यह आत्मा न कभी जन्मा है, न कभी मरने- 
वाला है। मैंने तुमसे कद्दा दै कि अनादिकाल यह एक दी 
अविकारी स्वरुप में विद्यमान हैं। इसलिए, ऐसे तत्वज्ञानी पर सरल 
अथवा कठिन जो कर्तव्य आ पड़ता है, उसे वद्द निःशंक चित्त एवं दृढ़ 
मन से करता है और उसके परिणाम क विपय में कुछ शोक नहीं करता। 

“किन्तु ,तत््वज्ञान की यह दृष्टि तुके विचार और आचार में परिणत 
करनी बहुत कठिन प्रतीत होती हो, तो तू केवल साधारण किन्तु श्रद्धालु 
लोगों की दृष्टि से इसका विचार कर देख | इस दृष्टि से भी तके यह 
प्रतीत हुए बिना न रहेगा, कि युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है | के त्‌ 
यहाँ खड़े लाखों सैनिकों से उनका मत पूछेगा, तो वे तुकसे एकस्वर 
से यही कहेंगे कि मनुष्य जिस स्थिति में जन्मा हो अथवा आ पढ़ा द्वो, 
उस परिस्थिति के अनुरूप कतंव्य-पालन करते हुए मरने के सिवा उसके 
लिए कोई दूसरा धर्म दी नहीं है। वे कहेंगे कि क्षत्रिय के लिए धस" 
युद्ध में लड़ने से बढ़कर कोई कतंव्य नहीं, और इससे बड़ा कोई 
जीवन का लाभ नहीं हैं।यह तो ऐसा प्रसंग है मानों देवताशों ने 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ३ 


क्षत्रिय को स्वर्ग में प्रवेश करने फे लिए स्वयं ही द्वार खोल दिये हैं। 
रण-भूमि में शस्त्र से घायल होकर मरने से बढ़कर ज्त्रिय के लिए, 
और कोई उत्कृष्ट मृत्यु नहीं। यदि व्‌ ऐसे धर्मयुद्ध से पीछे हट जायगा 
तो अठारह थक्षौहिणी सेना में से एक भी सैनिक तेरे काम को उचित 
नहीं बतायगा । वे तुझे ध्मश्रष्ट, कायर तथा नरक का अधिकारी समझेंगे। 
तेरे शत्र तेरे बहादुरी के पिछले सब कामों पर कारिख पोत देंगे शोर तुमे 
निन्‍्द्रा तथा अपकीति ही रात द्वोगी | प्रिव अर्जुन, तेरे लिए इस से 
बदू कर दु.ख शोर क्या हो सकता है? एसी श्रपकीर्ति ।॒त्त कर के 
जीवित रहने की अपेन्ता तरा मर जाना क्रम दुःख की बात होगी । अजुन, 
लौकिक दृष्टि तो यही मानती है कि क्षत्रिय के लिए दो ही भमार्न हैं-- 
था तो युद्ध में मर कर स्वर्ग जाना, या विजयी होकर प्रथ्ची का मोग 
करना | इस प्रकार यदि तू इन लाखों लोगों की राय लेगा, तोये 
तुके इृढ “निश्चय से लड़ने का ही भार्ग बनावेंगे |” ॥३१-३७॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा च्शित साधारण लोगों के दृष्टि विन्दु का अज्जुन पर 
बहुत असर न हुआ। उसने कहा -- 
अजु न हारा वामुदेव, साधारण अज्ञानी गर्व पामर लोगों 
जनता की की विचार-सरणी आप क्‍या सोचकर मेरे सामने 
निन्‍्दा पेश कर रहे हे! यदुपति, भूख, निद्रा, भय तथा 
कास केवल इन चार विषयों को ही समकनेवाला 
साधारण जन-समूह क्‍या कोई मनुप्य-जाति है! मैं तो इन्हें फेवल 
पशु अथवा बन्दर के समान ही समभता हूँ। मिस प्रकार मस्त किया 
हुआ हाथी, गे डा, मैंसा अथवा मेंढा मूढ़ द्ोकर लड़ने आता है, किन्तु 
उसमें उसका अपना क्या द्वितादहिित है यह समकक नहीं सकता, उसी 


प्र गीता-मन्धन 


प्रकर यह थठारद श्रत्नौदिगोसेना हमारे उत्तेजनात्मक भाषणों से तथा 
स्वर्ग के लोभ से थ्रयत्रा दमारे बत्ताये बढ़े-बड़े इनामों के लालच से 
याज्िक ब्राह्मण के पौछे जाने कल्ते मेंढे की तरह अपने नाश के लिए ही 
हमारे पीछे आती हैं. धर्म-अवर्स की जैप्ती कल्पना हमने इन के दिमाग़ में 
बैठा रक़खी है उसी प्रकार वे उम्र पकड़े बैठे हैं और तदवकुत थाचरण 
के हैं। इनके द्वारा होनेवाली कीर्ति अथवा निन्‍्दा दोनों का ही में 
एकसप्रान मूल्य करता हूँ | साधारण जनता की प्रशंसा मे अपने कू य 
की सत्यता अथवा ओवित्य निश्चित करनेवाले और उम्त के तिशस्कार 
से अ्रपनेंक्री अ्रस॒त्यध्र्मो माननेवाले पुरुष करो मूर्ख ही समझना 
चाहिए | क्षपाकर उम्रके दृष्टि-विन्दू से मुझे अपना श्रम निश्चित करने 
की प्रेरणा ने करें [7 
स्वेसाथारण जनता के सम्बन्ध में भ्रनुन के मन में ऐसी हुच्छ 
बुद्धि है, यह जानकर श्रीक्षण्ण को आश्चर्य और दु:ख 
श्रीकृष्ण की हुआ | गोप-वालियों के प्रेभामृत से पञ्े हुए भरीडृष्ण 
अशुन को गन में सोचने लगे-- थ्रोहों अर्जुन को श्रपनी 
फटकार वुद्धि पर इतना गये है, यह तो मेरे ध्यान में हो नहीं 
.... आया था। श्रानन्चान के इस प्रसंग पर अजु न को 
ऐसा मोद उत्पलन हुआ है श्रव मुझे: इसका आराइचये प्रतीत नहीं 
होता। ऐसा भ्रहंकारयुक्त चित स्पष्ट धर्म समझ ही नहीं सकता और 
ज्यो-स्यों वह बुद्धि का प्रयोग करने का प्रथल करता है, 'त्पों+ 
त्यों बह अधिक्रापरिक उलमता ही जाता है। यह अजुन यह सममता 
मालूम द्वोता है कि बुद्धि का श्र दी तर्क-शक्ति है| वह यह नहीं 
जानता कि अकेली बुद्धि तो बासना अथवा आवेश की दासी है | 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ४५ 


किसी वासना का आधार लेकर बुद्धि तर्क चत्ाती है। खुद इस वासना 
का भाव 'ही उचित हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय करने के लिए 
दूसरे ही प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता रहती है। इसलिए भावना 
की शुद्धि तथा नम्नतापृ्यक सत्य-शोधन की वृत्ति बिना चाहे जैसा 
पद्डित हो तो भी वह घ॒र्स का मार्ग जान नहों सकता। इसलिए 
पहले मुझे अजु न के इस गव का खण्डन करना चाहिए ।” 


श्रोकृष्ण तो पतित, पामर, श्रद्धाद़्ु तथा भोले-भाज्ञि स्त्री-पुरुषों 

करेह्ी हिंतेपो थे | उनके प्रेम का ध्रण होते हो, ज्ञानी होते हुए भी, 
: वे भाववश हो जाते थे | ऐसी दशा में अजुन द्वारा की गई सर्व- 
साधारण जनता कीइस निन्‍्दा कोवे सह न सके। अजु न उनका 
प्रिय सूखा था और आज शिष्प-भाव से शरण में आया हुआ था, 
फ़िर भी उनकी वाणी में कुछ भाव-विशेषता और रोज प्रकट हुए 


बिना न रहा। उन्होंने कहा-- 


#ध्वजा अथवा पताका पर बानर का चिहन्ृ रखनेवाले और 
बनन्‍्दर के' समान ही घुंटनों तक लम्बे हाथ द्वोने का गव रखनेवाले 
मेरे प्रिय धनुशररं अजु न ! अपने जान-माल की परवा न कर केवल 
स्वामीमक्ति की ही भावना के वर्ीयृत होकर ओाये हुए भले भोज 
और बहादुर सैनिकों केःआत्म-समरपंण का मूल्य तूने खूब आँका है। 
यही तेरी मलमनसाइत है ? तेरी तो मानों यह धारणा मालूम होती.है कि 
ये लाखों सैनिक्र.जिन के पास न सम्पत्ति... और नअविकार, केवल पशु ही 
हैं| इनमें न बुद्धि है न विचार-शक्ति-। .सित्रा पेट भरने 
ओर मरने के ये कुछ जानते ही नहीं और मनुष्य तो बस तुम सिफे 
सम्पत्तिशाल्ञी मुद्ीमर अधिकारी और चठर करे जानेवाले लोग द्वी हो ! 
अजु न, मला तेरे मन में ऐसा मिथ्या अमिमान .कब् पेंदा हुआ १ 


छू गीता-मन्थन 


किन्तु. मुझे यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं | क्योंकि बुद्धि 
की.जिस मलिनता के कारण वूने यह कुसमय का संवाद खड़ा किया 
है, ये विचार भी उसी के अनुकूल हैं | 

“ंकन्तु कौस्तेथ सामान्य जनता के सम्बन्ध में मेरे विचार जुदा 
ही हैं, यह मे तुके समझाऊँगा | 

फिर सामान्य जनता के सम्बन्ध में अपने विचार बताते हुए 
श्रीकृष्ण ने कह - अजु न तेरी यह धारणा गलत है कि सामान्य जनता 
बुद्धि-हीन होती दर, और तेरे जसे बुद्धिमान पुरुष जो कुछ से कार उस पर 
डाल देते हैं उन्हें वह आँख मूँदकर पकड़े वेठी रहती है । हाँ, यह बात सच 
है कि साधारण लोग तक कुराल नहीं होते । यह भी सच है कि वे अपने 
संस्कारों पर श्रद्धापूंक दृढ़ रहते हैं ओर उनके समर्थन में उदाहरण 
अथवा दलीलें देकर वाद-विवाद नहीं कर सकते। यह मी सत्त है 
क्रितुम जैसे न्यायशास्त्र पढ़े हुए विद्वान उनकी श्रद्धा के खिलाफ 
शास्त्राथ करें तो वे ब्रेचारे नलभन में पड़ जायेंगे और उत्तर न दें 
सकेंगे । किन्तु अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा का समर्थन तक द्वारा न 
कर सके तो वहश्रा मूढ़ता युक्तहै, अथवा उसके मूल में अपने हिता- 
हित की कोई प्रतीति ही नहीं है, यह न समझना चाहिए | 


“पार, बे बुद्धिहीन भी नहीं होते और भावना-रद्धित भी नहीं होते । 
इसके विपरीत, तुझे में बताऊँगा, कि जिन्हें हम साधारणुतः बुद्धिमान 
समझने के लिए ललचाते हैं, उनकी अपेक्षा" इनकी भावना तथा उसी 
प्रकार बुद्धि भी विशेष स्थिर और तीचुण होती है । 

“पकन्तु सच तो यह है अज्जुन, कि साधारण मनुष्यों की भावनां 
और बुद्धि के बीच, एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए तालाबों की तरह, सतह 
का भेद नहीं होता। उनकी भावना जितनी विकसित होती है, वहींतक 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त घर 


इनकी ब्रुद्धि सोच सकती है और जितना उनकी बुद्धि सोच सकती 
है उतने पर दृढ रहने के लिए उनकी भावना तेयार रहती है। जहाँ 
ये लोग भावना द्वारा नहीं समझ सकते, वहाँ बुद्धि दोड़ाने का 
प्रयास ही नहीं करते | 

“फिर, जिस प्रकार स्थिर हुए पानी में प्रतिबिम्ब एकदम ओर स्पष्ट 
दिखाई देता है, किन्तु हिल जाने के बाद स्थिर होनेयाले पानी में 


प्रतिषिम्ब की रेखये धीरे-धीरे दिखाई देने लगती हैं शोर पूरी तरह 
स्थिर हो जाने तक थोड़ी बहुत अधस्पष्ट ही रद्दती हैं, उसी तरह साधारण 
लोग जितना ग्रहण करते हैं उतना एकदस और पूणुरूप से ग्रहण कर लेते 
ईँजब कोई वत््तु आँख में आती है तब सानो बिना विचार किये ही श्आँख 
मिचती हुई दिखाई देंती है; किन्ठ॒ वत्त दोखना, आँखें मूँदने का सकल्प 
करना और उनका मिच जाना इन सब क्रियाओं का हमें अलग अलग 
भान नहीं होता, उसी तरह सामान्य लोग जितना समर लेते हैं उस 
में बुद्धि की क्रिया के भेद परत नहीं सकते। इससे ऐसा प्रतीत द्ोता 
हैं मानो वे विचार को बुद्धि से नहीं वरन्‌ भावना से-उस विचार 
' सम्बन्धी राग व प से ही--अहण करते हैं । 
“प्रनज्ञय? मेरा जीवन क्या सामान्य मोली भाली तथा बुद्धिहदीन 
समझी जानेवाली तथा क्या पढ़ी-लिखी और 
श्रीकृष्णद्वारा कथित सुसंत्कृत मानी जानेवाली जनता, दोनों द्वी में 
अपना अनुभव व्यतीत हुआ है। इसलिए दोनों के सम्बन्ध में मेरा 
अनुमव सुनने योग्य होगा। 
ु अध्थिर ग्रामनवासियों तथा गाड़ियों रूपी घर-द्वार वाले “कपिध्वज,नजरूपी 
सीधे भोले अद्दीरों में मेरी वाल्यावस्था व्यतीत हुई है । द्वारका की समृद्धि 
की तुलना में यह जीवन अनेक प्रकार के कष्ट तथा जोखिम से भरा था। 


प्ट८ . गीता-मन्थन 


ननन्‍्द-ययोदा कोई मेरे जस्मदाता माता-पिता न थे, गोप-गोपिकाओं का मैं कोई 
सगा-सम्बन्धी न था | चढ़े भाई तथा मेरे लिए इव गरीब अद्ौरों को भारी 
खतरे में रहना पड़ता था। किन्तु गोकुल में मैंने जिस प्रेम का अनुभव किया; 
जो लाइ-प्यार वहाँ हुआ और जो भक्ति देखो जब उसका स्मरण करता 
हूँ और उसके साथ अपनी द्वारका की स्थिति की तुलना करता हूँ, तब 
मेरा हृदय भर थाता है, भेरी थाँखों में आँसू आ्राजाते हैं ओर इस समय 
यह बात करते-करते भी मेरा सानों गला रुँघा जाता है ।” 

इतना कहते हुए. श्राकृष्ण . दो क्षण के लिए बोलते हुए. रुक गये। 
फिर अपनी आँखें पोंछुकर भर ल्थिर होकर कहने लगे-- 

#पाएडव, यादवों को सप्ृद्ध बनाने के लिए मैंने एक भी उपाय 
शेष नहीं छोड़ा । इनके हित के लिए मैंने न तो दिन देखा न रात देखी | 
इसमें मैंने रत्तीमर मी श्रपना स्वार्थ साधन नहीं किया। उसके परिं- 
खामस्वरूप यादवों की अत्यन्त यश तथा समृद्धि प्राप्त हुई है| किन्तु 
इसका नतीजा क्‍या निकला है ? अनेक प्रकार के व्यसनों में फैंसे रहकर 
जनता को सताने ओर परस्पर लड्टाई-संगड़ें बढ़ाने के सिधा वे क्‍या 
करते हैं ! 


“अरे, देवकी-वसुदेव तो मेरे साक्षात माता-पिता हैं। किन्तु जो 
विश्वास और प्रेम में नन्‍्द-यशोद्ा में अनुभव करता था, वह मुझे द्वारका 
में अनुभव नहीं होता। क्षात्र चृत्ति तथा बाल्यन्सथभाव के अनुसार 
गोकुल में हम कितना ऊघम मचाते थे | अर्जुन, द्वारका में यादवों के 
लिए चाँदी के घड़ का जो मूल्य है उससे गोपियों के मिट्टी के घड़े अधिक 
मूल्यवान थे; किन्तु बचपन की सस्ती से हम झट उन्हें फोड़ डालते 
थे | उनमें पानी, होता तो पानी अथवा दही मक्खन होता त्तो चही, 
बखेर देते, दह्दी,-मक्सन उड़ा जाते अथवा बन्दरों तक को खिला देंते 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ६ 


किन्तु ये वाल-वत्सल अहीर च्षणभर के लिए क्रोध-सा बताते जाते, पर 
फ़िर आान्तरिक प्रेम के कारण झट हँस पड़ते और उनका रोप व्यर्थ चला 
जाता । वे मेरे मक्खन कौ लूट को आजतक कितने प्रेम से याद करते 
हैं, उसका वर्शन तुके उद्धव सुना सकेगे। उन्होंने मुझे चिद्वाने के लिए मेरे 
माखन-चोर ओर ऐसे कितने ही दूसरे नाम अवश्य रक़्खे थे, किन्तु इन 
नामों में प्रेम के सित्रा दूसरा भाव नहीं था । ऐसी तो लाखों चोरियों को 
मीठा विनोद मान लेने के लिए वे तैयार थे। इतके विपतीत इन यादवों 
जो देख | में तुझसे यह शपयपूर्वक कहता हूँ कि जबसे में समभद्ार 
हुआ हूँ तबसे जान-बूककर एक भी श्रत्रस करा काम मैं ने क्षिग्रा हो 
यह मुझे याद नहीं थ्रातां | फिर यादवों के साथ मैंने श्रपना सम्पन्ध 
केबल उनके कल्याण के लिए ही कायम रक़्खा है । फिर भी याददों 
को मुझपर स्थामन्तक मणि चुराने का दोष लगाते हुए ज़रा भी संकोच 
नहुआ। 


धपाणडव, गोष-स्वालों तथा यादों के प्रेम, उदारता ओर सौजन्य 
का अन्तर मैंने तुके बतलाया। श्रत्र उनक्को विचार-शक्ति तथा सत्य 
का अनुसरण करने की क्षमता के सम्बन्ध में मेरा अनुभव सुन-- 


अजुन, ये यादव शूर हैं, समृद्ध हैं, समझदार हैं, सारासार का 
विवेक रखते हैँ, मीतिज्ञ पुरुषों को समाश्रों वाद-विवाद कर सकते 
योग्य हैं; किन्तु व॑ मद्य के व्यसन में कितने ड्बे हुए हैं, यह व्‌ अच्छी 
तरह जानता है। अरे, दसरे की बात जाने दें, हमारे बड़े भाई तक शराब 
पीकर पागल बनते हैं । श्रीर शराब के पीछे जुआ, दूसरों के घन तथा 
दारा स्त्रीका श्रपहरण आदि दुर्गुण तो छाया की तरद साथ लगे ही 
रहते है। में तकसे आज ही यह मविष्यवाणी किये देता हूँ कि शराब 
ही हमारी जाति के विनाश का कारण बनेगी | इस व्यसन से छुड़ाने के 


५० गीता-मन्थन 


लिए मैंने अपने वृद्ध पिताजी के द्वारा कितने ही आदेश निकलबाये 
हैं, कितनी ही बार यादवों को समम्काया है, किन्तु पत्थर पर पानी गिरने 
की तरह सब व्यर्थ गया | में तुझे निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मेरें 
अहीरों में यदि कोई ऐसा व्यसन होता, तो में एक शब्द कहकर द्वी उन- 
से उसे छुड़वा सकता था | उन्होंने मेरी बात पर बिचार कर इन्द्र जैसे 
का यज्ञ तक बन्द कर देने में देर नहीं लगाई। इन्द्र 
कुपित होगा तो कितनी भर्यकर आपत्ति आ पड़ेगी, यद्द डर विठान वाले 
कुछ कम न थे । क्रिन्तु उन्होंने मेरी दलील समभते ही किसी भो 
दुष्परिणास की भाशंका किये बिना ही, उसपर श्रमल शुरू कर दिया । 


“इससे भी अ्रधिक, उसका अमल होने के वाद, कुछ ही दिलों में 
अकस्मात्‌ मूसलाधार वर्षा श्रारम्म हुईं | सारा श्रज ड्रबने को होगया। 
सबने बड़ी कठिनाई से गोवद्धन पंत पर चढ़कर अपनी रक्षा की । 
समझदार लोग कहने लगे कि इन्द्र का यश बन्द कराने का यह फल 
मिला है; किन्तु जिन्हें तू केवल उदर-विषय-परायण परामरजन सममत्ता 
है, उनमें इसमे बुद्धि-मेद पैदा नहीं हुआ | इन्द्र का हिंसासय यज्ञ 
बन्द हुआ सो हुआ ही । 


“अजुन, मैंने तुझसे पहले भी कह है,भौर फिर कहता हूँ,कि मनुष्य 

को बार-बार एक द्वी वात समभनी है | वह यह कि 

श्रीकृष्ण का क्‍या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, इसका 
भान्य जनता पर एकबार निश्चय होजाने पर फिर उस निश्चय के 


अनुसार आचरण करने में सुख आये अथवा दुख 
यश' मिले अथवा अपयरा, लाभ हो शअ्रथवा हानि, किसीकी परवाह न 
करते हुए केवल तदनुकूल आचरण करना - यही घर्म है | 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त प्र 

इस सम्बन्ध में तू जिन्हें पामर सु के समान समझता है, वे चतुर 

तथा सममदार कहे जानेबाले लोगों को अपेक्षा कितने उच्च हैं, यह तू 
जल्दी द्वी जान जायगा । तू देखेगा कि इन अधिकार-रहित छोटे सिपाहियों 
में से एक मी अधामाणिक, कुटिज्ञ अथवा अपने स्थान से भ्र४्ट होनेबाला 
न निकलेगा | ऐसा नीच काम हमप्ते दो ही नहीं सकता, यह 'धारणा उनके 


५ 


मन में इतनी दृद ता से जम गई है कि थे किसी भी लालच के वशीमृत 
न होंगे। इसके विपरीत चतुर ओर ज्यवहार-कऋशल समके जानेवाले 
सेना-नायकों मं कितने झगड़े पेदा होते है, यह तू देखेगा । यह कौरवों 
ऐ ग्वारद् अक्षौहिणी देना है । किन्ठु नायहों के पारस्परिक ईर्प्या और 
प के कारण दे अपना नाश करावेंगे। “में बड़ा होऊँ कि ते बहा होते 
इस विवाद में कितने ही रूसेंगे, कितने ही मनेंगे कितने ही विदद्ध पत्ता 
में मिल जाने थी धमकी देंगे, तो कितने ही अपने ही पक्ष के वलवान 
योद्ा को जान-वृभककर मरने देंगे ओर कितने द्वी झानवान के प्रसंग 
पर .तदत्थ बनकर - खड़े रहेंगे । सबको मनाते-मनाते दुर्योवन के नाकोंद्म 
-आजायगा. | - .. रा 
“पाएइव, यदि ज्ञान अथवा बुद्धि का यही परिणाम निकलता -हो, तो 
यह ज्ञान अथवा बुद्धि. रक्तीमर मूल्य. की भी नहीं। इसको अपेक्षा ये 
अज्ञानी, एकनिष्ठ- तथा विश्वासपात्र सामान्य जन सदस्ों धन्यवाद 
के पात्र हैं | 
“साथ ही, अजुन, एक दसरी बात झुन-- 
#पने तुकसे कहा है कि अददीरों ने तो इन्द्र का यज्ञ तुरन्त बन्द 
_ कर दिया। किन्त्र यदि यही सल्ताह में दुम लोगों को 
स्त्रियों की घर्दष्टि दूं, तो तुम्दें समझाने में भें सफल दोऊँगा इसका 


मुझे भरोसा नहीं । क्योंकि तुम्त तो सब चतुर, शास्त्र- 
विद तथा अथ लगाने में कुशल व्यक्ति ठहरे। मभिन्‍न-मिन्न यज्ञों 


हु 


प्र गीता-मन्थन 


फल-सम्बन्धी शास्त्र तुम मुझे सुनाओगे और मुझे! निरुत्तर कर दोगे। 

(न घह्दीरों के सम्बन्ध का द्वी एक उदाहरण देता हूँ | एक दिन 
हम सब ग्वाल गोएँ चराते थक्र गये | दोपहर द्वोगई थी और पेट में 
कड्ठाके की भूख लग रही थी खाने को कुछ पास था नहीं | नजदीक द्वी 
व्राहयणों का निवास था | वहाँ डाड़ी बढ़ाये विद्या-प्राप्त ब्राह्मण 
यज्ञ-हवन आदि कहूत्यों में संलम थे । वहाँ जाक' इसने 
मोजन माँगा । पिडतों ने कहा, 'भोजन तो यज्ञ के लिए तयार हथा है, 
इसमें से तो दिया ही नहीं जा सकता ।? दृथ भूखे ही पीछे लोट रहे थे । 
किन्तु जो यज्ञ-धर्स ये बेंद पढ़-पढ़कर कर्म-जड़ ए ब्राह्मण न समझ 
सके, वह वेंद्‌ के अधिकार से रहित इनकी पत्तियाँ अधिक अच्छी तरह 
समझी हुई मालूस पड़ीं | उन्होंने सोचा, “अरे ! ये भूखे वालक भोजन 
बिना बिलखते हैं, उन्हें न देकर अग्निमुख में डालने का यज्ञ-घर्म कहाँ 
से आया ? क्या वेदों ने मनुष्य को ऐसा धर्म सिखाया होगा ? हमें तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पति वेद मले ही पढ़े द्वों, किन्तु धर्म को 
तो भूले हुए ही हैं। हम तो भूखों को खिलाने रूपी धर्म का पालन 
करके ही कृतार्थ होंगी, फिर मलते ही हमारे पत्ति वैश्वानर यज्ञ में घी 
और भात होमते बैठे !! इस प्रकार विचारकर उन्होंने इमें अपने पास 


बुलाया, प्रेम से विठाया ओर पेट-मर भोजन कराकर पानी पिला के 
विदा किया । 


“परारथं, यदि सच पूछा जाय तो, यदि हमें ऐसा होता हो कि यह 
अपठित वर्ग धर्माधमं के विषय में विचार कर सकने 

कर्मकाणडी थाज्षिक की शक्ति नहीं रखता, तो इसका कारण यद्द नहीं 
कि इसमें बुद्धि कम है, वरन्‌ हमारे समझदार सममे 

जानेवाले मनुष्य ही इसका कारण हैं। इन समझदार मनुष्यों ने स्वयं 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त प््३ 


अपनी बुद्धि को तको में उत्तका रक्खा है, और इस उलमन में वे जनता 
को भी डालना चाहते हैं. इससे, जनता या तो उलभन में पड़जाती है या 
फिर परिडत कटे जानेवाले लोगों को समझ ही नहीं सकती । “यज्ञ- 
हवन करने में व्यस्त ऋषियों की अ्रपेज्ञा उनकी धर्म-पत्नियाँ यज्ञ-धम 
का तत्व क्रितनी अधिक ठीक तरह से सममती थीं यह मैंने तुमे बतलाया | 
चेंदपाठी केबल मीमांसा-धर्म में पड़े हुए सभी कर्म-जड़ ब्राह्मणों की यह 
दशा है| यह अवश्य है कि सामान्य पुदप धन धान्य, स्त्री-पुत्र इत्यादि 
प्राप्त करने में सुख मानते हैं; किन्तु उसके लिए वे रात-दिन सीधा परिश्रम 
करते हूँ, और उस श्रम के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की आशा रखते हैं । 
किन्तु ये पढ़-लिख कर पण्शित हुए वेदज्ञ ऐसा श्रम करने की भी शक्ति 
नहीं रखते | वे तो, इतनी द्वी कामनायें रखते हुए भी, अटपटी विधियों 
वाले यज्ञ शरीर क्मंकराएड का आइम्बर रचने में ही लगे रहते हैँ। पुत्र 
की इच्छा हो तो यह यज्ञ, पुत्री की थावश्यकता हो तो वह, बछुड़ी के लिए, 
श्रमुक और बछुड्ं के लिए दूसरा, वर्षा के लिए श्रमुक श्रनुष्टान, भर 
* धन के लिए कुछ श्र - इस प्रकार इन्होंने अनेक प्रकार के यश्ञों, अनेक 
प्रकार के अनुप्ठानों और श्नेक प्रकार के विधि-विधानों का जंजाल रच 
रखा है। अनेक देवताश्ों को मानते हुए भी वस्तुतः मास्तिक, पढ़े-लिखे 
द्वोते हुए भी वल्तुततः अ्ज्ञानी, वासनाश्रों से श्रोत-ओत, विविध कामनाशों 
की तृप्ति को सर्वत्व माननेवाले और इससे विधियों की भौंचक कर 
डालनेवाली फलश्रुतियों में थाम्नक्ति वाले ये लोग एकनिष्ठ दोऋर किसी 
भी एक देवता, कर्म श्रथवा बुद्धि पर दृढ़ नहीं रह सकते | श्रभी एक को 
अ्पनाते हैं, शरीर फिर दूसरे को । जिस समय जैसी वासना इन्हें सताती है, 
विहल होकर वे उस समय उस वासना के श्रनुक्ृत्त नवीन कर्म करते हैं 
और उसे धर्माचरण सममते हैं, और स्वयं जेसा समभतते हैं वैसा ही 
दूसरों को भी सममाकर उलटे रास्ते लेजाते हैं ।” 


श्र गीता-मन्थनं 


“श्रीकृष्ण की जनता के प्रति अत्यन्त प्रेम और आदर प्रदर्शित करने- 
वाली तथा भावना के आवेश से युक्त बांशी का प्रेचांई 
अंजु न का प्रश्न अजु न के यद को 'न सोलूम' कहाँ बहा लेगेयो। जो 
है लाखों सैनिक उसके लिए. प्राणापंण करने आये हुए 
थे, उनके प्रति उसने जो तुच्छुं भाव प्रकट किया था, उससे वह लजित 
होगया । जिन जनाद॑न के बल पर मुक्ुटधारी अपने सुक्रुट की रक्षां का 
दारोमदार मानते हैं और मुकृठ द्वीन मुकृठ प्राप्त करने की आशा रखते है 
एवं जिनके बल पर कल हीन यादव भारतवर्ष में अजेय बनकर फिरते 
रहते हैं, उन श्रीकृष्ण का साधारण जनता के प्रति ऐसा प्रेम देखकंर 
अजु न को ऐसा प्रतीत हुआ मानों उसने उनके अपार ऐ्बर्य तथा भाव 
का'रहूँस्‍य देख लिया हो । लज। से नम्न होकर उसने कहा-- 

“ #मप्रेय सखा श्रीकृष्ण, सामान्य जनता के प्रति मैंने जो अनादर प्रकट 
किया है, उसके लिए मुक्त क्षमा करो | धर्म का तत्त्व पढ़ें-लिखे ही समझ 
सकते हैं, अपढ़ नहीं समझ सकते, अपने विचार की यह भूल मैं समझ 
गया हूँ । अब यह बताओ कि धर्माधर्म निश्चित करने का सार्ग क्‍या है ? 
तुमने वेद-शास्त्र-सम्पन्न शास्त्रियों को भी इस कार्य के अयोग्य ठहृरा 
दिया है । तब, अव मेरा कत्तंव्य क्या है, यह निर्णय करने का जो वास्तविक 
मार्य हो, वह मुझको बताओ, जिससे मैं निश्चित रूप से अपना धर्म 
समम सकूँ | 

“तुमने जो तत्वज्ञान का मार्ग बतल्ाया, उससे <मैं-इतना:सममझ्क 
सका हूं कि आत्मा का नाश नहीं होता और शरीर को अविनाशी रखना 
सम्भव नहीं, इसलिए जीते-मरे का भेद करके धर्माचरण छोड़ देना उचित 
नहीं है | किन्तु उसका अर्थ तो यह होता है कि मनुष्य जैसा मन में आवे 
वैसा कर सकता है। वह जिसे -चाहे सारे तो भी कुछ हानि नहीं | क्या 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त भर 


ठुग्हारे कहने का यही आशय है ? यदि ऐसा हो तो तुम शस्त्र छोड़कर 
बैठने का निश्चय- क्रिप्त प्रकार कर सकते हो ! तुम्हारा धर्म तो न.मारने 
का और मेरा मारने का, यह भेद किस लिए ! कृपाकर मैं जिस प्रकार. 
स्पष्ट रूप से समझ सकूँ उस प्रकार मुझे समझाओ |” . 


अजुन का प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण प्रसज्ञ खवर से बोल-- 
; “घनंजय, मेरा प्रयत्त यही है कि तू सत्य को समझ 
श्लोक रे८-४६ सके | तेरे लिये एक तत्वज्ञान और मेरे लिए दूसरा, तेरे: 
लिए धर्म निश्चित करने की एक रीति और मेरे लिए 
इूज्री, यह वात है द्वी नहीं। सबके लिए तत्वज्ञान एक ही है, और 
घर्माधर्म निर्णय करने का मार्ग भी एक ही है । 


“मैने अमीतक तेरे सामने जो आत्मा-अनात्मा के विचेक की दृष्टि 
रखी, वह तल्वज्ञान का माग कहलाता है। मनुष्य का यही अन्तिम 
अवेलम्बन है | हमपर सुख आपड़े या दुःख आपड़े, हमारे करने का कार्य 
रचिकर हो अथवा कठोर हो, अन्त में हमें समाधान रखने और प्राप्त 
करने के लिए तत््वज्ञान के सिवा दूसरा कोई आधार नहीं है। 


धवरन्त औन्‍्तेय, तस्वज्ञान की दृष्टि कहने मात्र से समर में नेदीं आ: 
सकती, और केवल समझ लेने से उसमें स्थिर हुआ नहीं जाता । फिर 
क्रेवल अध्मान्मयनात्मा के विवेक से ही क्रिस मनुष्य को किस समये 
कौनसा कर्म करना उचित होता है ओर कोनसा अनुचित बह मालूस 

हो जाता | जिसे कर्माकरम का विवेक पहले से ही ग्रातहों चुको हो 
ओर जो तदनुसार विवेकपूर्चक वर्तते हुए, जीवन में आनेवाली सुख-दुःख 
की नदियों को उतरना और उनमें स्थिर रद्दना चाहते हैं, उनके लिए 
तत्तज्ञान उपयोगी होता है। इस कारण जिस प्रकार शानयोग श्र्थात्‌ 
कुशलतापूर्वक ज्ञान का अवलम्बन लेना समझना चाहिए, उसी प्रकार 


प्र्द्ू गीता-सन्थन 


कमयोग अर्थ त्‌ कुशलतापूर्वक कर्म-अकर्म का निर्णय करने भर कुशल- 
तांपूवंक उसका आचरण करने तथा तत्त्व-दृष्टि से उसमें स्थिर रहने 
को योग्यता प्राप्त करनी ही चाहिए। इसीको मेंने योग-शास्त्र की, 
अथवा अधिक निश्चितता से कहूँ तो, कर्मयोग की दृष्टि कह्दा है। 
मैं चाहता हूँ कि कर्मग्रोग की तू जितना सम्मव होसके स्पश्टता से 
समभ ले | क्योंकि यद्द निर्विप्त मार्ग है; थोड़े ही क्षेत्र में इसका 
आचरण हो, तो उतने द्वी में यह बड़े-बड़े पापों ओर क्लेशों से बचा 
देता है, बुद्धि को डावाडोल न होने देकर उसे स्थिर रखता है। और 
यदि इसका दृष्टि-विन्दु ठीक तरह से समझ लिया गया दो तो मनुष्य 
शा के मैंवर में नहीं पड़ता | ॥३८-४१॥ 


'झजुन, मैंने तुझे पहले मीमांसकों का इृष्ठि-कओश बतलाया। 
उन्होंने मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार के मोग 

श्लोक ४२-४६ ओर एए्वर्य की वासना होती है उन प्रत्येक की 
तृत्ति के लिए अतिसूचम विधियुक्त अठपटा कर्म- 

काएड बना रक्खा है ! जितनी विधियाँ उतने द्वी देवता, उतने ही मन्त्र, 
उतने ही फल तथा उतने ही प्रायश्चित्त उन्होंने बना रक़्खे हैं। उसमें 
अमुक इच्छा हो तो असक अनुष्ठान करना, अम्ुक अरि्ट ठालने के लिए. 
अमुक देवता की पूजा करना, इत्यादि उलमानों का कुछ पार नहीं | 
वे स्वयं इनमें उलके रहते है और सामान्य जनता को भी फैंसाये 
रखते हैं। जुदे जुदे देवताओं का भय, अरिशें का भय, अथवा सुख एवं 
मोग की लालसा- इस प्रकार भयों से वे श्भिभूत थ्थवा लालसाश्ों से 
मोहित रहते हैं | इस लोक के सुख अथवा स्वर्ग के सुख इन दो से आगे 
जाना उनकी कल्पना में द्वी नहीं होता | उन के लिए राग और द्वेप से 


ज्ञान तथा योग के सिद्धाल्त प्र 


विरहित अवस्था न तो इस जीवन में है, न दूसरे जीवन में । जिस 
प्रकार कोई राजा को रिक्राकर प्याज की टोकरी इनाम में साँगे, उसी 
प्रकार उन्होंने समस्त वेदों की योजना ऐसे विनाशक, निःसत्त्व, त्रिगुण 
दोयों से युक्त, चुद्धि को अस्यिर कर डालनेवाले तथा सदैव अआवागसन 
के वन्ध्रन में बाँध रखनेवाले परिणामों के लिए ही की है ॥ ४२-४४॥ 


“अजुन, ऐसे निःसत्व कर्मशास्त्र को में महत्व नहीं देता। मैं इसमें 
तेरी बुद्धि को उलमाना नहीं चाहता। मैं तुके त्रिगुण से परे राग-द्वेष- 
रहित, नित्य सत्तत्थ तथा योग ज्षेम-चिन्ता से मुक्त स्थिति की ओर ले- 
जानेवाले, ऐसी स्थिति में रहनेवालों को भी उचित कर्म से विमुख न 
करने वाले, न तो कम-जड़् भौर न जड़तापूर्वक कर्म दीन ऐसे कर्मग्रोग का 
बोब कराना चाहता हैं । ॥४५॥ 


#जिस कर्मयोग का मैं छुके बोध कराना चाहता हूँ, वह तत्वज्ञान 
'का विरोधी नहीं है । इसके विपरीत तत्तज्ञान के सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह व्यवद्दार में लाने का म्गर्ग वह कर्मयोग ही है | इससे बुद्धि एकनिष्ठ 
श्रौर स्थिर होती द प्रत्येक स्थिति में क्या करना उचित है और 
क्या न करना उचित है इसका तत्काल निएय करने की शक्ति उसमें 
थ्ाती हैं। वह न तो वेदों के करमेकाण्ड का सर्वथा निषेध करती है, न 
मानों वही सर्बस्व हो इस प्रकार उनका अन्धातठुकरण द्वी करती है। 
प्रत्युत्‌ जिस प्रकार मनुष्य सरोवर में से जितना अपने को आवश्यक दो 
उतना ही पानी भर लेजाता है, उसी प्रकार यद्द बुद्धि वेदिक कर्मों में से 
उतना ही ग्रहण कर लेती है जितना कि जुहूरी होता है। ॥ ४६॥ 


' पेसे इस ज्ञान-युक्त कर्मग्रोग को तू आलेस्य छोड़कर ध्यान- 
पूरक सुन-- 


घ्र्ट ' गीता-सन्थन 


“पर्मानुजे, मीमांसक अपने सारे शास्त्र को धर्मशास्त्र कहते हैं। वे 
.. जिस किसी भी सकाम ओथवा निष्काम यज्ञ्वांग तथा 
श्लोक ४७-४६ - विधि-विध्वान का निरूपशु करते हैं उस सबकी धर्म का 
विधान कहते हैं और उसीको धर्माचरण मानते हैं। 
इससे मीमांसक जिसका प्रचार करते हैं, वह साधारण व्यवद्गार में भी 
धमशास्त्र कहलाता है | फिर इस धर्मविधरि का दूसरा नाम कर्सकॉएइ मी 
है। इसलिए मीमांसक्ों को कमंकाएडी भी कहा जाता है । 
जैसा कि मैंने पहले तुझसे कह्दा हैं ।यह शास्त्र अधिकतर भोग 
तथा ऐश्वर्य-वासना. की तृप्ति के लिए ही प्रचलित हुआ है। इसलिए 
मोक्ष-पराथण तत्तज्ञानियों के मन में इसके प्रति अनादर देखने में आता 
है इसी कारण से कर्ममात्र का निषेध करनेवाला एक सम्प्रदाय निर्माण 
होगया है | बडृुत कुछ येही सांख्यवादियों के नाम से जाने जाते हैं 
' “अब इस सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं वह मैं तुकमे कहता हूँ। 
“अजुन, धमशास्त्र तथा तत्वशञान दोनों का अध्ययन करते के बाद मैं 
'इसे निशुथ पर पहुँचा हूँ, कि धर्मशास्त्रों में बताये सब धर्मों का त्याग न 
तो उचित ही है, न सम्भव ही है। इस लिए घर्मशाल्त में वशित धर्मों 
के मैंने दो विभाग किये हैं-कर्म और अकर्म। जो धर्म व्यवहार करने योग्य 
हैं, मुक्ति के बाधक नहीं होते, तस्‍्वज्ञान में स्थिर करते हैं, जो जनता के 
धारण और पोषण के लिए, भी आवश्यक हैं तथा आवरण कर्ता के 
सत्व को स्थिर तथा शुद्ध करते हैं, उनके मैं कर्म कहता हूँ । इसके विप 
रीत जो धर्म क्रेंवल व्रासना-युक्त बुद्धि से ही होसकने योग्य हैं, मिनका 
राग-द्ेष बिना आचरण हो हो नहीं सकता, जिनका आचरण न करने से 
कितने ही नाशवानू तथा अनावश्यक भोगों की प्राप्ति न होने के सिवा 
हमारा अथवा जनता का किप्नी प्रकार अरह्वित नहीं होता, तथा जो उत्त्व 
संशुद्धि में किसी मी प्रकार को सहायता नहीं करते, ऐसे धर्भों को मैं 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त पृ 


शर्म कहता हूँ। पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श॒त्र के नाश के लिए, 
यत्रा के लिएं अथवा स्वग में एकाथ कोंपड़ी खड़ी करने के लिए किये 
जानेवाते यज्ञ हवन तथा ग्रह-पूजा आदि ऐसे अकर्म हैं * 


“पराएडव में तुझे ऐसे अकर्मों के प्रति श्रद्धावान्‌ बनान। नहीं चाह ग | 
इन धर्मों का थ्राचरण न करने मे किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। 
इतना हो नहीं, परन्‌ इससे विपरीत इनके सम्बन्ध सें उदासीन रहने से 
बुद्धि स्थिर, पुरपार्थी तथा स्पटदर्शी बनती है। इसके उलटा, इनके 
जाल में फंसी हुई चुद्धि उनको (ई और शझ्लाशील बनजाती है तथा 
उसकी स्वतम्त्र बिचार करने की शक्ति नष्ट होआातों है ॥ 

. ५््जुन, से चाहता हैं कि घरकर्म के प्रति तेरी आसक्ति न हो। 


पार्थ, इस प्रकार मेने ठुके कर्म-श्रकर्स का भेद समस्काया। कर्म 
अर्थात्‌ अवश्य आचरणीय धर्म भर अक अर्थात्‌ अनावश्यक धर्म । 

“किन्तु सञ्यसाची कर्म के आबरण के भी दो मार्ग हैँ, उनका भेद 
तू समझे । मैंने तुके जो कम बताये है वें समस्त संसार के निर्वाह 
के लिए-व्यक्ति एवं जनता का जीवन अच्छी तरह चलने के लिए-- 
अनिवाय रूप से करने पड़ते हूँ, किन्तु इन कर्मो के करने में मनुष्य की 
बुद्धि दो तरह की होती है | सामान्य लोग इनके फल्ञों पर दृष्टि रखकर 
ही ये कर्म करते हैं । इतना ही नहीं, उनकी यही इच्छा होती है कि इन 
फलों का लाम उनकी घारणा के अनसार ही प्राप्त दो; यंदि बसा लाभ 

) तो ने निराश और दुःखी होते हूँ । 

'किन्त कविव्वज, कम सदेव अपने विचार के अनुकूल दी फल दें, 
लामदायक हों, शरीर स्तग्न॑ ाचरणुकर्ता के लिए, ही लाभदायक हों, 
ऐसा संदेश होता नहीं | उनमे श्रनेक त्रिन्न उपस्थित होते हैँ जो मनुष्य की 
गिनती को गुलत भोर कर्म को निष्फल अथवा द्वानिश्वरक बना देते हैं । 


६० गीता-मन्थन 


अथवा किसी अकल्पित प्राणी के ही लिए लाभदायक दोनाते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में अज्ञानी तथा कर्प-फल के विषय में आसक्ति रखने- 
वाला व्यक्ति धीरज खो बैठता है और अपने चित्त को दुःखी बनाता है। 
किन्तु तत्वज्ञानी अनासक्त पुरुर ऐसे समर में धीरज रखकर अपनी 
शान्ति को भन्ठ नहीं दोने देता । 

£ भारत, योगी तथा अयोगी, ज्ञानी तथा अज्ञानी में तू इतना ही मेद 
समझ । अवश्य करने योग्य कर्मों को विवेकपूर्वक और बुद्धि से सोचे 
जासकने योग्य सव शुद्ध उपायों से करने ओर फिर उनका फल मिले 
न मिल्ते अथवा अपनी धारणा के विपरीत किम्ती तीसरे ही आदमी 
को मिले इन सब परिस्थितियों में चित्त की समता-स्थिरता-रखनेवाला 
पुरुष ग्रोगी तथा ज्ञानी है। इस फल की आशा न छोड़ सकनेवाला 
अयोगी और भज्ञानी है। 

#पुथानन्दन, मैं तुझसे कर्मयोग के सिद्धान्त और भी संक्षेप रूप 
में कह जाता हूँ, वह्द तू ध्यानपूर्वक सुन । 

“मेरा मत है कि अपकर्म करना अर्थात्‌ धम-विरुद्ध कर्म करना, 
अथवा काम्य कर्म करना अर्थात्‌ धर्म रास्त्रोक्त होने पर भी उक्त कथनानु- 
सार वासनात्मक कर्म करना अथवा कर्तव्य-कर्मों का भी त्याग करना, 
ये सब अकम हैं। ऐसे अकर में तेरी आसक्ति न होनी चाहिए। किन्तु 
तुमे कर्म अर्थात्‌ नियत कर्म, सत्कर्म तथा कर्तव्य-कर्म सात्रधानी के 
साथ और कुशलतापूर्वक द्वी करने उचित हैं । 


“फ्िन्तु यदि तू ऐसे कर्मों को भी फल के आग्रह की बुद्धि से करेगा | 
तो वे कर्म तेरे लिए बन्धनकारक हुए बिना न रहेंगे। अमुक कर्म करना 
कर्तव्य ही है, यह निश्चय द्वोजाने पर भी, जो पुरुष कत्तंव्य को 
महत्त्व देने को अपेक्षा उसकी सिद्धि-असिद्धि को महत्त्व देता है, अथवा 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ६९ 


इसका फल अप्तुक व्यक्ति को ही मित्रे यह आकांक्षा रखता है। वह उस 
कंतूस अरमी की तरह रंक वृत्ति का पुरुष है जो अपने अथवा अपने 
दास दापियों के लिए आवश्यक आहार में काटकसर करके थोड़े भें ही 
काम बनाने की इच्छा रखता है अथवा इतना अ्रधिक खाना पड़ता है 
यह देखकर दुःखी रहता है। वह कत्तंव्य-कर्म करते हुए. भी सदैव 
अशान्त और अतृप्त ही रहता है। इसलिए कर्म का आचरण ही सब 
कुछ नहीं है, प्रत्युत्‌ उसके फल के प्रति अनासंक्ति श्रथवा कर्म के श्राचरण 
के अन्त में लाभ हो, द्वानि हो, यश मिलें, अपयश मिले, इन दोनों 
स्थितियों में चित्त की ज्ञानयुक्त समता रखना यह अत्यन्त महत्व की वस्तु 
है | जो ऐसा न दो तो करोड़ों गरीब आदसी सदैव शान्ति ही भोगते रहें, 
क्योंकि वे भोग-बिलास के लिए कुछ करते नहीं, वरन्‌ जिस प्रकार अतिशय 
ज्ञानी मो केवल शरीर के निर्वाद्द के लिए कर्म करता है उसी तरह वे 
उतने ही कर्म करते हैं | किन्तु उनको भी शान्ति नहीं है, क्योंकि फलासक्ति 
के कारण उनके लिए ये कर्म नियत और थोड़े ही होने पर भी 
बन्धनकारक होजाते हैं । 
धगायडीववर, कर्मग्रोग शब्द का अर्थ अब तेरी समझ में आगया 
होगा। कर्म शब्द से काम्यकर्मों का, अपकर्मों का और उसी प्रकार 
अकर्मण्यता का निपेध होता है; फेवल सत्कर्मों, नियत कर्मों एवं कर्तव्य- 
कर्मों का दी उसमें समावेश होता है। श्रौर योग शब्द का अर्थ कुशलता- 
पूर्वक ता यश-अपयश में चित्त की समतापूर्वेक्र-अथ्वा फल्ल के प्रति 
अनासक्तिपूवक -व्यवद्वार होता है | ॥ ४७ ४ह॥ 
(/गुडाकेश, ज्ञानी तथा थज्ञानी दोनों के जीवन-व्यवह्र की परीक्षा 
| कर मैंने निर्शंय किया है, कि यह जो कहा जाता है 
कझोक ४०-५१ कि अमुक कृत्य करने से पुएय लगता है और अम्ुक 
के करने से पाप, इसका कारण यह नहीं है कि चह 


। गींता-सन्‍्थन 


ऊत्य अच्छा लगता है अथव्रा कठिन हो । बरन्‌ पहले तो यद्द ऋत्य 
धर्ये है. अथवा अवम्य॑, अर्थात्‌ धर्मशास्त्र में कहे अनुसार दे या नहीं, 
यह देखना पडता है । यदि वह अधम्य हो ती पापमथ कहां जाता 
ओर धर्ग्य हो ते पुरयमथ । ॥|५०॥| 


“यह तो पाप-पुरय की दृष्टि से विचार हुआ । किन्तु तत्वज्ञानी केवेश 
ऐमे पाप-पुणय का विचार नहीं करते। वे तो करे वन्‍्वनकारक हूं 
अथवा मोक्षदायक है, इस दृष्टि से उसका विचार करने हैं। इस टछषिसे 
विचारने पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पुएग्रकारक धर्म 
बन्‍्धन कारक न हो । इसमें तो कर्म के फल के प्रति आदमी की दृष्टि 
वास्तव में महत्व की वस्तु होती है | कम॑ का श्राचरण करने से वन्धरन 
द्ोता है और अनाचरण से मुक्ति, यह मत मुफे उचित प्रतीत नहीं होता । 
मेरे मत से तो फल के प्रति आम्नक्ति होने के कारण कर्म से निवरत्त होना 
भी वच्धनकारक और ऐसी आसक्ति के प्रिना कम में प्रवृत्त द्ोना भी 
मोक्षप्रद होता है | अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष कम के फल के प्रति आसक्ति- 
रहित होकर उसकां--कर्म का--सविवेक आचरण करता है, उसके लिए 
बह वन्धन-रूप नहीं वरन मोक्षप्रद ही होता है।”. ॥ ५१॥ 

योगेश्वर श्रीकृष्ण के कर्म्रोग के ये सिद्धान्त अर्जुन की समझ में 

' स्पष्ट रूप से नहीं आये। उसको शूम्यवत्त दृष्लि से 

कछोक १२-५३ श्रीकृष्ण जान गये कि यह तो “मैस के आगे बीन 
बजाने वाली वात चरिताथ होने जा रही है, इसलिः 

इसकी तन्द्रा दूरं कर इसे जगाने के लिए कुछ चेतना की आवश्यकता 
है। क्योंकि तस्ज्ञान का बिपय ही ऐसः है कि श्रोत्ता पप-पग पर गुढ 
के वाक्‍्यों का भावाथे सम्रकता जाय, और उसमें बुद्धिप्रवंक रस 
लेकर प्रश्न करके सुने हुए विषय-का विकास करता जाय, तभी उसकी 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त 8३ 


गाड़ी आगे चलती है | भ्रीकृष्ण को यह आशझ्ल हुई कि इतना सब 
निरूपण कर जाने पर भी अर्जुन ने एक भी प्रश्न नहीं किया, इसलिये 
क॒दाचित्‌ यदद अ्सावधान तो नहीं होगया है | अतः: उनदोंने कद्दा -- 
“अजुन, सुकै ऐसा प्रतीत द्वोता है कि मैंने ठुकसे जो यह- सब्र 
कुछ कह्दा, वद्द तेरी समझ में नहीं आया क्योंकि, तेरी बुद्धि आज शोक 
और मोद के दरिया में गोते लगा रही है। मेंने तुझसे पहले ही कह्दा था 
, कि घर्स का मार्गा चित्त की प्रसन्न अवस्था में सुकाई देता है | दुखी 
आदमो का चित्त उद्दिन्न होता है । उसे ज्ञान ही नहीं होता कि मैंने क्या 
तो चुना और अब क्या वियय सुनूंगा। इसलिए उम्रका चित्त निःशह् 
नहीं हो सकता | शात्रों की अनेक प्रकार की बातें घुनकर तेरी बुद्धि 
व्यय द्वोरही है । जब विचार की एकाग्रता पर आजायगी, तभी तू विचार 
काने में समर्थ होगा और विपय के मर्स समझ सकेगा |? ॥५२-४५३॥ 
+ श्रीकृष्ण के अन्तिम शब्दों से अजुन मार्नों अकत्मात्‌ चौंक उठा [ 
.. हड़बड़ाकर वह.सीधा वैठगया। श्रीक्षष्ण के .मुंह से 
, श्लोक ९४ यह सुनकर कि तेरी बुद्धि व्य्न होरही है, अजुन 
को उपालम्भ-सा प्रतीत हुआ । इसलिए यह 
दिखाने के लिए कि उसने खूब सावधान होकर श्रीकृष्ण: को एक एक 
वाक्य सना है, उसने उनका अन्तिम वाक्य पकड़ लिया और उसपर से 
प्रश्न उत्पन्न करके बोला -- ि 
/क्रेशव तुमने यद्द किस तरह जाना कि मेरी बुद्धि व्यग्र होरदी 
है, स्थिर नहीं ? स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं. ! “बह; 
किस तरह बोलता । बैठता शोर चलता है ? ॥ ॥ धष॥ 
श्जु ने की युक्ति चतुर-शिरोमशि श्रीकृष्ण बराबर पहचान गये | वे 
' बह जान गेये कि भाई साहब को कोका आगया था। उसे छिंपाने के लिए 


६४ गीता-मन्धन 


इन्होंने श्रंत्िम उपालम्भ के वाक्य में से मानों सिद्धान्त का प्रश्न उपजा 
हो; इस तरह बड़ा-सा प्रश्न पूछ लिया है) इतनी देर से इसेके आगे 
कर्मयोग के सिद्धान्त का निहपण में कर रहा था वह इसने भ्रन्‍्छी तरह 
सुना द्वी नहीं, और इसलिए फिर श्रीगणेश से समझना होगा | किन्तु 
गुरु, माता तथा मित्र का सहज स्वमाव ही द्वोता दे कि अपने शिष्य, पुत्र 
अथवा सखा की भ्रुटियों को जानते हुए भी उन्हें वे प्रेम से निमा लेते है| 
फिर अजु न के प्रेम में तो वह ऐसे वैध गये ये कि उन्होंने उसका रथ 
हाँकना तक स्वीकार कर लिया था। उसे तो पद्चीक्बार भी सममराना 
पड़े तो चह कहीं उक्रतानेवाले थोड़े ही थे ? इसलिए, उन्होंने भजन के 
प्रस्तुत प्रश्न को भी प्रस्तुत बना लिया और शातनिष्ठ पुरुष के सम्बन्ध 
में अपना आदर्श उसे समझाने का अवसर साध लिया ) 


अजु न के प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर देते हुएं श्रीकृष्ण ने कद्दा- 
“अर्जुन, तूने यद केसा प्रश्न किया ? तू यह समझता 

शछोक ५४ होगा, कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों के बोलने चलने 

तथा बैठने का कोई खास तरीका होता होगा और उसे 

सीखकर आदमी ट्पित-प्रज्ञ द्वोसकता है। यदि फेचल बोलने चलने 
बैठने की द्वी बात हो तो ले मैं एक ही शब्द में उसका उत्तर दिये >त्ता 
हूं । वह शब्द 'सहज' है। ज्ञानी पुरुष सहज श्रयवा श्रज्त्रिम भाव से 
बोलते हैं, चलते हैं, वेठते हैं कहों भी दिखावा नहीं करते। दिखावा 
उनके स्वभाष के बाहर की वात है। इसलिए ज्ञानी के तौर-तरीकों की 
नकल करके अगर कोई चाह कि मैं ज्ञानी होजाऊँ था लोग मुझे 
ज्ञानी सममभे लग जायें तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे श्रधिक 
समय तेक नकल नहीं कर सकते | स्वमावततः बात यह है कि ज्ञानी विलकुल 
सीधा-सादा होता है| अपने स्वमाव के विपरीत उसे कभी इच्छा ही नहीं 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ६५ 


होती। क्योंकि जो आदमी स्वभाव को छिपाने का प्रयत्न करता है 
और अधिक चुद्धि मत्ता, समकदारी, विवेक तथा ज्ञान इत्यादि द्शाने की 
चेष्टा करता हे, उसे स्पष्ट दी अपने सहज स्वभाव से पूरा सन्तोष नहीं होता 
और उसे यह भी ख़थाल रहता है कि दूसरों को भी सन्तोष नहीं दोता 
होगा | जिस आदमी के चित्त-में अपने ही प्रति सनन्‍्तोष न हो उसके 
नकली व्यवहार में स्व॑-विकता आही केसे सकती है ! वास्तव में जबतक 
चित्त की समस्त वासनाओं का क्षय नहीं हो जाता और जबतक मन में 
कुछ-न-कुछ प्रात करने की इच्छा वनी रहती है, तत्रतक चित्त में पूण 
सन्तोष भी कहाँ से हो ! इसलिए, तू तो यह समभल्ते कि वासना-रहित 
पुरुष का आत्म-सन्तोषी तथा विवेक-युक्त अक्ृत्रिम आचरण ही स्थिर 
बुद्धि का प्रथम लक्षण है । ॥ण। 
जब श्रीकृष्ण ने आत्म-सन्तुष्ट पुरुष के अकृतिम आचरण को ही 
ज्ञानी का प्रथम लक्षण बताया, तो श्रजुन 
श्लोक <६--४७ के मन में एक शह्ला उत्पन्न हुईं। उसने कहा-- 
रा #जनार्दन, कई वार ऐसा देखने में आता है कि मदो- 
न्मत्त पुरुष श्रात्मसन्तोपी-सा दिखाई देता है, और एक तरह से देखने 
पर अपने मद के कारण दूसरों के प्रति अक्नत्रिमरूप से आचरण 
करता है। फिर कोई व्यक्ति सबके सामने कास, क्रोध, लोम, अहक्भार 
आदि को तो नहीं दवा सकता । किन्तु जिसे वह अपने से विशेष 
समझता हो, उसके सामने वह इन विचारों को दवाकर व्यवहार 
करता है । दूसरा व्यक्ति अपने अमिमान में इतना मस्त रहता है कि 
वह दुनिया में किसीकी परवाद नहीं करता ओर अपने स्वमाव को डंके 
की चोट प्रकट करने में ज़रा भी नहीं शर्माता । वाह्य दृष्टि से पहले व्यक्ति 
का आचरण इंत्रिम है और दूसरे का अकृत्रिम | किन्तु क्या इससे उसे 


हू गोता-मन्थन 


ज्ञानी-कद्दा जासकता है ! यदि वह सद्देव ज्ञान की भापा का उपयोग 
करता हो, तो क्या उस्ते घ्थित-प्ज्ञ कद्ा जासकता है ९” | 


श्रजुन के प्रश्न से श्रीकृष्ण ने समझ लिग्रा कि -अब उसकी सुस्ती 
उड़ गई है, इसलिये वे प्रसन्न द्वो कर बोले 


८अजुन, तूने ठीक प्रश्न किया। सच पूछा जाय तो कोई पुरुष ज्ञानी 
हू अथवा अज्ञानी, यह एक-दो प्रसंगों में ही नहीं समझता जात्तकता | उन 
लोगों को श्रक्सर धोखा होगा जो एक-दो बार के परिचय से ही क्रिसी 
व्यक्ति को ज्ञानी अथवा अज्ञानी ठहर देते हैं। मनुष्य का ज्ञान अथवा 
अज्ञान गहरे परिचय से ही जाना जाता हैं| श्रगर कोई सचमुच स्थिर 
बुद्धि की सीमा को पहुँच गया है, तो चाहे जितना दुःख आपइने पर भी 
वह विहल नहीं होगा, धर्य्य नहीं खो वेठंगा, और न वह ईश्वर अथवा 
देव की दोप देता हुआ अथवा चिड्ट-चिंडू वड़-बड़ करता हुआ दिखाई 
देगा | इसी प्रकार उसे तू सुख के लिए द्ाय-तोबा करते भी नहीं पावेगा | 
वह सुख प्राप्त होने पर दर्पोन्मत्त न होगा, वरन्‌ सुख भोर दु:ख 
दोनों में उसका जीवन एक ही समान शान्ति तथा धेव्य-पूर्वक्॥ बीतता 
हुआ 'दिखाई देगा | फिर चाहे जितने लम्बे समय का परिचय द्ोजाय, 
तू कमी उसे राग, मय अथवा क्रोध से पराभूत नहीं पावेगा। इस 
प्रकार यद कहने में कुछ हानि नहीं कि शुम-अशुभ दोनों प्रसंगों पर 
समान भाव से हष-शोक तथा राग-द्वे प रहित, विचारमय तथा आसक्ति- 
रदित जीवन द्वी स्थित-पज्ञ का लक्षण है || ५६--५७ || 


“फिर हे अजुन, ज्ञान से जिनको सति स्थिर होगई है, उन के 


श्लोक ८. तरत्य जक्षण में कंहता हूं वह सुन | य्रुवावस्था 
अथवा वृद्धावस्था शरीर में उत्मन्न द्ोती हैं उस समय 
चह शरीर के किंत्ती एक या दो अवयवी में ही प्रकट नहीं होतीं, वरन्‌ 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ईठ 
धौरे-धीरे शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय ही नहीं मनुष्य के रोमन्‍रोंम तक में 
उसके चिह् प्रकट होंजाते हैं; अथवा जिस प्रकार मनुध्य को दृ्ष अथवा 
क्रोध का अत्यन्त आवेश होता है, तो वह उसके ध्रुख, आ्ाँख, कान 
हाथ, पर आदि सब इन्द्रियों में स्पष्ट रूप से धकट होजाता है, उसी प्रकार 
मनष्य के चित्त में उत्त्नन्न हुआ ध्यान उसकी प्रत्येक इन्द्रिय तथा कृति में 
प्रकट हुए बिना नहीं रहता । 

* क्षैन्तेय, सनुष्य की ज्ञानेन्द्रिय तथां क्मेन्द्रिय उसके हृदय में और 
बुद्धि में जसा ज्ञान अथवा अज्ञान समाया हुआ है, उसे प्रकट करनैवालें 
साधन हैं। ये साधन कुछ स्थूल ,जैस-तैंते) होत हुए भी कुछ हृद तक 
हमे मनुष्य की स्थिति की कल्पना दे सकतें हैं | इश्नलिए ज्ञानी का उसकी 
इद्धियों के साथ का सम्बन्ध अवश्य जान लेना उचित होता है | 

४ इस सम्बन्ध में मेरा यह निश्चित मत है, 'कि स्थिर बद्धि वाले 
पुरुष की इन्द्रियाँ सम्पूणंतः उसके आधीन द्वोती हैं । जिस प्रवार कछुआ 
अपने शरीर को सिक्रोड़ सकता है, उस प्रकार ज्ञानी पुदष अपनी इन्द्रियों 
को तुरन्त ही रोक सकते हैं | धनु घर, यदि तू जानना चाहे कि अमुक 
मनुष्य की बुद्धि सचमुच कितनी स्थिर हुई है, तो' यह देख कि 'इन्द्रियों 
के विषय का वेग उसके कितना वंश में हुआ है, कितना घटा है 
तथा उसका आचरण कितना विवेकपूंण ओर संयमी हुआ है। यह 

परंख मद्दत्वपूण है 7? ॥ध्८। 

इन्द्रिय-जय के सम्बन्ध में ज्ञानी पुरुष किस प्रकार का आचरण 

रलोक ६३ 0 से विषय में श्रीकृष्ण का मत सुनकर 
0 अजुन के मन में फिर एक़ शेंका हुईं। उसने 
कहा:-- ह न 

. “क्षेशंब, तुमने जो यह कट्दा कि ज्ञानी पु; ष कहुए की तरह 
अपनी इन्द्रियों को विषयों से खींच लेते हैं, सो क्‍यों इन्द्रियों को उनके 


ष्ष्, गीता-मन्धन 


विषयों को भोगनें के अयोग्य करके खींचना आद्विए, अथवा इसका-कोई' 
दूसरा उपाय है ? आँख देखती है, तभी कुमार्ग पर चलती है ना यदि 
इस आँख.पर माता गांधारी की तरह पट्टी बाँध ली जाय, तो वह किस प्रकार 
चड़ ल होगी | क्या इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों को निराह्र रखते है ! 
और इन्द्रियों को वश करने का यदि ऐसा ही उपाय हो, तो वह कब्र 
और कहाँ तक करना चाहिए, ? क्योंकि तुम्हें तथा महर्षि व्यास श्रादि 
जिन प्रसिद्ध ज्ञानियों को में देखता हूँ, उन्हें में इस प्रकार इन्द्रियों 
को सिक़ोड़कर बैठे हुए नहीं देखता 
अर्जुन के प्रश्न का स्व्रायत करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा--* पार्थ 

इसमें सन्देद नहीं कि. इन्द्रियों को उनके विषय का स्पर्श न 
कराने से उनकी बहुत-सो चश्चलता कम द्वोजाती है। यदि तुम 
भाइयों ने इन्द्रप्रत्थ की सभा रची द्वी न होती श्रोर दुर्योधन को उसे 
देखने के लिए बुलाया द्वी न द्वोता, तो उसे तुम्हारा वैभव देखकर जो 
ईर्ष्या. उत्तन्‍्न हुई, चह कद्ाचित्‌ न हुई द्वोती । किन्तु तुम्हारी ही मिसाल 
क्यों.दूँ ! मैंने द्वारका को.जिस प्रकार समृद्धिशाली तथा.भोगों से परिपूरा 

बनाया है,ऐसा न किया होता तो यादवों में आज जो दुव्यंसनों ने घर जमाया 
है उससे. वे मुक्त रहे होते । मेरे गोकुल् वासियों को मन तथा इन्द्रियों 
को बिगाड़ देनेवाले शराब, जुआ आदि विप्रयों के संयम का 
प्रयत्न थोड़े ही करना पड़ता हैं | जिस गाँव.न गये हों और जिसका नाम 
तक न मुना हो वह स्वप्न में भी नहीं दिखाई देता, उसी तरह.जिन 

विषयों से इन्द्रियों को सवेथा अलग रक्खा दो, वे विषय इन्द्रियों को नहीं 

सताते | इसलिर इसमें सन्देह नहीं कि इन्द्रियों को अनेक विपयों का 

स्वाद न लगाना एक उपयोगी और आवश्यक साधन है। विवेकवान्र 


तथा ज्ञान और योग के जिज्ञासु पुरुष के लिए. साधन की अवहेलना 
करना उचित नहीं है | 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ६६ 


इतने पर भी अजु न, इन्द्रियों को उनके विष्रयो से बच्चित 
रखने से ही सब काम नहीं चल सकता, अथवा इसीसे ज्ञान-प्राप्ति हो 
जाती है यह नहीं कहा जा सकता | मैं इसके कारण वताता- हूँ, वह 
सुन । 

“प्रथम तो सत्र इन्द्रियों को उनके विषयों से सदेव के लिए, 
सर्वथा दूर रक्खा नहीं जा सकता । यह मान लो कि माता गांधारी की तरह 
कोई श्राँख पर पट्टी वाँध रकखे अथवा आँखें फोड़ भी डाले, तो केवल 
आँख के विषय से चित्त में उत्पन्न दोने वाली मलिनता से वह बच जाय- 
गा। किन्तु यह सम्मव है कि उससे दूसरी इन्द्रियाँ अधिक प्रबल होजायेँ 
और वें अपने विष्रयों को और मी ज्यादा ग्रहण करने लगें । फिर मरने के 
सिवा सब इन्द्रियों को इस प्रकार निराद्दार किय्रा भी नहीं जा सकता । 
मनुष्य कदाचित्‌ अन्धा, बहरा, गू गा तथा घाणशक्ति-रदित दोकर जीवन 
बिता सके ; किन्तु सारे शंरीर में व्याप्त स्पर्शेन्द्रिय कों वह निराहार किस, 
तरह कर सकता है ! जिहा के विषय को कर््तक निराह्मर रख सकता है? 
इस प्रकार इन्द्रियों को निर्विषयी बनाने में' कठिनाई है। 

. “फिर, इन्द्रियों को विषयों से वंचित रखने में सफल हों सकें: 
तो मी यद्द सम्भव हैं कि इन्द्रिय लोलुपता कम न हो। क्योंकि जबतक 
चिंत्त अनासक्त नहीं दोता, तत्तक यंदि वह प्रत्यक्ष रूप से विषयों को 
भोंग न सके तो कल्पना से उन्हें मोग लेने की आदत डाल देता है। 
बुद्धिमान पुरुषों ने देखा है कि जिसने एकत्रार, एकाघ-विषय का रुचि 
पूर्वक स्वाद लिया होता है, वह पचास वर में भी उसका स्मरण होते ही 
उस रस में लीन होजाता है |-और, यह चिच् कल्पना करने भें” इतना 
समर्थ है कि.न-मोगे हु ए.विपयों. का भी यह कल्पना से निर्माण” कर - 
लेता: है और केवल कल्पना: से ही उनका रस लेता है |: 

# इसलिए कोन्तेय, जवतक- चित्त में से वियय-सम्बन्धी' आसंक्ति 


७७ 'गीता-सेल्थन' 


प्रटत्ती नहीं, तबतक केवल इन्द्रियों. को विषयों से वश्चित रखने से ही 
सब काम-नहीं चलता। 

#विध्रयों-सम्बन्धे यह रुचि--आसक्ति--क्रिस प्रकार दूर 
यह में श्रव तुके बताता हूँ, उप्ते ध्यान देकर सुन । 

४ अजुन, हम जब छोटे थे तब हमें प्रामारिकता, स्वच्छता, 
टीपटाप, पवित्रता एवं सुघड़ता इत्यादि का न कुछ ज्ञान था और न 
परवाह द्वी थी। अथवा' हम? कहदन की अपेक्षा में निज की ही वात कहूँ न। 
क्योंकि तू तो राज-भवन में दास-दासियों के वीच पला है, इससे सम्मव 
है बचपन से ही तुके वेसी शिक्षा मिली हो; किन्तु मैं तो प्रकृति की गोद 
में जंगल का जीवन वितानेवाले, रात-दिन ढोर-डंगर के वीच रहकर उनके 
गोबर मूत्र को साऊ करनेवाले और चारों ओर उनसे ही सटक्र सो रहने- 
वाले, मोटी आदतों वाले गोप गोपिकाओं के बीच पला हूँ, इससे मुझे 
अपने वाल्यकाल की आदतों का श्रच्छी तरह ध्यान है। 

४अजुन, उस समय स्वच्छता क्या है और गंदगी क्या है| इसका भेद 
हम नहीं समभते थे | कपड़े के दाग हो क्‍या, यदि वह सारा कीचड़ में 
भरा होता, तो भी वह. क्रिप्ती तरह मैला या अ्रटपटा नहीं लगता था | रोटी 
ओर मक्खन हाथ में खाकर उस हाथ को अपनी काछनी से पोंछ डालने 
में किसी तरह जूठे-सखरे का खुयाल नहीं होता था । उस्ची कपड़े से 
अपनी नाक पोंछ लेते थे और . उसीमें रोटियाँ चाँधकर ढोर 
चराने जाते थे | 

“क्ोन्तेय, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय अथवा क्या शूद्र |. सबके बालक 
शोचाचार के सम्बन्ध में इस प्रकार एक. समान ही उदासीन होते हैं। 
चमड़ी गोरी दो, कपड़े स्वच्छ हों; विशेष प्रकार के । विशेष रंग 
और विशेषरूप से पहरे हों, तभी शरीर सुन्दर प्रतीत होगा, इस 


० 


| 


ज्ञात तथा योग के. सिद्धाल्त ७१ 


भावना का बचपन में अ्रमाव होता है और . इसलिए इस सम्बन्ध में 
बालकों को कुछ परवा नहीं रहती । 
किन्तु मित्र आज तो संसार में हमारी झुयाति रसिक पुरुषों के 
नाम से है|. भेरे मोर-मुकुट, पीताम्बर और कुण्डल, तथा मेरी बाँसुरी 
बजाने-की कल्ला तथा तेरे संगीत और दृत्यकत्ना पर युवा राजकुमार -मुस्ध. 
: होजाते हैं | क्या यह शआइचय -नहीं है ? कोन्तेय अब तुझसे अथवा 
मुझसे पिछसे गोबर अथवा कीचड़ में सने हुए, कपड़े घृणा हुए ब्रिना 
पहने न जा सकेंगे, स्नान किया तो क्या और न -किया तो क्‍या, यहद 
लापरवाद्दीन की जा सकेगी, और कीचड़ मरे हुए.पैर.से पलंग पर वैदा न 
जासकेगा | अजजुन, इतने पर भी गायों और .म्वालों से बढ़कर मुके कोई 
अधिक प्रिय न होने के कारण प्रेम रस के आगे. इस सब सुपड़ता का 
मेरे मन में कछ भी मूल्य नहीं, भर गदि मेरे प्रिय गोप गोपिकाएं मुझे 
सामने मिल जाये तो में ऐसा हूँ कि व॑ गन्दे हैँ अथवा स्वच्छ .इस का 
मन में एक च्ाण भी विचार न करते हुए उनका आलिंगन करने के 
लिए दौड़ जाऊँगा, और इसलिए में अपने को भी उन्हीं में गिनता हूँ, 
क्योंकि यदि मैंने इस प्रेम का स्वाद न चखा होता, तो मेरी क्या स्थिति 
होती, उसका विचार कर करे में यह कहता हूँ ।[” है 
': इस प्रकार कहतें-कहदते श्रीकृष्ण का गला भर आया | वह बोले-- 
* £ अर्जुन, गोकूल की रुट्ृति से मेरा हृदय सदैव भर आता है और 
कंएट अवरुद्ध होजाता है। इसमे कहीं मुके कमज़ोर दिल कान 
समझ लेना। में श्रतर वृद्ध हुआ हूँ और वृद्ध पुरुष को वाल्याव॑स्था की 
स्मृतियों तथा स्मेह का उभार सदेव अधिक होता है | किन्तु मेरे भावाचेश 
का कारण यददी नहीं है। प्रत्युत्‌ ज्ञान का अन्त पाकर भी. जैंने:यद्ी तत्त्व 
. निकाला है कि निःस्वार्थ; सथा-आसक्ति और विपथों की इच्छा से रहित 
जुद्ध प्रेम के सित्रा इस संसार में दूसरी कोई वस्तु श्रेष्ठ' नहीं।: कै । 


छ्रे 'गीता-सन्‍्थन 


किन्तु यह तुमे विषयान्तर प्रतीत द्वोगा, इसलिए इसे अब “यहीं 
रहने दें। 

धहम यह बात कर रंहे थे कि वाल्यावस्था में हमे शौचाचोर और 
शरीर के शज्धार का कुछ ध्यान न थां, किन्तु उसके बाद वय तथा 
गुरुजनों द्वारा पोषित संस्कारों के कारण इस सम्बन्ध में ऐसी आदत पड़ 
जाती है कि बाल्यकाल की लापरवाही फ़िर हममें आ नहीं सकती, इतंना 
ही नहीं वर॒न्‌ उसके प्रंति घृणा होजाती है। इसका कारण यह है कि ज्यों- 
ज्यों दम धीरे-धीरे स्वच्छुता और शरीर-शोभा के रस का अनुभव करते 
हैं, त्यो-व्यों वाल्यावस्थों के अशुद्ध रस के श्रति अरुचि उत्पन्न होती हे 
और वह अपनेश्राप छूट जाता है । 

“क्लिन्तु कौन्तेय, इन वाल्यावस्था के रसों के छुटने और 'युवावश्था 
के रसों के लगने के लिए संल्कार विचार स्वमांव तथा श्रादत पड़ने 
तक किसी ज्येष्ठ पुरुष के तीजम्र श्रंक्ुश की श्रावश्यकता होती है । 

“इतने पर भी, ये केषल इन्द्रियों के बाह्य विषयों के रस हैं और 
अन्त में तो अशुद्ध और त्याज्य ही हैं। इनका रस छूटने के लिए 
यह जुरूरी हैं कि सर्वोच्तम और शुद्ध रस का स्वाद चखने में आवे। 
ओर इसी रस की आदत पड़ने तक संस्कार से, स्वभाव और द्वित-चिंन्तक 
गुरु के अक्लुश से वह बने, क्‍योंकि मनुष्य चाहे - कितना ही बुद्धिमान 
“ही; विवेकशील हो, सावधान रहना चाहता हो, तो भी -इन्द्रियों का 
स्वभाव इतना प्रचलन 'होता है कि मन को स्थिर रदने ही नहीं देता और 
बरबस विषयों की श्रोर खींच लेजाता है | 

४ इसीलिए रणधीर, मैं कह्दता हूँ. कि जिसने इन्द्रियों का संयम 
सिद्ध कर लिया है, इतना ही नहीं, वरन्‌ जिसे दिपयों में कुछ भी रुचि 
“नहीं रह गई ही, ऐसे योगी तथा. आत्मपरायण पुरुषं की ही बुद्धि० 
स्थिर है।! ॥ ५४६--६१ | 


ज्ञान तंथा योग के सिद्धान्त छ३ 
श्रीक्षष्ण का केवल इन्द्रिय-जय ही नहीं वरन्‌ रस-जय विषयक 
इतना आग्रहपूर्ण विवेचन सुनकर अजुन ने पूछा-- 
श्लोक ६२-६३- “ गोपाल कृष्ण, मनुष्य का इन्द्रियों पर पूरा-पूरा 
| . अधिकार हो जाने के बाद॑ मन में उनका 'रस बाकी 
रंह जाय, तो मला उससे बुद्धि की स्थिरता में क्या खोमी आती है ! 
मन जब इन्द्रियों को विधयोपभोग से एंकबारगी रोक लेने में समर्थ 
होजाता है तय फिर उसके वाद वह भले- ही इसका स्मरण क्‍यों न 
* करता रहे? सन के द्वारा आत्मा का ही चिन्तन होना चाहिए इसकी 
क्या आवश्यकता है ! सन का तो स्वमाव ही किसी न किंसीका चिन्तन 
करना है, यदि वह विषय का चिन्तन करे, तो उससे जितेन्द्रिय पुरुष फा 
“क्या बिगाड़ हो सकता है !” 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा :-- 
* “ 'शजुन, तेरी यह श्ठा मन के अधूरे परीक्षण का परिणास-है | 
'सन के धर्म और चुद्धि'पर द्वोनेवालें उनके प्रभाव को तू अच्छी तरद 
“जान नहीं सका है| मन किस प्रकार चुद्धि को अस्थिर कर अन्त में पुरुष 
को विनाश-पथ पर लेजाता है, वह सुन | 
“ #प्हावाहो, मेरी इन्द्रियाँ मेरे वश में हैं, यह मानकर मन*को खुला 
छोड़ देनेवाला पुरुष ही विषयों का ध्यान करने लगता है। उसे पहले 
: तो ऐसा भाज्तूम' होता हैं कि वह इन विषयों का तटस्थ रूप से; बिना 
आसक्ति के, केवल  कुतूहल के लिए अथवा अध्ययन कीः दृष्टि से ही 
गविवार करता- है, : किन्त अर्जुन, विषय : का विचार करते-करते - धीरे-धीरे 
उसमें एक प्रकार का रस उत्तन्न होजातों हे। उसका चिन्तन करना उसे 
मधुर लगता है और ऐसा मी ग्रतीत द्वोता- है मानो गह 
तो उसे” :उस्रके- : चिच/ को एक़ाग्म बनाने (का. एंक 
सुन्दर साथन मिल गया है ६ वद.चोंग-मार्ग के इस-उपदेश का-'भी कि 


उप्र गीता-मन्थन 


चिच को एकाग्र करने के लिए अध्ययन के विषय के रूप में मन को प्रसन्न 
करनेवाला कोई. विषय भी लिया जा सकता है, आधार लेता है । 

-. 'धाथे, जिस क्षण मन विषय में रस लेने लगता है, यह समम्ना 
चाहिए कि उसी क्षण से उसे आसक्ति-उत्पन्न होगई रे । उसकी तद- 
स्थता की, केवल. अध्ययन की अथवा केवल कौतुहल-बृत्ति की; सब वातों 
में यह समभना चाहिए कि वह केवल अपनी . प्रबंचना ही. करता .है । 
क्रिन्तु अभी यह आसक्ति इतनी तीत्र नहीं होती कि यदि वह सावधान 
होजाय .तो उससे छुटकारा न पा सके | फिर भी, .बहुत थोड़े मनुष्य 
इस प्रकार सावधान होते हैं | अधिकांश को तो पैर आगे ही बढ़ता 
जाता है। का 

“इस विषय में बहुत से अह्मचारियों के उदाहरण मिलते हैं। गुरु- 
कुलों तथा स्नातकों को ही लो | युवावस्था में प्रवेश करनेवाले. तरुण 
ब्रह्मचारी के मन में काम-विकार का पूरा ज्ञान होने के, पहले दी * ख्रिवा- 
दिक के विषय में रस उत्पन्न होने लगता है । एक ओर वे नेष्ठिक बह्नच्र्य 
'के आदर का पालन करने और सारा जीवन पवित्रतापूर्वक बिताने - की 
आकांक्षा रखते हैं | फिर भी, दूसरी ओर युवत्ती बालाओं की प्रवृत्तियों 
में, उनके साथ बात-चीत इत्यादि में, उनके कार्यों में सहायता पहुँचाने 
* में. तथा उनके प्रति विशेष प्रकार का आदर इत्यादि दर्शाने में, उनकी 
उमंग बढ़ती जाती है। वें इन सच क्रियाओं को अन्तःकरण से , निर्दोष, 
“सात्विक, तथा केवल पुरुषत्व को शोमित करनेवाला सदभाव हीं मानते 
हैं। उन्हें जरा भी श्रन्देशा नहीं रहता कि इनसे उनका मन विचलित - हो 
जायंगा | 

“किन्तु, अजु न, धीरे धीरे इस तरुण का ध्यान सर्वार्थी रहने के 
'बजाय एकाध-वालिका के भ्रति विशेष रूप से आकर्षित होता जाता है। 
उसके प्रति वह अधिक ध्यान-प्रम् रहता है । 


ज्ञान तथा थोग के सिद्धान्त छ्प्‌ 


५हसा होते हुए द्वी यदि कोई उमर जगाकर सचेत करदे और वह 
जाग्रत द्वो जाय तो वह बच जाता है | किन्तु अपनी इन्द्रियों पर श्रपना 
पूरा अ्रधिकार है, इस विश्वास के बल पर शायद द्वी कभी ऐसा होता है । 
फलतः एक दिन अककप्ष्मात उसे मालूम होजाता है कि उसका चित्त 
विकार-रद्दित नहीं रह, वरन्‌ काम ने उसे पराभूत कर दिया है । 


“अजु न, तरुण ब्रह्मचारी में किस प्रकार काम का उदय होता है, यह 
मैंने तुके समझाया ) किन्तु वात्तव में देखा जाय तो ब्रह्मचर्य-विनाशक 
विकार के सम्बन्ध में द्वी ऐसा द्वोता हो सो बात नहीं है | किसी भी विपय 
का अत्यधिक ध्यान होने पर उसभे आसक्ति उत्पन्न होजाती है'ओऔर 
श्रासक्ति से उत्त विषय .के प्रति काम उत्पन्न होता है । दूसरे शब्दों में, 
बह विषय मुझे प्राप्त होना ही चाहिए, उसके बिना में दुःख्ती हूँ, वह 
मिलेगा तमी में सुखी होऊँगा, वही मेरे जीवन का सर्वस्व है, तथा उसके 
लिए में सर्वस्‍् तक होम दूँगा, इस प्रकार उसके प्रति तीन श्राग्रह, उसन्न 
होता है ] 


“कौम्तेय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस अगदि ज्ञानेन्द्रियों के विषय हों 
अथवा धन, राज्य, कीत्ति, विद्या, वल आदि यूद्म विपय दों, इनमें से 
जिस क्रिप्ती भी विपय के प्रति ऐसा अनुराग उत्पन्न होता है, यद समझ 
लो कि वह क्रोध को न्‍यौता देता आता है | उस विपय की प्राप्ति में विश्त 
डालनेवाले पुरुष को वह सहन नहीं कर सकता। यद्द विन्न डालने वाले 
चाहे उसको जन्म देनेवाले माता-पिता हों, कपालु गुर हों, बोल-सखा 
हों, पृत्न दों, पत्नी हो, कोई भी हो, इनमें से किसोके . प्रति वह सहिष्ु 
नहीं हो सकता | विपय के प्रति उसका राग जितना तीव्र होगा, उसकी 
प्राप्ति में विन्त आने पर उतना ही तीव्र उसका क्रोध. भी दोगा | इस प्रकार 
क्राम में से ही क्रोध ॥ भी उद्भव होता है। 


डा गीता-मन्धथन 


४क्रोघ के परिणामस्वरूप सम्मोह श्रर्थात्‌ बुद्धि की मूच्छित अवस्था 
होती है। क्रोधी मनुष्य वृद्धि का उपयोग नहीं कर सकता शान्ति रख नहीं 
सकता | उसे दलील से समम्कावा नहीं जा सकता। वह विहल हो 
जाता है। इतना ही नहीं, बीलता-चलता होने हुए भी उसझी दशा पागलों 
की-सी अथवा सन्निपातग्रस्त की-सी हो जाती है | क्रोध के कारण 
कमनिद्रियों पर उसका वश नहीं रहता. तो ज्ञानेन्द्रियों की तो बात्त ही 
क्या | उसके हाथन्पैर काँपने लगते हैं, होठ फड़कने लगते हैं, श्रौर 
उसके द्वाथों कया होजाग्रगा इसका ऋछ भान नहीं रहता | 


४इस प्रकार सम्मोह अर्थात्‌ चुद्धि की मूच्छा से स्प्तति का नाश होता 
है। उसके क्रोध का निमित्त बना व्यक्ति उसे दस महीने गर्भ में रखकर 
छोटे से बड़ा करनेवाली माता है, अथवा उसे जन्म देकर पालन करने- 
वाला पिता है. अथवा उसके पीछे प्राण देने वाली पत्नी है, यद्द भेद- 
भांवं नहीं रहता । वह न कंहते योग्प शंब्द सुनाता है, और न करने योग्य 
काम कर बैठता है | फिर केवल कोघ का निमित्त बनें व्यक्ति को ही वह 
दण्ड देता द्वो सो बात भी नहीं होती ॥ जिसपर क्रोध हुआ हो उस 
व्यक्ति का यदि कुछ बिगाड़ न कर सकता हो, तो वह अपना रोष किस्ती 
निर्दोष पर ही निकाल बेठता है । यदि वह स्त्री हो. तो सास अथवा पति 
के दोष के लिए वालक को मार वेठती है | हाथ, की निर्जीव वध्ष्त. को 
| तोड़-फीड़ डालती 


* फिर, निशेष पर क्रोध निकालकर ही उसका चुडि-भ्र श रुक जाता 
दोःसो वात भी नहीं । यदि उसका क्रोध इतने से .मी शास्त.न. हो, तो; वह 
आत्म-हत्या तक कर चैठता हैं । 

: “सब पूछा जाय तो; बुंद्धि के स्वथा श्र श दोने को ही सवेस्व-वाश 
कहा जाय तो कुछ अनुचित नहीं । किन्तु स्थूल परिणामों की दृष्टि से. 


ज्ञान तथा थोंग के सिद्धास्त छ्७ 


विषयों का चिन्तन आत्म-हत्या तक के परिणाम पर क्रिस तरह पहुँचा 
देता है, यह-मैं ठुके समझाता हूँ | | 
"मेरा यह निश्चित मत है. कि जबतक मन में विपयों का ध्यान 
रहता है. तबंतक किसी को इन्द्रियजित कहना निरी भूल हैं। सच पूछा 
जाय तो, मनोजय श्रथवा रस-जय तथ। इन्द्रिय-जय दोनों एक-दूसरे से 
स्वतत्त्र हैं ही नहीं | इन्द्रिय-जय तो केवल रस-जग्न के परिणास-रूप ही 
६ढूँ होता है, और रस रहते हुंए भी जो इन्द्रियों पर अधिकार हुआ-सा 
प्रतीत होता हैं वह श्रनेक अंशों में विपयों के प्रत्ति *स कम होने का ही 
परिणाम होता है | इसलिए इन्द्रियों पर अधिकार फंरने का प्रयत्न करते 
हुए.“भी, विषयों के प्रति रस कितना कम हुआ है इसपर ही तुझे 
ध्यान देते रहना चाहिए |” ॥ ६१-६३ ) 
श्रीकृष्ण का इन्द्रिव-जय तथा मनोजय के मद्दत्त्त सम्बन्धी इस प्रकार का 
प्रवचन सुनकर अर्जुन चकरग गया । उसने बह्ा-- 
' रक्षोक ६४ - ' वासुदेव, यद तो एक सुलक न सकने जैसी समस्या 
| दिखाई देती है। इन्द्रियों को बरा में रखना चाहिए 
यह तो कुछ समझ में आ सकने और कर सकने जंसी बात मालूम द्वोती 
है, किन्तु तुम तो कहते दो कि विषय का चिन्तन ही न द्वोना चाहिए। 
फिर तुम्हीं यह मी कहते हो कि इन्द्रियों को सर्वथा निरादाार रखना, आँख 
हो तो भी विलकुल देखना नहीं, कान होने पर भी त्िलकुज्ञ सुनना नहीं, 
इत्यादि बातें ती सवैथा असम्मव दूँ .। तब मनुष्य जीवित किस प्रकार 
रहे ! किस तरह देखें, किस तरह सुनें, कित तरह खाब . मुझे तो .कोई 
शस्ता.ही नहीं सभता |! 
' शुई सुनकर श्रीकृष्ण बोले--“अजुन, यद्द तो सर्च है कि. इखिय- 
जय और रस-जय सरल-नहीं है । जंबतक शरीर दमारेः साथ लगा हुआ 
है, इतना द्वी नहीं, साख्यतत्ववेंतता तो यहाँ तर केएते हैं. कि जब॑तेक मो 


ष्८ गीता-मन्थन 


में प्रतिवन्व- कनेवाला कोई मी कारण सोजूद है, तबतक इन्द्रियाँ तथा 
उनके विषय हमारे पीछे हैं ही। फिर भी उन्हींमें से मनुष्य को विवेक: 
पूर्वक मार्य निकालना है| इस प्रकार तत्व को आचरण में लाने के मार्ग 
का ही नाम योग है, और वैसा कर जानने वाला पुरुष ही विषेयात्मा 
अर्थात्‌.निशचल बुद्धि वाला कहा जाता है| 

तब इन्द्रियों से विषयों का उपमोग किस तरह करना चाहिए, 
उसकी-विधि-बतलाता हूँ, वद्द सुन | थोगी पुरुष इन्द्रियों से इस प्रकार 
विषयों का भोग करते हैं--- हे . 

- “पहले तो अपनेमें जितनी बुद्धि हो, उसका उपयोग करके वह इस 
बात का निर्णय करता है. कि जीवन के वारणु-पोषण के लिए कोनमें 
विषय आवश्यक हैं ओर कोन से अनावश्यक । यह निर्णय करने में-वह 
जदाँतक सम्भव. हो राग-द्वेष से परे रहकर विचार करने का प्रयक्ष करता 
है. | इसका अर्थ यह है कि जीवन- के धारण-पोषण के लिए 
क्या “आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, यह निश्चित करने 
में वह जीवन के गूलत पैठानों- से काम नहीं लेता। उदाहरण, 
प्रतिष्ठा बनाये रखने अथवा संगे-सम्बन्धियों को प्रसक्ष करने के लिए 
तथा सुविधायें बढ़ाने अथवा असुविधायें घटाने के . लिए इतने. विपयों 
के बिना क्राम न चलेगा, अथवा इतने विषयों का आकर ण छोड़ा ही 
-न जा सकेगा, अथवा इतते विषय आवश्यक द्वोते हुए भी अरुघ्रिकर 
होने के कारण छोड़ दिये जा सकते हैं :--इ€ प्रकार के विचारों को वह 
एक ओर रख देता है । ः 

“यह ठीक है कि ऐसा काने में वह आरम्भ से हो सफज् नहीं -हो 
जाता, और इसमें कई बार वह गोते भी खाता है। किन्तु .सन्‍्तों 
साधकों तथा.विशेष -अनुभवी पुरुषों के समायम तथा उपरेशों छी 
संहायता से उसका प्रयत्व-जारी:रहता है । 


ज्ञान तथा-योग के सिद्धाल्त ७६ 


: ४ इस अ्रकार राग-द्वेप से परे रहकर, भोगने योग्य और त्यागने 
योग्य विषयों का नि्॑य करके, जो विषय अनिर्वाय प्रतीत हों- उनमें मी 
इन्द्रियों को लोलुप-न होने देते हुए जितना उचित हो उतना ही उपभोग 
करने का नाम. योग है और ऐसा करने वाला पुरुष विधेयात्मा कह- 
लाता है | 

 “धह सच है कि ऐसे प्रयत्नशील योगी को आरम्भ में तो कठि- 
नांई प्रतीत होती हूँ । किन्तु ज्यों-ज्यों उसकी साधना बढ़ती जाती है, 
त्यों-त्यों वह कठिनाई कप होती जाती है, और ज्यों-ज्यों प्रयत्न सफल 
होता जाता है, त्यों-यों ऐसा करने में उसके चित्त की प्रसन्नता 
बढ़ती जाती मालूम देती है। ऐसे प्रयत्न से पहले त्तो उसे ऐसा 
भासित होता है मानो सब ओर से वह ' ज़ंजीरों में जकड़ दिय्रां गया है। 
किन्तु बाद में तो उसे इससे उलठा ह्वी अनुभव होता जाता हैं। वह 
देखता है कि वह चारों ओर से बँवा हुआ क्लैदी नहीं, वरन्‌ अपने 
निर्माण किये अनेक बन्धनों से मुक्त होकर विशेष स्वाधीन तथा ख्तंत्र 
पुरुष है। इससे चह दिन प्रतिरिन अधिक से अधिक चित्त की प्रसन्नता 
अनुभव करता हैं ॥६४॥ ४ 

धश्रजुन, मेने आरम्म में ही तुकते जो कहा था, क्या चह 
याद है १.मेंने बतलाया था, कि घर्म का मार्ग चित्त 

श्लोक ६५-६६ की प्रसत्नता में से ही सकता हैं शोर चित्त की 
प्रसन्नता को बढ़ाता है। वही बात में तुकसे फिर 

इंता हूँ. कि जैसा मैं बता चुका हूँ, वैसे संवभी पुदंप के चित्त में दिन- 
प्रतिदिन प्रसन्षता बढ़ती जाती है । इसलिए: दुःख में भी 'बंह हँस सकता 
है हँसा सकता है, और अत्वन्त' शोक उत्पन्न होने के कारेए' एकत्र दो 
गये हों तो,, उस समय - भी वह? शांति -चित्त. से उचित-अनुचितः का 


८० गीता-मन्थन 


नि्श कर सकता दें। दूसरे शब्दों में ऐसे हा पुरुष की बुद्धि स्थिर 
होती है ॥६४॥॥ 

“परन्तु, बुद्धि की ऐसी स्थिरता ओर मावना की पुष्टि ज्ञान 
की खाली बातें करने से ही प्राप्त नहीं हो जाती | इसके लिए तो कमर 
कसकर प्रयत्न करना चादिए। प्रथत्त का नाम्र है योग। जैसा कि मैं 
तुझसे कइ चुका हूँ, योग का अर्थ है कर्मपरायणता, कर्म-कौशल्व. और 
निष्कामता तथा समता | ऐसे योग के त्रिना न तो बद्धि स्थिर होती है, 
न भावनायें ही शुद्ध होती हैं । और यद्द कुददने की तो थावश्यक्रता ही नहीं, 
कि भावना शुद्ध हुए बिना शान्ति प्राप्त नहों दो सकती और, जिसे शान्ति 
नहीं उसे कुछ सुख भी नहीं | ॥६4॥ 

“पार्थ, सम्भव है.कि मेरे शब्दों से तुके भ्रम दो और तू इस सम्बन्ध 

में उलझन में पड़ जाय कि मैं मन की विजय पर ज़ोर 

श्लोक ६७-६८ देता हूँ. अथवा इन्द्रिय-जय पर,. क्योंकि संसार में 

॥ इस प्रकार दोनों तरद्द का मत रखनेवाले पुरुष मिल 

जाते हैं ।. कितने ही यह मानते हैँ कि मन पवित्र हो, तो मले ही बेचारी 

इन्द्रियाँ सुखपूंक विप्ोपमोग करती रहें, उनके संयस की आवश्यकता 

नदीं | इसके विपरीत बहुत-से इन्द्रिय-जय पर इतना अरधिर ज़ोर देते हैं 

कि इन्हें फोड़ने, काटने तक के उपाय सुभाते हैं और मन के जय को भूल 

ही जाते हैं। इन दोनों में से एंक भी मार्ग मेरे क्मंगोग अमिमत 
नहीं हैं । दे 


. इन्द्रिय-जय के अभिमान से जो. अपनेको सुरक्षित समझता है उसे 
भनः किस प्रकार पथ-भष्ट कर देता है, यह मैंने तुझे विस्तारपूवक सम- 
भाया ही है । किन्तु इसके साथ ही तू-यह मी-सम्रक. रख, ,कि वमनोजय 
फाविश्वासः-रखकर इन्द्रियों को खुला छोड़ “देनेवाले .का दाल भी वैसा. 


ज्ञान तथा योग फे सिद्धान्त परे 


ही दोता है । क्यों कि इन इन्द्रियों श्रौर मन के बीच दूध और पानी ज॑सी 
मित्रता है, अथवा वस्तुतः जिस प्रकार लणं और स्वणंकार नाम मात्र 
को केवल कहने के लिए दी जुद्दे कहे जा सकते हैँ ' उसी प्रकार मन तथा 
इन्द्रियों को भी फेवल समझाने के लिए ही जुदा कद्दा जाता ई | वास्तव में 
जिस प्रकार जुदा-जुद्दा रूप में घडा हुआ सोना हो छुल्‍्ला अँगूठी, बढ़े, 
सांकल श्रादि जुदे-जुदे नामों से बोला जाता है, उसी प्रकार यद्द मानना 
चाहिए कि भाँख कान, नाक इत्यादि इन्द्रियाँ भी मन के ही जुदे-जुदे रूप 
हैँ। इसलिए यह समस्त रखना चाहिए कि किसी इन्द्रिय का विषयों में 
भ्रमण करना मन का ही भ्रमण है । इस प्रकार यदि कोई पुरुष प्रमाद से 
श्पनोी एकाप इन्द्रिय को खुन्ा छोड़ दे तो मन तुरन्त उसके साथ दौड़ 
जाता है और फिर उस पुरुष की बुद्धि को तूफान में फंसे हुए, जहाज की' 
तरह इधर से उधर भटकाकर नष्ट कर देता है। इसलिए मित्र मे बार- 
बार कहना पद्ता है कि यह तू निश्चय मानना कि जिसकी इन्द्रियाँ चारों 
श्रोर से अपने वश में दोगई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हुई है। ॥६७-६८॥ 
“अर्जुन, वूने मुझस पूछा या, कि स्थिर बुद्धि पुरुष किस प्रकार बोलता 
है, द्विस तरद बैठता है, भौर किस तरह चलता है ! इस 
श्लोक ६६ पर मैंने ठुकसे कटद्ठा था, कि उसकी सब क्रियायें सहज- 
स्वाभाविक कृत्रिमता-रहित द्वोती ६ | वह जेम्ा द्ोता है 
उससे भिन्‍न प्रकार का दशनिे का ढोंग नहीं करता | इसके द्विवा उसके 
संयमी, कमे-परायण तथा योगयुक्त जीवन के कारण, स्थूल दृष्टि से रदन- 
सद्दन के जो कुछ भेद दिखाई देते , हैं उनके अतिरिक्त, साम्रान्य मनुष्य 
की अ्रपेज्ञा उसका खान, पान, वेश आदि किसी दूसरी तरद्द का ही द्वोता 
है, यद्द नहीं कद्दा जा सकता | शक 


“परन्तु संयमी--ह्थिर बुद्धि वाले तथा संसारिक-मोग्यासक्त पुरुष, के 


दर गीता-मन्धन 


बीच जीव्रन-सम्बन्धी दृष्टिकोण में ही, उनके उद्देश्यों में ही, रात-दिन का- 

सा तीव्र मेंद हैं। वह यह कि स्थिर बुद्धि वाला सय्मी पुरुष जिन'' 
विषयों में उदासीन अयवा रसद्वीन होता है, वे विवय भोगासक्त पुरुष 

को अत्यधिक महत्व के भ्रोर रसीले प्रतीत द्वोते हैं भर उनके लिए बह' 
रात दिन प्रयत्न कला रहता है, और जिन वातों के लिए संयमी पुरुष 

जी तोड़कर परिश्रम करता है, भोगासक्त पुरुष को उनमे जुरा भी रुचि ' 
नहीं होती | श्रधिक स्पट्ट रूप से क॒द्दा जाय तो भोगासक्त पुरुष इन्द्रियों 

के सुख तथा .उन्हें प्रात्त करने के साधन -काम और श्र इन दो को दी 

महत्व. देत हैं श्रोह इन्हींमें अपने जन्म की सार्थकता सममते हैं | इन 

दो को दृष्टि में रखकर द्वी वे धर्म तथा ज्ञान को साधना करते है, ओर 

यदि धर्म का त्याग करने से. अथवा अ्ज्ञान का शाश्रय लेने से उन्हें सुख 

अथवा अर्थ की प्राप्ति सम्भव प्रत्तीत हो तो .े चैसा करने में भा नहीं 

हिचकिचाते । 

“इसके विपरीत, संयमी विचारशील पुरुष अपने काम्र.तथा अर्थ के 
प्रति . उदासीन होते हैं, और धर्म का त्याग करके अथवा अज्ञान का 
आश्रय लेकर उनकी प्राप्ति के लिए कभी प्रयत्न, नहीं करते । किन्तु रात- 
दिन धर्म और ज्ञान का आश्रय लेकर प्राणियों के द्वित के लिए ही 
प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार जिन विषयों में भोगासक्त पुरुष जाग्रत रद्दते 
हैं, उनके प्रति भोगासक्त व्यक्ति उदासीन होकर सोते रद्दते हैं । ॥| ६६ ॥ 

. “क्ैन्तेय, जो पुरुष शान्ति की इच्छा रखता है, उसके मन में जब- 
जब जो-जो इच्छा उठें उसके पीछे पागल बन जाने 
श्छोक ७०-७१ से उसका काम नहीं चल सकता | कैसा पुरुष शान्ति 
. प्राप्त कर सकता है और कैसा नहीं यह मैं बताता हूँ, 

उसे तू सुन । 
' “जिस प्रकारं स्थिर आधार वाले समुद्र में नदियों का पानी निरन्तर 


ज्ञान तथा योग के सिद्धान्त ८३ 


श्राता ही रहता है, तिसपर भी 'ऐसा नहीं होता कि वह भरपूर भर गया 
हो, वद सदोव अपूर्ण ही रहता है, और इसलिए मूल में स्वभावतः 
गम्भीर होते हुए भी, उसकी सतह पर निरन्तर खलबलाइट, ज्वारभाटे 
ओर लहरों को अगशान्ति शान्त होती द्वी नहीं, उसी प्रकार वासनाओं के 
फेर में पड़े हुए पुरुष का चित्त, थात््मारूपी स्थिर आधार पर रहने और 
स्वभाव से गम्भीर द्वोते हुए भी, अत्र तो वासनाओों का बहुत भोग कर 
लिया, अब तो बस करना चाहिए? इस प्रकार कभी तृत्त नहीं होता ओर 
न कमी शान्ति प्राप्त करता है के ॥>०॥ 
किन्तु जो व्यक्ति सब वासनाओश्रों का त्याग कर निल्यृह्त बनकर 
आचरण करता है, जिसके मन में अपने ओर पराये का भेद-भाव नहीं 
रहता, जिसमें अरहमत्व का मद नहीं, श्र इसलिए, 'या तो मैं नहीं, 
या वह नहीं? अथवा “श्रमुक कार्य मेरे ही हाथों पूरा होना चाहिए? 'मुके 
ही उसकी सिद्धि का यश मिलना चाहिए?--इस प्रकार का आग्रह नहीं। 
ऐसे दो पुरुष को शान्ति मिलती है ।” ॥७१॥ 
“अजुन, अह्मस्वरूप होने की जो स्थिति कह्दी जाती है,जिसे शआात्म- 
निष्ठा कहते हैँ, जो जीवन-मुक्तता की दशा कही 
श्लोक ७२ जाती है, तथा ह्थित-प्रज्ञ के जो लक्षण मैंने बताये 
हैं, बह सव एक दी है। इस स्थिति को पहुँचे हुए 


ऋविद्वान पाठक देखेंगे कि सत्तरवें श्लोक का आशय मैंने भिन्न 
प्रकार से किया है | साधारणतः चौथे चरण के “अप्नोत्ति' शब्द के 
शागे पूर्ण विराम हैं और न काम कामी ( शान्ति साप्नोति ) यह दूसरा 
स्वतन्त्र वाक्य है, ऐसा अर्थ किया जाता है। किन्तु मैंने इस अकार 
अत्वय किया है... ...तदृ॒त्‌ सर्वे कामः थ प्रविशन्ति, सकाम कामी 
शान्ति न आप्नोति || 'लिस श्रकार समुद्व कभी शान्त नहीं होता,उसी 
तरह इस पुरुष का चित्त शान्त नहीं होता । 


८ - गीता-सन्थन 


पुरंधों को क्या करना चाहिए ओर क्या न करना चाहिए, यह असमझ्नस 
नहीं. होता कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिविम्ब स्पष्ट रूप से उठता है 
और उठने में कुछ देर नहीं लगती, उसी प्रकार उनकी बुद्धि में कर्तव्या- 
कर्तव्य का निर्णय स्पट्टरूप से औरः इस प्रकार तत्काल द्वीता है मानों 
पहले से ही विचार कर रक्‍्खा हो । 

“कैन्तेय, ऐसी स्थिति प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। यही 
जीवन का स्वभाव बन जाय, ऐसा होना चाहिए मनुष्य के जीवन का 
यही सच्चा ध्येय और कर्तव्य है | जीवन के अन्त समय में भी यहदद 
स्थिति प्राप्त होजाय, तो जन्म साथंक समझना चाहिए. | इस स्थिति 
में रहकर जिसका शरीौरान्त होता है, वही निर्वाण-पद को प्राप्त द्वोता 
है। जिस अकार नदियाँ समुद्र में पहुँचने के बाद, यह गड्जा । यह तासी 
ऐसा प्रथक्‌ व्यक्तित्व नहीं रखतीं, जिस प्रकार मिन्न-मिन्न फूलों का 
शहद छुंसे में पहुँचने के बाद यह मोगरे का और यह चमेली का इस 
प्रकार अलग व्यक्तित्व नहीं रखता, उध्वी प्रकार ऐसे पुरुष की चेतन्य 
शक्ति विश्वव्यापी, अनन्त एवं अपार ब्रह्म से भिन्न नहीं रहती। 

. “र्जुन, तेल और पानी को साथ मिलाया जाय, तो भी वे एक- 
दूसरे में न॒द्ीं मिलते, अलग-अलग ही रहते हैं| इसलिए, तैल लगाई 
गई बस्तुं को पानी से मिग्रोने के पहले उसपर की तैल की चिकनाहट 
निकाल डालनी पड़ती हैं | उसी प्रकार अजुन, वासना रूप तैल की सतह 
के नीचे रहने वाला चेतन्य का अंश ब्रह्म से जुदा रहंता है । उस चिंकना- 
हट के' घुल जाने से वह त्रह्म-रूपी निर्वाण को प्राप्त होता है ।? ॥७२॥ 


तृतीय श्रध्याय 
कमम-सिद्धान्त 


स्थितप्रश्ष के लक्षण सुनकर अर्जुन बोला-“जनार्दन, तुमने 
स्थितप्रज्ष के जो ये सब लक्षण बताये, उनसे तो 
श्जोक $ से ३ ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का अपने स्वरूप 
को पहचानना ओर उसमें सन्तोपपूर्वक रहना ही 
जीवन का ध्येय थोर सब से श्रेष्ठ स्थिति है। उसके लिए तुमने सब 
वासनाओं के त्याग पर, इन्द्रियों के संयम पर भऔर मन को वश में 
रखने पर जोर दिया है | फिर तुमने सांसारिक पुरुषों के श्रौर संयमी 
पुरुषों के जोवन किस प्रकार एकनदूसरे से उलटे द्वोते हैँ, यद्ट भी 
वतलाया । उसी प्रकार फिर विषयों का केवल चिन्तन भी श्रेयार्थी 
के लिए कितना खतरनाक है यह भी विस्तारपूर्वक समर्काया । इस 
सब को देखते ६ए तुम्हारे कहने का अर्थ यह द्वोता है कि मुमुज्नुका 
सांसारिक करों में पड़ना भूल है, उन्हें तो सांसारिक कर्मों का त्याग कर 
आत्मज्ञान के साधन-रूप इन्द्रियद्मन, मनोनिग्नह तथा वासना-परित्याग 
के मार्गें पर लगना चाहिए.। 

#यदि सच वात ऐसी द्वी हो, त्तो फिर तुम मुझसे युद्ध जैसा घोर 
कम करने के लिए आग्रह क्‍यों कर्ते हो ? क्या तुम मुझमें ज्ञान के 
मार्ग पर जाने की योग्यता नहीं देखते इसलिए | अथवा, क्या ठुम मेरी 
परीक्षा लेते द्वो ? 

“प्रिय और पूज्य केशव, कृपाकर तुम कमी ज्ञान की 
ओर कभी. कर्म की महिमा बताकर मुझे उलझन में मत 
डालो | इनमे से तो भे यह समभ द्वी नहीं सकता कि ठुम्द्दारा अन्तिम 


८६ हे गोता-मन्थन 


और सच्चा आशय क्या है | मुके तुम अपना स्पष्ट सिद्धान्त समझाने 
की कृपा करो [? ॥ १--२॥ 

अजुन के ये शब्द सुनकंर मक्ताधीन श्रीकृष्ण ने कह्दा ;-- 

“प्रिय धनझ्ञय, यह वस्तु में ठुकों समका रहा था, किन्तु बीच 
में तेरा ध्यान भंग होगया था, इसलिए मेरे विचारों को तू ठीक तरह 
ग्रहण नहीं कर सका | मैंने उसी समय तुमसे कटद्दा था कि तेरी बुद्धि 
मोहरुपी कीचड़ में फँस जाने के कारण व्यग्र होरद्दी है श्लोर इसलिए 
तू मेरे कथन का सर्म अ्रहदण नहीं कर क्षकता, किन्तु जब तेरी वुद्धि 
स्थिर द्वोजायगी, तब तू मुझे समझने में समर्थ होजायगा । 

“इसपर तूने बीच में ही यह्द प्रश्न किया कि स्थिखुद्धि के 
लक्षण क्या हैं ! यह प्रश्न थोड़ा अप्रासंगिक था, फिर भी मैंने मनुष्य- 
जीवन का आदर्श समझाने के लिए. उसका उपयोग कर लिया। मैने 
आशा की थी कि इसपर से तू प्रत्तुत विषय पर भी आजायगा, और 
वैसा ही हुआ भी, इसलिए मे प्रसन्न हूँ /? 

यह सुनकर अजुन ने नम्नतापूर्वक दोनों हाथ जोड़े और बोला- 
#“केशव, मित्र की तरह भी तुमने मुझपर अपने प्रेम की सीमा नहीं 
रक्ली,तव गुरु के रूप में अनुम्रह वर्षा में भी सीमा न खखो इसमें कहना 
ही क्या है! में सावधान हूँ यदद दिखाने का मैंने जो ढोंग किया था, 
उसके लिए, मुझे क्षमा करो (? 

यह कहकर अजुन श्रीकृष्ण के परों पड़ने जाता था, कि श्रीकृष्ण ने 
उसे पकड़ लिया और बोलें+-- 

/ अजु न, आज तक तेरे और मेरे वीच का कभी इस प्रकार का 
शिष्टाचार का सस्वन्ध था १ तत्वज्ञान का निरूपण भेद-भाव को मिटा 
देता है । अखिल विश्व को अपने साथ एकरूप कर डालना यही इसकी 

इच्छा है। वेदान्तवेत्ता उल्लासपूर्वक यह गाते हैं कि इसके निरू- 


कर्म-सिद्धान्त दछ 


पण से गुझ-शिष्य का अद्वैत होजाता है। इसके विपरीत, यदि तेरे 
ओर मेरे बीच इस प्रकार का शिष्टाचार का सम्बन्ध होता हो,तो यह श्रच्छा 
होगा कि में ज्ञान-चर्चा एक ओर रखकर केवल गपशप दी कहूँ। 
किन्तु अब यह वात जाने दे | हम अपनी चर्चा आगे चलावें । 
+क्षैन्तेय मैंने ठुक से कहा न कि मीांसकों ने अपना शास्त्र अधि- 
कांश में मोग तथा ऐड्वर्य की वासना की तृप्ति करने के लिए बनाया है । 
इस शास्त्र के अनुरूप विधियों को धरंशात्व अथवा कर्मकाएड का नाम 
दिया गया है| इसका कारण मोक्ष-परायण तत्त्वज्ञानियों के मन में इनके 
प्रति अनादर दिखाई देता है| इससे क्रमं-मात्र का नियेध करनेंवाला 
सम्प्रदाय भी बन गया है और वे लोग सोख्य-्योगी अथवां संन्‍्यासी कहे 
जाते हैं। उनके तत्वचिन्तन, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि साधनों में 
संलम रहने के कारण उन्हें ज्ञानमार्गी अथवा ज्ञानयोगी भी कहा जाता है | 
“मकर, मैंने ठुक से यह मी कहा था कि मीमांसकों द्वारा प्रतिपादि- 
त धंस के विवेक द्वारा दो भेद करने आदिए। कर्म और अक्म में जो कर्म 
हों उनका योगपूर्वक अर्थात्‌ ज्ञाननकोशल तथा समतापूर्वक आचरण करना 
चादिए। यह मेरा एक दूसरा मत है और इसे ऋमयोग कहते हैं इसपर 
चलने वाले कर्मयोगी अथवा संक्षेप में योगी कहे जाते हैं। ॥8। 
“अब, महाबाहो, सांख्य-प्रतिपादित तत्त्वमीमांसा अधिकांश में मुझे 
स्व्रीझत होते हुए मी में कर्मब्रोग को क्यों महत्व देता हूँ, 
_ श्ज्ञोक ४-६ सो कहता हूँ | प्रियवर, “तत्ववेत्ताओं ने यह माना है 
कि जबतक लवलेशमात्र भी कर्म का बन्धन रहता है, 
तवतक पुरुष चाहे स्थूल देह में रहता हो अथवा उससे रहित केबल 
वासनामय लिंग-देह में; प्रवृत्ति से उसका सम्बन्ध नहीं छूटता अथवा 
मुक्ति सम्भव नहीं होती । इस निष्कर्मता की सिंद्धि के लिए वे कहते हैं कि 
नवीन कर्म न किये जाये | 


प्८ गीवा-मन्धन 


# किन्तु कर्म करने का अर्थ क्या है ओर उनका क्षय अथवा 
निष्कमंता सिंद्ध करना किसे कहते हैँ, इस सम्बन्ध में बड़ा भ्रम फेला 
हुआ है । 

४ इस विश्य में मेरा तो यह मत है कि निष्कर्मता केवल स्थूल रूप 
से आचरण करने की को ई विधि नहीं है , परन चित्त की शुद्धि का एक 
परिणाम है। इसलिए केवल कर्म का आरम्म न करने से अथवा आरम्म 
किये हुए कर्म का सम्यास अर्थात्‌ त्याग करने से निष्कर्मता प्राप्ति होती 
है, यह मैं नहीं मानता ॥४॥ 

* पाथे, सांख्यंवेत्ताओं ने यह प्रतिपादन किया है, कि जबतक चित्त 
की पूर्णतः शुद्धि नहीं होजाती, जिस प्रकार शआ्रात्मा शुद्ध और ज्ञानमात्र 
निर्विकार कहलाता है उसी प्रकार चित निर्विकार नहीं होजाता, तब- 
तक पुरुष इस प्रकृति के आधीन द्वी रददता है । 


“अजु न, जबतक ऐसी स्थिति है, तबतक प्रकृति की क्रिया कभी 
वंद होती ही नहीं | शरीर मुर्दे की तरह स्थिर होकर पड़ा रहे श्रथवा 
उसका नाश भी द्वो जाय, तो भी प्रकृति की क्रिया एक क्षेणभर विश्राम 
किये बिना एकसमान चलती ही रहती है । इस प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति 
के साथ एकहूप द्वोकर रहनेवाले पुरुष का एक क्षण भी कम के 
बिना नहीं बीतता और प्रकृति के गुणों के साथ सम्बन्ध द्वोने के कारण 
उक्त पुरुष कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता | जबतक चित्त की सम्पूण 

शुद्धि नहीं द्वोजाती, तब्रतक इस स्थिति से छुटकारा पाने का कोई 
अन्य मार्य नहीं है | इस स्थिति से छूटने का एक ही मार्ग है और बह है 
चित की पूण तः शुद्धि । 

. £ इसलिए चित्त की शुद्धि का कुछ प्रयत्त किये बिना उसे विषयों 
में भटकता रखकर केवल इन्द्रियों को रोक रखने वाला पुरुष निष्कर्मी 
है, यद्द नहीं कहा जा सकता; वह तो केवल मोहप्रस्त मिथ्याचारी ही 
है।” ॥६॥ 


कर्म-सिद्धाल्त ८ 


“अजुन, ऐसा होने के कारण जिस प्रकार चित्त की शुद्धि हो उसी 
| प्रकार आचरण का नियम होना चाहिए: । इस सम्बन्ध 
-श्कोक ७-८ में मैंने जो कर्मयोग कह्दा है, वही श्रेष्ठ मार्ग है | अरथोत्‌ 
पहते तो मन को शुद्धि करने के प्रयत्न सहित इन्द्रियों 
का नियमन होना चाहिए.। निय्मन का क्‍या अर्थ है, यह स्पष्टतया समर 
लेना चाहिए.। जिस प्रकार जो सारथि घोड़ों को अपने वश में नहीं रख 
सकता वह कुशल नहीं समझा शता उसी प्रदवर जो सारथि घोड़े को मार- 
मारकर अधमुआ कर डालता है ओर उसकी कार्य-शक्ति को नष्टकर देता 
है, अथवा उसकी लगाम इतने जोर से खींचता है कि उसके मुँह से रक्त 
निकलने लगता है और खिंचावके कारण चलना कष्टदायक होजाता है,वह 
भी कुशल नहीं समझा जाता | इसी प्रकार हाँकनेवाले के रथ में बैठने- 
बाले व्यक्ति की यात्रा भी सुखकर नहीं होती । घोड़े की उछल-कूद और 
उसके अंकुशसे छुटकारा पाने का प्रयत्ञ रथ को हिला डालता है और बैठने 
वाले को हिचकोलों से थका देता है | इसके विपरीत कुशल सारथि धोड़ों 
को इस प्रकार दाँकता है कि एक ओर से उन्हें अपने वश में रखता है, 
अपनी इच्छा के विपरीत दिशा में एक पग तक उन्हें नहीं रखने देता,फिर 
भी घोड़ों को ऐसा- मालूम द्वोता है मानों वे सारथि के वश में नहीं वरन्‌ 
स्वतन्त्र हैं श्रोर मानों सरपट दौड़ने में उन्हें आनन्द आता हे] अ्रजुन,इसे 
घोड़ों का नियमन कहते हैं| इसमें न तो घोड़ों को स्वच्छन्दता हैं, न 
उनका दमन ही है । 


इन्द्रियों का नियमन. भी इसी प्रकार होना चाहिए. | ऐसा नियमन 
सरलता से सिद्ध नहीं होता । इसमें घोड़ों को आरम्भ से ही अच्छी तरह 
सघाना पडता है| 'अठपटा न लगे इस त्तरह-उचित . लगाभः लगाकर 
उन्हें धीरे-धीरे बचपन से ही सघाना पड़ता है | इंसी- तरहं इन्द्रियों का 


९० गीता-मन्थन 


नियमन भी मनुष्य को आरम्म से ही अच्छी आदतें डालक ऋर और 
उचित संस्कारों का पोषण करके करना पड़ता है। सघाये हुए धोड़ों 
की तरह, इस प्रकार सधाई हुई इन्द्रियाँ भी कष्ट अनुभव किये बिना 
स्वभावतः ही और प्रसत्नतावूर्वक वश में रहती हैं। अर्जुन, इसीका नाम 
है मन के द्वारा इन्द्रियों का नियमन | 

#इसी प्रकार मन से इन्द्रियों को नियम में रखकर और आसक्ति 
से रहित होकर कर्मयोग का श्राचरण करनेवाला पुरुष उस स्थूल रूप 
से हाथ-पैर बाँधकर बैठे हुए कमरहित मनुष्य की अपेत्षा अत्यधिक 
श्रेष्ठ है ओर उससे कहीं अधिक अच्छी तरह श्रेय के पथ पर लगा हुआ 
है, यह मेरा मत है । 

“इसलिए, अजुन, मेरा निश्चित मत है कि कर्म-रहित द्ोना उचित 
नहीं है ओर सकर्मी ही श्रेष्ठ है; किन्तु यह कर्म मन तथा इन्द्रियों को 
वश में रखकर करना चाहिए । 

“गुड़ाकेश, इस संसार में कम किये बिना काम चलता ही नहीं | 
उसके बिना शरीर का निर्वाद्द तक नहीं द्वो सकता | कर्म का निषेध करने- 
वाले संन्यासी को भी शरीर-यात्रा के लिए. आवश्यक कर्म तो करने ही 
पड़ते हैं। इस प्रकार कम का सर्वेधा निषेध करनेवाला मन टिक ही 
नहीं सकता | 

#क्िन्तु इसके साथ ही मन तथा इन्द्रियों को गुलामी के परिणाम- 
स्वरूप हुई कर्म-प्रवृत्ति कमी श्रेयस्कर नहीं होती | इसलिए मैं तुझसे न 
'तो जिस पर वृत्ति जाय, आँख मीचकर उस कर्स में लगे रहने को कहता 
हूँ, न कर्म-रहित द्वोने के लिए कहता हूँ, वरन्‌ नियत कर्स करने की 
सलाह देता हूँ 7? ॥ ८॥ 

श्रीकृष्ण का ऐसा उपदेश सुनकर अजुन ने कहा : - 

“ब्रजवाथ, कर्म का त्याग करने से वासना को मिलतेवाला पोषण 


कमे-सिद्धान्त ६१ 


वन्‍्द द्वोजाता हैं और इस कारण धीरे-धीरे उसका क्षय होने लगता 
है, यह वात तो कुछ समर में था सकने जैसी मालूम होती है | किन्तु 
कर्म करने से तो, जिस प्रकार वृत्त को पानी देने से पोषण मिलता है 
उस तरह, क्या वासना को पोषण न मिलेगा १ जिस कम के प्रति आसक्ति 
न हो, वह दो ही किस तरह सकता है ? इसलिए कर्म द्वारा चित्त-शुद्धि 
और श्रनासक्ति किमस्त प्रकार होसकती है, कृपा कर यह सुमे 
समकाओशो ” 


अजुन का यह अश्न सुनकर शिष्व-वत्सल श्रीकृष्ण बोलेः-- 

#प्रियवर, तूने अच्छा प्रश्न किया है। इस सम्बन्ध में मीसांसकों 
को परिभाषा में प्रचलित “यज्ञ! शब्द मुझे बहुत उपयोगी प्रतीत होता 
है। मैंने इस शब्द के अर्थ का पिकास ( लक्षण ) करके, इसकी मूलभूत 
भावना थ्रोर तत्त्व को कर्मयोग में स्वीकार किया है। इस प्रकार, अर्जुन, 
मैं तेरे प्रश्न को दस तरह सममाता हूँ कि कम, श्रथवा अनिवार्यत: 
आचरणीय धर्म भी यज्ञ के सिवा दूसरे हेतु से किये जायेँ तो वे 
बन्धनरूप, अर्थात्‌ वासनाश्रों के पोयक द्वोते है, किन्तु यदि वे यज्ञार्थ 
किये जायेँ तो बन्धनकारक नहीं होते । इसलिए कोन्तेय, तू केवल 
फल-सम्पन्धी दी आसक्ति छोड़कर नहीं, वरन्‌ यज्ञाथं अपने कर्म 
कर | इस प्रकार उनमे बन्धन पैदा नहीं होंगे, वरन्‌ वासनाओं का क्षय 
होकर उत्तरोत्तर चित्त-शूद्धि होगी ।? ॥ ६॥ 

यह सुनकर अजुन ने पूछा:-- 

“योगेश्वर, मीमांसकों की यज्ञ की भावना क्या है, और उससें 

. तुमने क्या विकास किया और इस प्रकार कर्म करने 
शक्कोफे ३०-१३ का श्रर्थ क्या है, वद्द में स्पष्टतापूर्वक जानना 
- चाहता हूँ |” 


६२ गीता-सन्थन 


यह सुनकर जिस प्रकार कोई कुशल आचार्य विद्यार्थी के सामने 
शाम्र का विवेचन करता हो, उस .तरह-गुरुवर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
यज्ञ के मूल में रहनेवाली श्रद्धा तथा उसका तत्व समझाना आरम्म 
किया । वह बोले:--- 


. “अर्जुन, यज्ञ-धर्स की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मीमांसक लोग 
कहते हैं कि स॒ष्टि के आरम्म में जब प्रजापति ब्रह्मा ने सब देवताओं, 
मनुष्यों तथा भूतों का निर्माण किया, तव इनके साथ द्वी साथ 
मनुष्यों के लिए. उन्होंने यज्ञ-धर्म निर्माण किये। मनुष्यों को यज्ञ- 
धर्म समसाते हुए उन्होंने कह्ा--हे मानवो, इन यज्ञ-धर्मों द्वारा 
मैं तुम्हारा सम्बन्ध एक ओर देवताओं के साथ और दूसरी ओर 
भूतों ( स्थावर जंगम सृष्टि ) के साथ जोड़ता हूँ । तुम यह्द समझो कि 
इस सकल सृष्टि के रसकस, धन-सम्पत्ति, सब्र दैवीशक्ति के अधीन है 
और उसकी कृपा से तुम्हें इनका उपभोग प्राप्र होता है और तुम्हारे 
घन-धान्य एवं प्रजा की वृद्धि होती है | इसलिए,, इन देवताओं के 
प्रति तुम्हारे मन में पूज्यता और इतज्ञता का भाव होना चाहिए. भरोर 
उनके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए । ये देवता तुम्हारी भक्ति से 
संतुष्ट होकर तुम्हारा पोषण करेंगे और तुम इनके दिये हुए धन-धान्य 
से समृद्ध होकर इनकी आराधना करो और इन्हें धन्यवाद दो, इसी में 
त॒ग्द्दारी और सम्पूर्ण यृष्टि की उन्नति है !? 


४प्रजापति ने फिर कद्दा --हे मनुष्यों, इन सब देवताओं का स्वरूप 
तुम्हें दिखाई नहीं देता | किस मैं तुम्हं एक ऐसे दैव से परिचित 
कराता हूँ, जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो और जो तुम्हारे 
ओर दूसरे देवताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकता है | वह देव 


कर्म-सिद्धान्त 8३ 


है अगि | इस अग्मिद्वारा दृश्य भूत अध्श्य में जा सकते हैं ओर 
अदृश्य भूतों का दृश्य में रूपान्तर द्ोजाता है। इसलिए इस अप्ति 
को तम देवताओं का साक्षात मुख समको ।! 

इसलिये मलुध्यों, तुम अग्नि द्वारा देवताशों के प्रति अपनो भक्ति 
प्रदर्शित करो | तुम जो कुछ घन-धान्य अथवा सम्पत्ति उत्पन्न करो, 
प्राप्त करो, भोग करो, उसे पहले कृतज्ञता एवं भक्ति के साथ देवताओं 
के श्र्पण करके फिर अपने उपयोग में लाओ | इसलिए इसका कुछ 
भाग तुम अग्नि में होम करो और स्व॒ति द्वारा देवताओं की कृपा के 
प्रति ऊत्ज्ञता प्रकट करों तथा उनकी कृपा-दृष्टि के लिये प्रार्थना करो । 
ऐसे हवन द्वारा देवताओं का यजन किये बिना तम क्रिसी प्रकार का 
उपभोग न करना | संसार की समस्त देवी शक्तियाँ सतत कार्य करती 
रहती हैं, उनके कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा पालन-पोपण इत्यादि 
होते हैं इस प्रकार इन देवताओं की निरन्तर क्रियाओं के कारण 
तुम्हारा जीवन टिका हुआ है | तुम्हारी यज्ञ की भक्ति से सन्तुष्ट हुए 
ये देवता तुम्दें सदेव-इशमोग देते रहेंगे, किन्तु इनके प्रति कृतञता 
तथा भक्ति प्रदर्शित किये बिना इनका लाभ उठाने वाला व्यक्ति चोर 
है, यद्द तुम्दें समक रखना चाहिए |! 

“अजुन, इस प्रकार मीमांसकों की यज्ञ विपयक आख्यायिका . है| 
अब इसमें से मैंने क्या तत्त्वार्थ निकाला है, वह में ठुके समझता हूँ ।” 

#कौन्तेय, चिऊंटी, कीड़े, पतंग से लेकर मनुष्य-सष्टि तक प्रत्येक 
प्राणी का, अपने जीवन-निर्वाह के लिए कुछ-न कुछ प्रवृत्ति किये बिना 
काम चलता ही नहीं | समझदार और -वेसमरक दोनों तरह के मनुष्यों 
को श्रपने शरीर-निर्वाह के लिए; कर्म करना ही पड़ता है। किन्तु यदि 
सममभदार मनुष्य भी .केवल अपने निर्वाह के लिये क्र करके बैठ 
रहे तो समझदार .और वेसमरक में भेद ही क्‍या रहा ! 


६४ गीता-मन्थन 


“अजुन, गाय भी अपने बछड़े के. लिए दूध की धार छोड़ती है । 
पत्नी अपने बच्चों के लिए कितनी हाइमारी सहते और परिश्रम करते 
हैं। बालक और पति के लिए स्त्री अपने अनेक सुखों का त्याग करती 
ओर कष्ट उठाती है। इस प्रकार यदि ्राखिमात्र दूसरों के लिए कष्ट 
न उठाते रहते होते, तो इस संसार का अन्त कभीका आगया होता | 


“किन्तु, इस प्रकार अपने वालक, पत्ति, निकट के सम्बन्धी अथवा 
जाति के लिए प्राणी श्रपने सुख का त्याग कर जो कष्ट सहन करते हैं 
उसक' कारण विश्वात्मा ने प्राणिमात्र के हृदय में जो मोह अथवा 
पक्तेपातयुक्त ग्रेम-माव रक्‍्खा है, वह है। इस प्रेम को काम का ही 
सूच्म रूप और आसक्ति का दूसरा नाम कहा जा सकता है। इसके 
वश होकर अनसमक प्राणी भी उक्त प्रकार का त्याग अवश्य करते 
हैं। त्याग करनेवाले. माता, पिता तथा सम्बन्धी इत्च त्याग द्वारा 
अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते; वरन्‌ पोषण पाने वाले जीव पर 
उपकार करते हैं। इस प्रकार के परोपकार में वास्सल्य वृत्ति या दानवृत्ति 
होती है । 

#भहामाग, इस ग्रकार का कष्॒ट-सहन सत्कर्म होने के कारण 
अवश्य करने योग्य है | ऐसे सत्कर्मों के कारण संसार का तन्त्र नियमित 
रूप से चलता रहता है | किन्तु गुडकेश, यज्ञ का रहस्य इससे अधिक 
आगे है। चित्त की शुद्धि कराने वाला यश रूपी सत्कम इतने पर ही 
समाप्त नहीं होजाता | इसलिए यज्ञ की क्‍या विशेषता है, वह सुन | 


& धनज्ञय, सूर्य तपता है, किन्तु वह ऐसे मिन्न उद्देश्य नहीं रखता 
कि अमुक प्राणी को तो प्रकाश देना चाहिए और अभुक को नहीं | 
मेघ्र॒ वर्षा करते हैं, अग्नि जलांती है, वायु बहता है, पृथ्वी धारण 
करती है, नदी प्यास बुकाती है, किन्तु ये सब क्रिसी विशेष व्यक्ति 


कर्म-सिद्धान्त ६५ 


को लक्ष्य कर अपनी क्रियाएं नहीं करते | इससे मेंने यह तत्त्व निकाला 
है कि देवताओं के कृत्य प्राशियों में बिना किसी भेद-बुद्धि और पत्त- 
पात के, सहज-त्वमाव से संसार की उच्पति, स्थिति एवं लय के 
लिए होते हैं। इसलिए इनसे पापी श्रथवा पुण्यात्मा, विकराल अथवा 
दुर्वल, वनस्पति, जन्तु अथवा मनुष्य सत्र को एकसमान लाभ अथवा 
हानि होती है । फिर देवतांश्रों के कम उस््पति अथवा पालन को श्रेष्ठ 
और संहार को निकृष्ट मानने का मेंदभाव नहीं रखते | इनके आचरणों 
से कहीं और कभी उत्पत्ति होती है, कहीं और कभी पोषण द्दोता है और 
कहीं शोर कभी संद्वार होता हे। इस प्रकार ये कम-योग बुद्धि से 
द्वोते हैं । ह 

“अ्जु न, देवताओं के कर्मों से मैंने मनुष्यों के लिएं. इस प्रकार 
: का बोध भ्रदण किया है और यह सार निकाला है कि इस प्रकार के 
कम चित्त-शुद्धिकारक यज्ञ कर्म हैं। 


“याज्ञिक के हृदय में देवताओं के प्रति जो कृतश्ता की बुद्धि 
थोर भक्ति रहती है, उससे यह सम्रकना चाहिए कि अन्य सत्तकर्मों 
की अपेक्षा यज्ञ कम में विशेषता है । फिर, जिस प्रकार देवताओं के कर्म 
मेब-वर्षा की तरह पक्तपात-रद्दित एवं बिना किसी विशेष प्राणी 
को लक्ष्य में रखकर होते हैं, उसी तरह जो सत्कर्म किसी विशिष्ट 
व्यक्ति को लय में रक्खे बिना समान-दृष्टि और योगबुद्धि से किये 
जाते हैं वे यज्ञ-कर्म हैं। यह किस प्रकार, वह मैं उदाहरण देकर 
समक्लाऊँगा । | 

..' “अजुन, गोप सैकड़ों गायें रखते हैं और उनका प्रेम से पालन 
करते हैं; किन्तु वे यद्द अपने ही लिए. धंधे के रूप में करते हैं, इस- 
लिए इसे कोई यज्ञ नहीं कहता । साथ द्वी गदस्थ अपने स्नेही 


६६ गोता-मन्थन 


सगे-सम्बन्धी तथा मित्रों को निमन्त्रित कर हर तरह से उनकी आव- 
भगत करते हैं; किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 
श्रतियि-यज्ञ किया है। 

“परूतु, यदि कोई पुरुष गायों के प्रति अपनी भक्ति के कारण 
उनके निर्वाहाथें अपनी गोचर-भूमि को इस प्रकार अर्पण करे कि 
जो गाय चाहे उसका लाभ उठा ले, अथवा कोई शहस्थ मानव« 
समुदाय के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर प्रवासी, दीन, भूखे 
मरुंष्य को ट्वंढकर उसे सम्मानपूर्वंक भोजन करावे, तो यह कहा 
जायगा कि उन्होंने गाय तथा मनुष्य के प्रति यज्ञ किया है। 

परन्तप, श्रद्धालु सीमांसक अपने धन-घान्य तथा सम्पत्ति 
का कुछ भाग भक्तिपूर्वक अग्नि-द्वारा देवताओं के अ+ण करते हैं 
ओर शेष सम्पत्ति को देवताओं का प्रसाद अथवा अनग्रहं समझकर 
स्वय उपयोग करते हैँ। इस प्रकार स्वयं जिसका उपयोग करते हैं 
वह अपना नहीं वरन्‌ देवताओं का प्रसाद अथवा अनुग्रह है, यह 
भावना उनके चित्त की शुद्धि करती है श्रौर यदि वह विचारयुक्त हो 
तो उसके उपयोग में उन्हें संयमी रखती है । 

“अजु न, मीमांसक इसे यज्ञावशिष्ट भोजन कहते हैं, और जो 
इस प्रकार उपयोग करते हैं उन्हें उपयोग से अथवा पदार्थों की उत्पत्ति 
के लिएं.किये गये कर्मों से. पाप- नहीं लगता यह प्रतिपादन करते 
हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो इस प्रकार देवताओं के अनग्रह- 
रूप न मानते हों तथा देवताओं को अर्पित किये बिना केवल अपने 
लिए ही सम्पत्ति पैदा करते ओर उसका उपयोग करते हैं वे पाप 
करते हैं। | 

“गुड़केश, यज्ञ के मूल में रही घुद्धि के सदअंश मैंने हुफे 
इस तरह समकाये। ईन सदअंशों को स्वीकार कर मैंने इन्हें इस 


कर्म-सिद्धाल्त ६७ 

प्रकार कर्मयोग में बरटाया है-- 

.._ “अजिमुख में आहुतियाँ अर्पण करने को मैं यज्ञ का आत्मा-- 
उसका खास लक्षण --नहीं समभता । किस्तु परिभ्रमपूर्वक उत्पत्न 
किये हुए धन-धान्पादिक को तथा अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को, 
किसी विशिष्ट प्राणी को उद्दिश करके ही नहीं बरन्‌ संसार में 
जो कोई उसक्रे क्षेत्र में थाजाय उन सके दिता्थ भक्ति-पूर्वक 
अपंण करने को मैंने जोवन का कर्म्रोग-रूपी श्रेष्ठ यज्ञ माना है। 
इस प्रकार करते-करतें जो कुछ अपने निवांह के लिए मिल सके 
उसे इईंडवर का अनुप्रह समझकर उपयोग करने को मैं यज्ञ की 
प्रसादी का उपयोग कहता हूँ | इस भावना में उस मनुष्य की चित्त शुद्धि 
का कारण रहता है इससे मैंने उसे यक्ष का आत्मा माना है | 

. 4यह ठीक -है दि जरासन्ध जेसे क्षत्रिय अनेकों का संहार कर 
दिग्विजय करने से एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। परन्तु 
अनेकों का पालन करने निर्वल की तथा शरणागत की रक्षा करने, 
प्रजा को सन्त॒ुष्ट करने तथा उसके लिए अपना सर्वेस्व तक त्याग करने 
का कठिन ब्त् लेने और उस्ते श्राणों से भी प्रिय समभने वाले 
रामचन्द्र जैसे राजर्पि जो यश प्राप्त करते हैं वेसा सुनने तथा कहने- 
वाले दोनों का आनन्द बढ़ानेवाला यश जरासन्ध जैस्ों को नहीं मिलता |. 
क्योंकि इस सृष्टि का धारण ओर पोषण एक-दूसरे के.लिए अपनेको 
मिदने से होता हे ऐसा स्वेत्र व्यापक नियम देखने में आ्राता है। 
इस नियय का कुछ ज्ञान मीमांसकों को यज्ञकथा में “मिलता है ओर 
उस सत्य नियम को मैंने यज्ञ का श्रात्मा माना है।? ॥| १०--६१३॥ 


हट गीता-सन्‍्थन 


“अजुंन, फिर, मैं तुके यज्ञ का रहस्य समझता हू' वह सुन | 
#प्रियवर, अन्न में से भूतमात्र उत्पन्न होते हैं, 
श्लोक १४-१६ ओर अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, यह स्थूल अनु- 
भव सब किसीकोी है। किन्तु यह वर्षा किससे 

होती है, भला ? इन सम्बन्ध में मैंने तो जो कुछ विचार किया है 
वह तू सुन । | 

“मऔमांसकों का इस विषय में यह कथन है कि वेहों में वर्षा के 
लिए, जिस प्रकार का यज्ञ वर्णित है उस प्रकार के विधि-युक्त यज्ञ- 
हवन के कारण वृष्टि होती है। यह यज्ञ-कर्म से होता है, यह कर्म 
शब्द-ब्ह्म-रूपी वेद का अनुसरण करने से होता है; यह वेद अकार 
आदि थरक्ञरों वाले मन्त्रों से निर्मित हुए. हैं; ये मन्त्र सर्व्यापी अक्षर 
के आधार पर स्थित तथा वज्ञ के प्राण-रूप होने के कारण यह यज्ञ 
अक्तर ब्रह्म के ही आधार पर स्थित है| 

“अब सीमांसकों को यज्ञ-सम्बन्धी इस स्थूल कल्पना को बदलकर 
यज्ञ की भावना का मैंते जो विकास किया है, उसके अनुसार तत्सम्बन्धी 
मेरा विवेचन तू सुन | 

(पैं तुमसे यह कह्द चुका हूँ कि किसी प्राणी विशेष के हेतु से नहीं 
बरन्‌ सहज-स्वभाव से, सबके कल्याण के लिए किये गये सत्कर्म को 
मैं यज्ञ का तत्व कद्दता हूँ। इस प्रकार यज्ञ से वर्षा द्वोतो हैं, इसझा 
अर्थ इस प्रकार घटित करता हूँ कि देवताओं की प्राणी विशेष को उद्दिष्ठ 
रक्‍खे बिना सहजरूप' से प्रवर्तित होनेवाली शक्ति से वह होती है। 
ऐसा यज्ञकर्म से होता है, कम के अभाव से नहीं। 

“अजुन, भला यद्द कोन नहीं जानता कि सनुष्य के कर्म उसके 
चित्त में से ही उत्पन्न होते हैं! सांख्यशास्त्री. इस . चित्त को “महान? 
यह दूसरा नाम देते-हैं। और अर शब्द का भी यही अर्थ होने के 


कम-सिद्धान्त 8६ 


' सांख्य-द्रषाओं ने यह निर्णय किया है, कि अक्षर और श्रव्यक्त 
प्रकृति से उद्भूत मद्ददत्रझ अथवा चित्त ही संसार की सब अ्वृत्तियों 
का कारण है | जिस प्रकार प्रत्येक सनुध्य में यह महद ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
प्रकार से चित्त-रूप में जाना जाता है, उस्ती तरह यह तत्त्व इस समस्त 
सृष्टि में भी व्याप्त है । क्योंकि, जहाँ कहीं प्रकृति का कार्य होता है, 
चहाँ महद्‌ ब्रह्म है ही | इसलिर, येह समझ कि वह वर्पा-रूप यज्ञ-कर्मे 
विश्व भें व्याप्त मद्दत्‌ तत्व में से ही होता है। ये मदतू तत्त प्रकृति 
में से पैदा होते हैं, और सर्वव्बापी परत्रझ्म के आधार पर वतंमान हैं । 
इस प्रकार जो सर्वव्यापक परत्रह्म है, वह निरन्तर यज्ञ में व्याप्त है ।?* 

#इस तरह विशेष प्रकार के उद्देश्य के बिना होत॑ २हनवाले यज्ञ- 
कर्मों से यह संसार-चक्र चल रहा है। जड़ चिदात्मक सृष्टि में जिस 
तरह देवताश्रों द्वारा यह चक्र बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसी तरह 
प्रत्येक भूतप्राणी को अपने-अपने छोटे ज्षेत्र में थोड़ी-बहुत मात्रा से 
उसे चलाये रखना चाहिए। वैसे तो भूतग्राणी श्रकृति के निबम के 
वशवर्ती होकर अनजान में भी इस चक्र को चलाये ही रखते है, 
किन्तु विशेष बुद्धिमान होने के कारण कर्म के सम्बन्ध में अधिक 
ध्वृतन्त्रता रखनेवाले मनुष्य कई बार इससे से छिटक जाने का प्रयत्न 
करते हैं, और इस प्रकार दूसरे के लिए अपनेको म्रिटाये बिना केबल 
अपने ही सुखोपमोग में लीन रद्दते हैं| ऐसा क्ृतन्त मनुष्य सदैव तो 
छिटका रह ही नहीं सकता, किन्तु उसका परिणाम यह ज़रूर द्ोता है 
कि वह केवल अपना जीवन श्रेय से रहित, व्यर्थ और केवल पाप को 
खाते हुए बिताता है ।” ॥ १४-१६ ॥ 

“अजुन, अब कमंयोग के सम्बन्ध में मैं तुके एक दूसरी बात 
श्लोक १७-१६ कहता हूँ, वह सुन । 

“जिस प॒कार ध्येय का अ्थ ध्यान से प्राप्त करने की इच्छित वस्तु हैं 


१७० गीता-मन्थन 


और ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञान से प्राप्त करने की वस्त, उसी तरह काये का अथ 
कर्म से प्राप्त करने की इच्छित वस्त होता है | 

- “कौन्तेय, जबतक मनुष्य अपने चित्त को अत्यन्त शुद्ध कर 
मैंने तु से - स्थितप्रज्ञ .के “जो लक्षण कहे वैसा, आत्मनिष्ठ नहीं 
होजाता तबतक उसे जीवन की चत्तार्थता नहीं मालूम होती । 
तब॒तक उसे कुछ काय॑, अर्थात्‌ अपने विशेष उत्कर्ष के लिए 
कुछ करना, शेप रह जाता है।,किन्ठ, स्थित-प्रज्ञ के लिए ऐसा कोई 
कार्य बाकी नहीं रहता, श्र्थात्‌ कर्मद्वारा प्राप्त करना शेष नहीं 
रहता । उसके कर्म करने अथवा न करने से उसकी चित्तन्शुद्धि 
अथवा उन्नति मे किसी प्रकार की घट-बढ़ू नहीं द्वोती। उसी तरह 
इसे भूतमात्र में ज़रा भी स्वार्थ श्रथवा मोह नहीं होता । ॥१७-१८॥ 

 #उतने पर भी ऐसा आत्मनिष्ठ मद्दात्मा मी निष्कर्म या कर्म-रहित 
नहीं रद्द सकता। जिस प्रकार ऋतु का चक्र नियमानसार सहज 
रूंप से चलता रद्दता है, उसी तरह वह भी यज्ञ-भाव से सब 
उचितं कम करता रहता है । 

* “ऐसी स्थिति में जिसकी चित्त-शुद्धि में श्रमी ख़ामी है वह यह 
'ख़थाल नहीं कर सकता कि उसके लिए कोई काम शेष नहीं रहा | 
ऐसा “मनुष्य का कर्म-फल-विद्दीन बनना तो बड़ी भारी भूल द्वी कही 
जायगी | उसे तो फल-सम्बन्धी आसक्ति से रहित होकर सब प्रकार 
के कम-अर्थात्‌ उचित, आवश्यक तथा अच्छे कम्ं-करवा ही उचित 
है | फेल-सम्बन्धी आसक्ति छोड़कर कर्म करने के कारण ही 
मनुष्य श्रेय प्राप्त करता है, कर्म को ही छोड़ देने से नहीं। ॥१६॥ 

“धनंजय, में यह तुझे कोई नई बात ' नहीं कहता | इतिझस सें 
जनक जसे' तत्त्वेज्ञानी राजाओं 'के इस प्रकार कर्मों 
श्लोक २०्ले २४ द्वारा द्वी परमसिद्धि प्राप्त करने के अनेक उंदाहरण 
मिले हैं। अब मैं तुझे एक दूसरी ह्वी बात कहता हूँ। 


कर्म-सिद्धान्त १०१ 


#प्रैंने तुके जो वक्ष का यह रदृस्थ और उस प्रकार कर्म करने 
का प्रयोजन समक्काया सासान्य-भाषा में उसे लोकसंग्रह अर्थात्‌ जनता 
के कल्याण का धर्म भी कहते दँ । वल्तुतः यज्ञ की मेरी जो 
भावना है उसके और लोकसग्रद के कर्म एक दूसरे से भिन्न नहीं 
हैं। क्विन्तु यज्ञ की भावनां से कम करनेवाले मनुष्य के सम्बन्ध 
में ऐसा प्रतीत द्वोता है, मानो वह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी 
आ्रध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपनी कुत्तज्ञता तथा भक्ति की 
भावना से प्रेरित द्वोकर सत्कर्म करता है । किन्तु लोकसंग्रह की भावना 
में मद्गात्मा पुरुष अपनी क्रिसी प्रकार की आत्मिक उन्नति करना 
शेष न रहने पर भी, फेचल परोपकारार्थ, विश्व के प्रति अत्यन्त सदभाव 
से अथवा राग-देष-रह्वित प्रेम-भाव से प्रेरित होकर सत्क्त करते मालूम 
देते हैं। ह 

/जो महात्मा श्रत्यन्त भ्रात्मनिष्ठ होता है, उसकी विवेकब॒द्धि भी 
श्रत्यन्त उत्कष को पहुँची हुई श्र निर्मल द्वोती है। श्रधिक क्या कहना 
सांख्यशास्त्र श्रीर योगशास्त्र श्राक्मज्ञान को ही विवेकस्याति का 
वुसरा नाम देते हैं। श्रात्मज्ञान के कारण यह इस बात का बहुत 

श्रच्छी तरह विचार कर सकता है, कि संसार का द्वित किसमें है, श्रद्धित 
किसमें, है एव जनता के लिए क्या तो श्रावश्यक्ष है और क्या श्रना- 
वश्यक | इसलिए ऐसा पुरुष श्रत्यन्त विचार-पूर्वक, सावधानी के साथ 
जिसमे जनता का कल्याण हो उसी तरह कर्मों का आचरण 
करता ६। ॥ २० ॥ 


अज्ुन, लोकनायक श्रेष्ठ पुरुषों पर बड़ा भारी कर्तव्य-भार रहता 
है | सामान्य लोग उनके आचरण की ध्यानपूर्वक छानबीन करते हैं 
ओर उनका अ्रनुकरण करते हैं। वद्द जिस प्रकार के थराचरण को अच्छा 
कहते और जैसा जीवन व्यत्तीत करते हैं, लोग थादर्श के रूप में उसको 


१०२ गीता-मन्थन 


है 


स्वीकार करते हैं और तदनुसार आचरण करने का प्रयत्त करते हैं | इसमें 
भी, महापुरुषों के सात्विक स्वभाव और आचरण का अनुकरण करना 
कठिन होता है। किन्तु उनमें जो कुछ तामस अथवा राजस भाव ओर 
आदतें रह गई हों तो उनका अनुकरण विशेष रूप त होता है । क्यों 
कि उनके अनुकरण में कप्ट कम होता दे, ओर उससे तात्कालिक उल्लास 
अधिक आप्त होता है । 

“इसका एक उदाहरण में अपने द्वी जीवन में से देता हैँ | मरे 
देखने में श्राया है, कि यादवों को जब कभी उत्सव सनाना श्रथव्रा 
शौकीन बनना होता है, तब वे नुरन्त मेरी युवावस्था की रसिकताओं को 
उदाहरण स्वरूप मान कर रास रचाने, बाज बजाने और सुन्दर वस्त्रों 
से बन-ठनकर फिरने आदि कर्मों में बड़े आनन्द से प्रवृत्त होजाते हैं । 
राज्य के भाठ और याचक ब्राक्षण मेरे मोर-मुकुट-पीताम्बर का, बाँसुरी 
की कला का तथा रास खेलने आदि का जितना वर्णन करते हैं, उतना 
कोई मेरे वीर कर्मों का नहीं करते। अरे, कमी २ तो अपनी प्रशंसा के गौत 
सुनकर मुझे यह शड्ढा होने लगती है कि क्‍या मेरे रास के खेल ओर 
बाँसुरी के यायन ही मेरे जीवन के कार्य समझे जायँगे ? क्या मैंने अपने 
जीवन में वी, ज्ञानी, सत्पुरुष तथा क्षत्रिय के करने योग्य अधिक उदात्त 
और सात्विक कर्म किये ही नहीं ! 

/इसपर से, प्रियवर, तू समझ सकेगा कि ज्ञानी और लोकनायक 
श्रेष्ठ पुरुष को कर्म करना अथवा न करना, कौनसा कर्म करना और किस 
तरह करना आदि विषयों में कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता 
रहता ह । ॥२१॥ 

“प्राणुप्रिय | तू तथा उद्धव इत्यादि जो मेरे अत्यन्त निकट सहवास 
आये हुए हो । और मेरा हृदय पद्तचानते हो, यह तो जानते ही हो, 


में 
कि तीनों लोकों म॑ मुझे अपने उत्कत्न के लिए कुछ करना अयवा ज्ञान 


क्रम-सिद्धान्त १०३ 


एवं गुण प्राप्त करना शेप नहीं रह गया है । आत्मान्श्वनात्मा के ज्ञान के 
सम्बन्ध में मुझे जो निःसंशय प्रतीति है और उसमें में सदेव जिस तरह 
£ढ़ रहता हूँ, उससे मेरे लिए कुछ अज्ञेय रद्द नहीं गया है । जिस 
तरह स्॒र्ण जान लेने से उसके सब प्रकार के गहनों की जाति मालूम हो 
जाना कहा जा सकता है, श्रथवा जिस तरह लोहा पहचान लेने से उसके 
सब तरह के श्रोजारों ढी धातु पदचान ली गई कही जा सकती है, उसी 
तरह मुझे इस संसार के मूल तत्त्व की अन्तःप्रतीति होगई है, बह 
कहने में में मिथ्वा संकोच छोड्कर केवल सत्य स्थिति का ही वर्णन 
करता हूँ। 

फंसा होने पर भी, मित्र, मैं संदेश कर्म करता ही रहता हूँ । किसी 
भी उचित कर्म को टालने का प्रयत्न नहीं करता । कोई निज्ञी स्वार्थ 
अथवा किसीक्रे प्रति राग-द्ेपात्मक बुद्धि न होने पर भी जीवन के कठोर 
तथा सौम्य कर्म जिस-जिस क्षण करने उचित होते हैं, उन्हें श्रालस्य 
छोड़कर परिश्रमपूर्क कुशलता से करता रहता हूँ । 

/इसका कारण यही है कि में जानता हूँ, यदि 7 श्राशस्य छोड़- 
कर कर्माचरण कहूँ तो मुभपर लोगों की जो श्रद्धा है उसके कारण 
वे उसी तरह का श्राचरण करेंगे .| इसका परिणाम यद्दी होगा कि में 
लोगों के सामने विद्यातक कर्म-द्वीनता का एक उदाहरण उपस्थित कर 
जनता में थ्नवस्था और बिनाद के बीज बरोऊँगा | 

“इसलिए, धर्मबन्धु, यद्यपि में बृद्धावस्था में पहुँच चुका हूँ, 
ऋृतार्थ निश्द्दो तथा श्रासक्ति-रहित द्ोगया हूँ, फिर - भी अविश्ान्त 
श्रम किया द्वी करता हूँ । ॥र२-श४॥ 

०प्रेय मित्र, जिस धर्म का में अपने जीवन में श्राचस्ण करता हूँ, 

उसी धर्म का में तुके उपदेश देता हूँ । अपने लिए 
श्लोक २४-२६ धर्म निश्चित करने की एक कसोटी और तेरें लिए 
कुछ दूसरी मेरे मन में हो, यह बात नहीं है | 


१०छ गीता-मन्थन 


+श्र्जुन, ज्ञानी ओर विवेकबान सजन कभी कर्म-रद्वित रह ही नहीं 
सकते । उन्हें अपनी विवेक-चुद्धि से ग्रह खोज करते रहना चाहिए कि 
लोककल्याण किस बात में है। सामान्य लोग संसार में आसक्ति द्वोने 
के कारण शनेक प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैँ। उनमें अनेक धर्म 
त्याउ्य द्वोते हैं, किन्तु दूसरे. आवश्यक होते हैं .। “विद्वान पुरुष के लिए 
उचित है कि वह ऐसे ग्रावश्यक धर्मों का श्रासक्ति-रहित थाचरण करते 
हुए जनता का -सा्ग-दशंक बने । 

“अपनी -जीवन-यात्रा चलाने के लिए मनुष्यों को जो कर्म किये घिना 
काम चलता ही नहीं, विद्वान लोग उनका उचित रूप से आचरण करके 
बतलाने तथा उनकी उचित शिक्षा देकर इस ओर मनुष्यों को प्रवृत्त 
करने के बदले, यदि वे इन कर्मों के सम्बन्ध में व्यर्थ के वाद-विवाद एवं 
शह्ञ-क्ुशक्ला उत्पन्न करने में ही अपनी विद्वत्त। का उपयोग करें, तो उससे 
लोगों की कर्म-सम्बन्धी आसक्ति तो दूर होगी नहीं, उल्नटे उनमें एक 
व्यर्थ की चर्चा चलकर शझ्ञाशीलता पैदा दोजायगी | इससे न तो उस 
कर्म में रहे दोष ही सुधर सकते हूँ, न समाधान ही प्राप्त होता है। 

#इसलिए, बिद्वान पुरुष.को उचित है, कि वह शुष्क चर्चा छोड़- 
कर आसक्ति-रदहित कर्म करके बतावे और, उसका योगयुक्त अर्थात्‌ उसके 
लिए आवश्यक कुशलता तथा योग्यविधि एवं समतायुक्त-माग को खोज 
निकाले | * ' 

"जिन कर्मों के किये बिना जनता का निर्वाह और अ्रभ्युंदय द्ोना 
सम्भव ही नहीं हे, उनके दोषों का खयाल कर उन कर्मों को ही छोड़ 
देना विद्वान पुरुष को शोमा नहीं देता, वरन्‌ उसका कर्तव्य है कि वह 
उन दोकों को दूर करने का प्रयत्त करे | यदि वह उन दोषों को दूर करने 
का मार्ग न खोज सके, तो भल्ता उस क्षमं की निन्‍्दा करने से ही क्‍या 
लाभ हो सकता है १ इससे जनता या तो उसकी निन्‍्दा से डरकर उन 


कर्म-सिद्धान्त श्ष्श 


कर्मो का स्थाग कर निर्वेल एवं पंयु बन जायगी और अधोगति को प्राप्त 
होगी. श्थवा उसके उपदेश के सजीव भाग को छोड्कर निर्जीव भाग 
का आवरण करने लगेगी । | 


2 श्छु 


 बिवेह्शील मित्र, शपने सामने था खड़े हुए युद्ध के इस 
कठिन प्रसंग का ही तू विचार कऋर। यदि ते कौशलपूर्वक युद्ध 
कर इस श्रसंग का शीघ्र ही शन्‍्त न करेगा, तो “उसका क्या: परिणाम 
होगा, इसका विचार ऋर। 

अश्चतु न तू जानना हे कि कोरयों के सामने पाण्डव ऐसी स्थिति 
मेझ्ना पड़े £ंकियुद्ध ले ही ऊगड्रों का फ़ैयला करने की जुद्धि वाले 
श्रीर उसके लिए जन्म मरे ही अनेक प्रकार की शिक्षा पाये हुए तेरे 
भाइयों प्रौर मित्र-राज्यों छे लिए श्रुद्ध किये बिना अपनी सत्वरक्षा 
ऋरना सग्गव दी नहीं है । ऐसा होने के ऋरण यदि सू बुद से अलग 
हो बैठेंगा, तो इसमे युद्ध तो टल सकेगा नहीं, केवल तेरी 
विडेम्बना होगी । सेनिर्श में शद्ठानकशाझ्मा फेसेगी, भगदड़ मचेगी।. 
अव्यवस्था द्ोगी श्रीर मदोन्मल कीखों के द्ाथों नेरी सेना का बुरी 
तरह संहार दोगा। 

“मत बुद्ध को डालने के लिए जितने उपाय क्रिये जा' 
सकते थे, उनके ऋरने में घर्मतम ने तथा मैंने कुछ शेष नहीं छोड़ो 
है। मेने हु्पिन को दर तरद समस्काकर इस्र युद्ध फो रोकने काः 
प्रयत्न किया। किन्तु विनाश-काल निकट आने के कारण ये सब 
प्रवत्त निम्कत हुए । ऐसी दशा में श्रय वत्तमान स्थिंति में योग-चबुद्धि 
से युद्ध करने के सिवा दूसरा कोई माग गेरे देखने में नहीं आता ॥ 

अजुन, यह निश्चय मानना कि तू हीं नहीं शस्त्र न धारण 
करने की प्रतिज्ञा करनेबालों में भी यदि इस - समय तेरा सारथीपन * 
छोड़कर तब्स्थ बन जाऊँतो उससे मीं-वैशां दी अनर्थ होगा। 


१०६ गीता-सन्थत् 


इसलिए योग के आश्रयपू्वक युद्ध करने के सिवा अधिक कल्याण. 
कारी कोई अन्य सार्ग ग्रहण करना हमारे लिए सम्भव ही 
नहीं है। । २४-२६ ॥ 
“ज्षेन्तेय, में तुके अब यह सममाना चाहता हूं कि कर्म के और 
बुद्धि-मेद न करने के सम्बन्ध में मैंने जिस प्रकार 
शक्षोक २७-२६ आचरण करने को कद्दा है | सांख्यदर्शन की दृष्टि से 
भी उसके सम्बन्ध में वेसे ही व्यवहार के नियम 
निकलते हैं | 
“सांख्यवादियों का कथन है कि प्राणी जो कर्म करते हुए दिखाई 
देते हैँ वह वास्तव में उस प्राणी में रहमेवाला जो चेतम्व-स्वरूप 
शुद्ध, निर्विकार तथा निष्किय आत्मा है, वह नहीं करता वरन्‌ उस 
श्रात्मा के साथ जुड़ी हुई त्रिगुणात्मक प्रकृति ही करती है।जिस 
प्रकार यूथ संसार के प्राणियों से कर्म में जु टने के लिए नहीं कहता 
किन्तु केवल उसके उदय होने से ही उसके पाप्त से शक्ति ओर प्रेरणा 
प्राप्त कर समस्त सृष्टि कमे में प्रवृत्त दोती है, उसी तरह चैतन्य रूप 
आत्मा के समीप रहनेवाली ग्रकृति आत्मा से प्रेरित होकर अपने- 
आप ही करे में प्रदत्त होजाती है।वे कहते हैं कि आत्मा को तो 
कभी बन्धन, मोक्ष अथवा संस्कृति होती ही नहीं. प्रकृति दी बनन्‍्वन में 
आती है, मुक्त होती है और संस्कृति को प्राप्त होती है । 

- “फिर वे कहते हैं कि प्राणिमात्र में दिखाई देनेबाला अहज्लर 
आत्मा का धर्म नहीं हे | आत्मा तो भ्रहड्भार-रहित केवल चेतन्य-रूप 
है । जो अहृड्लार का भाव है, वह तो प्रकृति से बना चित्त का धर्म है। 
यह चित्त. ही धर्म और पाप, वैराग्य और आसक्ति, ऐश्वर्य और दैत्य, 
ज्ञान और मूढता इत्यादि से मुक्त है। यद्द चित्त द्वी अधर्स से धर्म 
.क प्रति, आसक्ति से वैराग्य के प्रति, दीनंता से ऐश्वर्य के प्रति और 


क्रम-सिद्धान्त १०७ 


मूड़ता ने ज्ञान हे प्रति पगति करता है। जित्त इस प्रकार बरतता है, 
मानो ग्ात्मा जैता शुद्ध श्रौर निर्विकार है वैसी द्वी शुद्धि प्राप्त करना 
उसकी महत्ताआंचता। दे | 

मश्नजजुन, धात्मा के समान चित्त की शद्धि होने का नाम दी ज्ञान 
अथवा मोक्ष सम्रक। जबतक हे द्वि हो नहीं जाती, तबतक 
कर्मों का घन्त नहीं होता, बुद्धि को रिसा भासित हुए. बिना नहीं रहता 
कि कुछ करना शेष रद्द गया है। इससे जमतक चिद्य की आवश्यक 
शद्धि नहीं हो जाती, तबनक जो-जो भिगुगात्मक कर्म दोते हैं, उनके 
लिए प्राणियों की बुद्धि में “मैं करता हूँ, में भोगता हूँ? इत्यादि अदृड्डार 
का भाव रहा करता है । 


#जजुन, सच पूछ्ठा जाय नो कर्नापन का यह अ्भिमान भी प्रकृति 
में उदभून वित्त को ही होता दै, श्ात्मा को नहीं। किन्तु जिम्र प्रकार 
निमल काच के नीचे काला बाल रक्त, तो ऐसा मालूम होता है 
मार्नो उस छाच में डी नहक आगई है, उसी नर अठुद चित्त के 
साथ जुड़ा दुघा आत्मा हो अशुद्ध है, ऐसा मासित होता रहता हे। 
प्राणी यह सममते दे कि बुद्धिगत साथ शुद्ध भ्रहड्भार मानों आत्मा 
में ही चिपटा छुआ है | 

“क्निन्तु, जिसकी बुद्धि अज्ञान से ज्ञान की श्रोर चली गई है, 
बंद प्रकृति और आत्मा का मेद श्रच्छी तरह समझता है। वह जानता 
है कि गुण और कर्म आत्मा के नहीं प्रकृति के धर्म हैं। वह जानता 
है कि त्रिगुणात्मक--तीन गण बाली-प्रकृति अपने स्वमाव और 
परिस्थिति के श्रनुसार मिन्न-मिन्न गुणों का विकास श्रोर सक्लोच दिखाती 
हुई कर्मों में प्रवृत्त होती है | प्रदृचिमान रहना प्रकृति का धर्म ही हे । 
और जनतक चित्र का कोई भी काम शेप है, तबतक की गुणस्वभाव 
के अनुकूल प्रकृति कर्म-प्रवृत्ति सकती ही नहीं | इससे ऐसा विवेकशील 


१८८ .. गीता-मन्थन 


पुरुष अपने गुणों का आव्ि्भाव करनेवाली प्रकृति के कर्मों का कर्त्तापन 
अपने पर नहीं लेता ओर उन कर्मों में झासक्त नहीं होता | | 

“आत्मा और प्रकृति यह भेद जिसने समझ लिया है, उसे -कर्स 
करना या न करना यह प्रश्न ही अ्रप्रासंगिक प्रतीत होता है.। वह 
किसी भी +प्रकार के कर्मों का अपनेपर आरोपण नहीं करता और 
उतके परिणामों से सुख-हुःख नहीं मानता | वह जानता है कि जिस. 
प्रकार उजाला करना प्रकाश का, बहना पानी का और हवा का स्वभाव 
ही है, उसी तरह अपने-अपने गणुों के श्रनुसार क्रियावान रहना 
प्राणियों का स्वभाव है| वह प्राणियों को उनके अपने गुण-स्वमाव 
के अनसार ग्रहण किये हुए ग्रवृत्ति-्मार्ग से रोकने की आवश्वकता. 
नहीं समझता | 

“जिनकी शुद्धि ज्ञान से शुद्ध रहीं है, उन्हें अपने ग्रणों और कमी 
के प्रति आसक्ति हो, तो इसमें कुछ आश्चर्य की यात नहीं है।थंदि 
ऐसी आसक्ति न हो, तो चित्त की शुद्धि के लिए, जिस प्रेरक बल की 
आवश्यकता होती है वह उनमें उत्पन्न ही न हो ।” इसलिए, तत्वज्ञानी 
पुरुष ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्यों को गलत तरीके से उनकी प्रवत्तियों से 
विचलित नहीं करना | ग्राणिसात्र का चित्त क्रमशः -विकासयक्त हो 
अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाय, इसके लिए! वह उन्हें करशलता और 
समता- से कर्म करने का थोग अवश्य सिखाता है,-किन्तु. जिनः धर्मों 
के आचरण के लिये वे गुश-स्वभाव - से ही - योग्य नहीं है उन धर्मों 
का उपदेश देकर उन्हें उस भ्रम में नहीं डालता । ॥२६।॥| 

/भ्रजुन, इस प्रकार. मैंने ठुके कर्मंग्रोण विषयक यज्ञ की दृष्टि, 

विवेकशील आत्मनिष्ठ, की. लोकसंग्रह-हष्टि तथा 
शज्ञोक:३०: से ३२ सांख्यवेत्ताओं की त्त््वदृष्टि. ये तीनों समम्का दीं। 
इनमें से मनुष्य “किसी भी इष्टि को अ्रंगीकार करे 


कर्म-सिद्धान्त १०६ 


तोमी वह कैसे कर्म करना,. किस तरह करना श्रादि विश्यों पर एके 
ही निर्णय पर पंहुँचेगा । 

“अब मैं नुके एक चौथी दृष्टि भी समक्ताता हूँ । नू देखेगा कि 
इस इष्टि से भी कर्मयोग के ही निर्णय पर दम पहुँचते हैं। 

“सांख्यचेत्ता श्रात्मा और प्रकृति में जो भेद करते दें, वह अनेक 
श्रेयार्थियों को अभिमत नहीं है | सांख्यवादी श्ञात्मा को चैतन्यरूप 
परन्तु सवंथा निष्किध और अपने श्रस्तित्व तक को भी स्पष्ट, भान 
से रहित बताते हैं और यह प्रतिपादन करते हूँ कि सारा ज्ञान, अहक्कार 
तथा भावनायें चित्त के आशित रहनेवाले धर्म है । वे.कहते हैँ कि 
में करता हूँ, में भोगता हूँ, इत्यादि जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न 
होता दे वह आत्मा को नहीं बरन्‌ चित्त को ही होता है श्ात्मा पर 
उसका जो धारोपण फ्रिया जाता है, वह केवल भ्रान्ति ही है। फिर वे 
कदते हूं, कि ज्ञान सध्यगुण का परिशाम है, और श्रज्ञान तमोगुण 
का, थात्मा तो ज्ञान श्र अ्रज्ञान दोनों भावों से परे, निगुण और 
साज्नीमात्र है | 

' नक्रेन्तु, अनेक विद्वानों का मत द हि तक्त-दर्शन की यह दृष्टि 

दोपपूर्ण है। उन्हें “मं हूँ” यह स्पष्ट भान दोते हुए भी, यद्ध भाग 
जिसे होता है वह श्रात्मा नहीं है, बरन्‌ बह इससे श्रलग और भान- 
रहित है, यंद मानना ओर ऐसे पंगु, 'गुण-विद्दीन ओर अनुपकारी'घेः 
ग्रतीत होनेवाले चैतन्य को अपना स्वरूप समझना अनमव तथा सुरुचि 
के विपरीत प्रतीत द्वोता है |? 

“इसलिए, सांख्यवेत्ता जिसे महान, चित अथवा बुद्धि के नाम 





छुये विशेषण सांस्यकारिका! के रचयिता श्री-ईश्वरक्ृष्ण के 
दिये हुए हैं | 


११० गीता-मस्थन 


से पहचान सकते हैं, भक्तजन उसे ही आत्मा अथवा नीबात्मा कते ई 
ओर उसे ही अपना स्वरूप मानते हैं| 


“अजुन, प्रथ्वी इत्यादि ग्रह सूर्य के आसपास भ्रमण करते ईं, किन्तु 
सूर्य पृथ्वी को प्रदत्षिणा नहीं करता रैेसा खगोलशाश्नी कहते अवश्य 
हैं, फिर भी स्थूल-दृष्टि से सूर्य ही उदब ओर अस्त द्वोता हुश्रा 
दिखाई देता है, ओर खगोलशास्त्री भी व्यवद्दार में सूर्य उगा, ऊँचे 
चढ़ा, नीचे ढला, अस्त हुआ, आदि भाषा का व्यवद्वार करते हैं। इसी 
तरह सांख्यवादी हो थथव्रा प्राकृत जन हो, सभी चित्त में ही अ्रहंपन 
का भान समझकर ऐसा आचरण करने हैं मानो वही आत्मा हो। 
इसीलिए भाषा में मन, बुद्धि, चित्त अहड्डार आदि अन्तःकरणों के 
लिए प्राय: आत्मा शब्द व्यवह्त होता है । 


“फ़िर, नू आनता है कि सांख्यवेत्ताओं का कथन है कि आत्मा 
को बन्धन श्रथवा मोक्ष नहीं होता, चित्त को दी होता है और चित्त 
ही अपनी शुद्धि के लिए कियावान्‌ होता है। किसख्तु भक्त लोग कहते 
हैं कि जड़ प्रकृति से निर्मित और वस्तुतः जद ल्वभाव वाली बुद्धि को 
भला ऐसी शुद्धि की अमिलापा क्‍यों और किसलिए हो और वह 
युरुषार्थ भी क्यों करे! इस शंका के कारण मैं-पन का अभिमानी 
सुख-दुःख का ज्ञाता ओर इसलिए इनसे दुःखी होकर छूटने की 
इच्छा रखनेवाला जीवात्मा प्रकृति का काण नहीं, बरन्‌ चैतन्य स्वभाव 
ह्दीहे। 

* इस ग्रकार भोग अथवा मोक्ष की इच्छा जीवात्मा को ही होने के 
कारण भक्तिवान पुरुषों का सत है, कि उसका कर्म-अकर्म के सम्बन्ध में 
विवेक करना और कर्म के त्याग अथवा भोग का आग्रह रखना 
स्वाभाविक ही है । 


कम-सिद्धान्त १११५ 


“इसलिए पार्थ, भोग की लालसा रखनेवाले जीवात्मा कर्म के सम्ब- 
नव में एक प्रकार का मत और श्ांग्रह हो, और मुमुक्तु जीव की उसके 
प्रति दूसरी ही दृष्टि हो, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं । अब तू खुद 
मोक्षार्थी है, इसलिए मुमुक्तु जीव की विचार-सरणि और भावना सुन । 

“थ्रजुन, दम सब जानते ई कि समुद्र का पानी खारी लगता है। 
उसे धूप में रखकर, मुखाकर, हम जान सकते हैँ कि यह पानी किसी 
दूसरी द्वी त्तह का खारी प्रवाह्दी पदार्थ नहीं है, बरन्‌ मूल में मीठे 
स्वभाव का होने पर भी इसमें क्षाररूपी अ्रशुद्धि मिलने से वह खारी 
द्वंगवा है | 

“इस प्रकार का अनुमव होने के कारण, समुद्र में पानी और क्षार 
के एक-दूसरें केसाथ श्रभिन्न रूप में श्रोत-प्रोत रहते हुए भी ये 
दोनों पदार्थ मिन्न हैं, यह कहते हुए दें सन्देद्द नहीं द्वोता। किन्दु 
यदि हमें ऐसा अनुभव द्वोता हो, तो दम निःसंशय रूप से यह नहीं 
कह सकते कि समुद्र का पानी किस्तो जुदे प्रकार का खारी तरल पदार्थ 
नहीं है, और केवल ऐसी भावना करके, उस पानी का मीठे पानी को 
जगह उपयोग नहीं कर सकते | 

“अबुन, ज्षणभर के लिए यह मानलो कि आत्मा मीठा पानी 
है और चित्त क्षार है, तथा जीवात्मा समुद्र का पानी दे। इस जीवात्मा- 
रूपी समुद्र-जल में थात्मा और चित्त इस प्रकार ओत-ग्रोत होकर मिले 
हुए हैँ, कि वस्तुतः इनके जुदा होने पर भी उनको भिन्नता पदचानी 
नहीं जा सकती और इस भिन्नता के सम्बन्ध में शात् अथवा विद्वानों 
के वचन सुनकर वैसी धारणा करने से उक्त अनुभव नहीं होता। 

/इस कारण जबतक सूचषम प्रज्ञां द्वारा आत्मा और चित्त का मेद 
अनुभव में नहीं आता, और चित्त कौ सब मलिनता दूर द्वोकर इस 
विवेक ज्ञान में स्थिरता नहीं द्ोती, तबतक आत्मा और चित्त दोनों 


११२ गीता-मन्थन 


मिन्न हैं, चित्त प्रकृति का कार्य है तथा चित्त की क्रियाश्रों से श्रात्मा 
श्रत्षित्त रहता है, इत्यादि कदना--थदि इसका अनुमव प्राप्त कर 
के प्रयत्ञ के साधन हों तो--क्रेवल वागाइम्बर द्वी होगा । 

“इसकी श्रपेक्षा तो, स्वयं मोक्ष की इच्छा वाला जीवात्मा है यही 
सानना और कद्दना ययानुभव होने के कारण अधिक उचित सममका 
जायगा | 

“इसलिए, अजुंन भफ्तिमान कर्मयोंगी साँख्य परिमाया का 
व्यवहार पसन्द नहीं करते, वरन्‌ स्वय बन्धन में पड़ा और मोक्ष की 
इच्छा वाला जीवात्मा है यह मानकर चलते हैं। 

“सांख्यवादी कहतें हैं कि जड़-प्रकृति से निर्मित चित्त को ही 
बन्धन और मोक्ष प्राप्त होता है भर चित्त ही सब युदुपाय करता 
है, भात्मा फे कभी बन्व्रनयुक्त न होने क हो कारण वह कमी छुटकारे- 
मोक्ष-क्ा भी प्रयत्त नहीं करता। पर मेरे बताये हुए कर्मयोगी इस 
भाषा को पसन्द नहीं करते । इसी वस्तु की वे दूसरी तरह सममाते हैं। 

#शक्तिमान कर्मयोगियों का कहना है कि जीव चाहे जितनी 
मलिन-दशा में हो तो भी प्रत्येक जीव की अन्तरतम में यह ग्रत्तीति 
रहती द्वी है कि वह जिस स्थिति में है, सदेव उसीमें रहने के 
लिए नहीं बनाया गया है, वरन्‌ उसका सत्य स्रूप कुछ विशेष 
शुद्ध और मद्गात्‌ दे। उप्त स्थिति को पहुँचना उसका अन्तिम लच्य 
है । इस प्रतीति के कारण कोई जीव एक ही स्थिति में रहकर सन्तुप्ट 
नहीं होता, वरन्‌ कुछ-न-कुछ हेर-फेर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न 
शौल रद्दता है | 

#अपना शुद्ध और महान्‌ स्वरुप कैसा है इस सम्बन्ध में अपनी 
थोड़ी या बहुत शुद्धि के प्रमाण में वह मभिन्न-मिन्न प्रकार की कल्पना 
करता है और उसकी कलक या कुछ स्पष्ट चित्र उसके मन में बना 


कर्म-सिद्धान्त ११३ 
रहता हैं। कमी वह चित्र स्वयं उसकी श्पनी कल्पना-निर्मित होता 
है तो कभी उसके किसी देखे-सुने किसी शुद्ध-चित्त महात्मा के चरित्र 
सेबना होता है।मंदगति 'से श्यवा तीव्र देंग से इस स्वरूप को 
प्रात्त करने के लिए उसका प्रयेज्ञ जारी रहने के कारण वह स्वेख्प उसे 
ईश्वर-रूप शअयथव्रा गुरूरूप मालूम होता है । 

“पक्विन्तु जबतक जीव परिंपूर्ण शुद्धि प्राप्त नहीं करता तबबंतकं 
उसकी अपनी ध्येय-हूप ईश्वर श्रयवा गुद विपय्रक कह्पना में फका 
पड़ता ही रहता है । किन्तु चाहे जितना अन्तर पड़े फिर भी वह ईश्वर 
के अवलम्ब के बिना नहीं रह सकता। और जब वह अत्यन्त शुद्ध 
ओर पूर्ण काम हो जाता है तब श्रपने ईश्वर से अपनेको अलग 
भी नहीं देख सकता । 

. श्रय, श्रजचुन,. ऐसा ईश्वर-गुद-भक्त कर्सयोग का किस प्रकार 
आचरण . करता है सी सन | 

. जिस तरद्द लकड़ी की पुतली अपने सूत्रधार की श्रंगुलिय्रों के 
अ्र्धीन रहती है, वह जिस तरह नचाता दे वैसे ही नाचती है, जिस 

प्रकार कुतुबनुमा को कहीं भी रक्‍्खों वह अपनी, नोक सदेव श्ुकतारें 
की शोर द्वी रखती है, अथवा जिस प्रकार सूयमुखी पुष्प, सूर्य 
जिस दिशा में चलता हैं ढलता है, उसी दिशा में अपना मुह फेर 
लेता है, उसी तरह भक्त पुरुष अपने ईश्वर के अथवा ईशवर- 

गुरु के. अधीन वनकर रहता है। वह उसकी थत्यक्त, ओर स्पष्ट 
शआज्ञाओं के अधीन रहे इसमें तो कहना ही कया है, किन्त 
उसकी शाज्ञाघीनता यद्दीतक सीमित नहीं होती, वह तो अपने 
ईश्वर की थाज्ञाओं, इच्छाश्रों श्रोर मतों से ही विचार कर तदनसार 
आचरण करने का प्रयत्न करता है। वह अपनी स्वार्थपूर्ण और स्वत्तन्न 
इच्छाओं को दवा कर, उन्हें निमूंल कर, अपने ईश्वर की इच्छा ही 


११४ गरीता-सल्थन 


अपनी इच्छा बन जाय इस प्रकार अपने मन को तैयार करने का 
मवत्न करता हैं। 

“अजुंन, ऐसा करना कुछ सरल नहीं द्ोता। श्रपनी इच्छाओं 
और ईश्वर की प्रिय इच्छाओं में उसे वार॒म्बार विरोध दिखाई देता 
है। उस समय उसे अपने मन के साथ इस कुरक्षेत्र के युद्ध से 
भी अधिक तीत्र संग्राम करना पडता हैं। उस समय वह अपने 
ईश्वर के सिवा दूसरे किससे न्द्दायता माँगे ? किसकी शरण 
में जाय ? ऐसे अनेक संग्रामों में वह कभी हारता कमी जीतता है। 
उसके अनुभवों पर से उसका ऐसा दृढ़ मत होता है कि उसके 
संग्रामों में उसकी विजय उसके अपने दी वल के कारण नहीं वल्कि 
ईश्वर की सद्दायता के कारण ही द्ोती है। जब-जब उसने अपने ही 
बल से जीतने की इच्छा की है तव-तव वह पराजित दी हुआ है। 
इसलिए, चद्द दृढ़ता पूचक यह मानता है कि ईश्वर द्वी उसका नियामक 
सूत्रधार अथवा तन्त्री. हैं और वह स्वयं तो उसकी चलती-फिरती 
कठपुतली दी है । 

“४इस प्रकार अपना बल विषयक अभिमान क्षीण दोते-होते 
ऐसे भक्त की यह इृढ़ भावना होजाती हे कि वह केवल ईश्वर का 
नचाया हुआ नाचता है ओर उसके द्वाथ से जो कुछ कम होते है 
उनका करने वाला उसका ईश्वर ही है। इसलिए वह कभी यह 
अभिमान नहीं करता कि किसी भी कर्म का वह स्वयं कर्ता है, चरन्‌ 
अपने आत्मा अधीश्वर परमात्मा को दी अपना कतृ रव सौंप कर 
सब कर्म और उनके फल्ल उसीको समर्पित करता है। 


का कप 


४प्रिय अजुन, यदि तू अनन्य भाव से मेरा शिष्यत्व स्वीकार 
कर मेरी शरण आया हो, यदि मेरे प्रति तेरी ऐसी इढ् श्रद्धा हो 


“कमे-सिद्धान्त ११४ 


किमैं तेरा पूर्णकाम ब्रह्मनि.्ठ और योग्ग सदगुरु हूँ। यदि तेरा 
यह विश्वास हो कि में तेरे श्रेय में बाधक किश्ली भी 'कंम की 
और तुमे कदापि प्रेरित नहीं करूँगा श्रधिक 'क्या कहूँ हुमे यदि यह 
प्रतीत द्वोता हो कि शूद्व धर्म की स्थापना द्वी -मेरा जोवन ब्त है, 
तो तू, अध्यात्म भाव से अपने सव कर्मों का मार और कतृत्व मुझे 
सौंपंकर उनके यरिशाम के विषय. में भासक्ति-रहित और कतृत्व 
“के सस्बन्ध में अहंकार-रहित बन जा और अपने विरोधियों .एवं 
स्वजनों के प्रति राग-द्वेपस्रद्धित द्योकर अपना युद्ध-कर्म 'पूरा कर। 
इसे चाहे. तो. मेरी शञ्वाज्ञा मान, * चाहे मेरी धर्मग्रक्त 'सम्मंति 
समझ। ॥३०॥ 

“बस, अ्रजुन, सच पूछा जाय तो मुझे जो कुछ कद्दना 'है चह 
मैने कह ढाला है। में ' ठुकते यह निश्चयपू्क कहता हूँ, कि जो 
कर्मगोग सम्बस्धी मेरे इस मत का निरन्तर अद्धापूर्ववक एवं मत्सर-रद्ित 
होकर आचरण करता है, वृद् कर्म के बन्धन से अवश्य द्वी मुक्त होता 
है। परन्तु जो ऐसा न कर केवल मत्सर से प्रेरित द्वोकर उसकी 
अवशदेलना करता है, व्‌ समझा ले कि वह ज्ञान से भ्रष्ट द्वोकर अधोग्रति 
को प्राप्स होता है ।” 


जगदगुर श्रीकृष्ण इस प्रकार अपना ' विवेचन 'समाप्त कर कुछ 

चज्ञण तक मौन रहे | उनके ' उपसंहार और मौन से 

श्लोक हे६-१४ “ऐसा मासित हुआ, सानो उन्हें जो कुछ फदना था बह 
सब कह चुके | श्रीकृष्ण की इस समय 'की मुखाकृति, 
उनके छव अंगों में से स्फुरित सांत्तिक भाव, उनके नेन्नों से निकलती 
हुई प्रेमन-ज्योति की किएण, उनकी उस क्षण की योगावस्था, इन सब के 
कारण श्रीकृष्ण का इस समय का दशेन अजुन के लिए जीवन का एक 


श्श्हृू गींता-मन्थन 


अनुपम सौमाग्य वन गया था। जिसने स्वयं उप्तका अनुभव किया हो 
'बही उसे समझ सकता था । 


अत्यन्त मधुर॒ संगीत जब श्रकत्मात बन्द द्वोजाता है तब बाहर 
शान्ति स्थापित होजाने पर भी गानेवाले और सुननेवाले के कान में 
संगीत की यूज एक प्रकार की सूचम लद्दर प्रवाहित रखती है और कुछ 
समय तक उसके स्वर एवं ताल को स्म्ृृतिपट पर उत्पन्न करती रहती है । 
कभी उसीके ध्यान में ममन गायक फिर उस स्वर भोर ताल को प्रकट 
रूप से गाने लगता है| श्रीकृष्ण के मन की उस समय की स्थिति ऐसी 
ही थी | अवश्य ही उन्होंने अपना उपदेश समाप्त कर दिया था; किन्तु 
तत्सम्बन्धी विचार-परम्परा अ्रभी उनके मन में जारी थी । सांख्यों 
का प्रकृति-धमं-निरूपण अभी उनके चिन्तन का विष्रय बना हुआ था । 
इस चिन्तन के प्रवाह में ही उन्होंने श्रनायास फिर अपनी वाणीरूपी 
वीणा का स्वर छोड़ा और बोले :-- 


# पाथ, ज्ञानी मनुष्य भी अन्त में तो अपने त्वभाव पर ही जाता 
है| वह यद्मपि अपने स्वभाव को विविध रूप से साधता है, फिर भी 
वह कहीं और कपी-न-कमी अपने मूल स्वभाव के अ्रधीन हुए; बिना नहीं 
रहता | सब भूतों का यह स्वाभाविक धर्म ही है। जिस प्रकार पानी के 
ऊपर दबाव रखिए, तमीतक वह ऊपर चढ़ता है, किन्तु दबाव के हटते ही 
वह नोचे की भोर बहने लगता है, उसी तरह प्राणी यद्यपि अपने अथवा 

- बूंसरे के निमह के वश होकर अपने वास्तविक स्वभाव के विरुद्ध आचरण 
करते हैं तोभी अक्भुश के हृठते ही फिए अपने स्वभाव पर पहुँच जात हैं 
और निम्न कुछ काम नहीं आता ॥३३॥ 


“इसलिए, लोकद्वित चाहनेवाले महापुरुष प्रत्येक प्राणी का 
: त्वमाव जानकर उसके लिए उचित मागे निर्धारित करते हैं। इस 


कर्म-सिद्धान्त ११७ 


प्रकार अपने स्वपाव के अनुकूल बना कर्म-मार्ग उस प्राणी का स्वधर्म 
कहा जाता है। 


४इस प्रकार स्वथवर्म का आचरण करने से मनुष्य को कभा दोष 
नहीं आता । दोप का कारण तो जुदा ही हैं। बात यद्द दोती है कि 
मनध्य केवल स्वधर्म का आचरण नहीं करता, वरन्‌ अपने व्यवहार में 
जहाँ-तहाँ राग-द्वेष का मिश्रण कर लेता हैं। ये राग-द्वेप जिसके शत्रु 
बन जाते हैं उससे स्वधमाचरण नहीं होता । है वीर पुरुष, तू इस राग देष 
के वश में न होने का महान्‌ कर्म सिद्ध कर जिससे कि तेरे स्ववर्माचरण 
से तुके दोष न लग सके । ॥३२७॥ 


४ प्रिय सुभद्रेश, प्रत्येक मानव को कभो-न-कभी कठोर प्रतीत द्ोने- 
वाले कर्म करने ही पड़ते हैं! और ऐसा क्रोन कर्म-मा्ग है, जिसमें 
कठोरता बिलकुल न हो । इसलिए, ज्षात्र-धर्म निकृष्ट और ब्राह्मण-धर्मा 
श्रेष्ठ है, यह घारणा भ्रमपूर्ण है। किन्तु ऐल्ा दूसरा धरम सुदावना 
लगता हो थौर अपनेसे उसका अच्छी तरह पालन हो सकेगा ऐसा प्रतीव 
दोता हो, तो भी मनुप्य के लिए स्वधर्म का ही आचरण करना श्रेयस्कर 
है | अर्जुन वचपन से ही नहीं वरन्‌ वंश-परम्परा से क्षात्र-धर्म के शआच- 
रण के लिए ही तेरा पालन प्रोप्ण किया गया है । तेरी प्रकृति युद्ध- 
कम के अनुरूप है । इसलिए तेरी शिक्षा भी इसी कर्म के लिए हुई है । 
सारा समाज तुर से इसी कर्तव्य पालन की-अपेक्षा रखता- है;। यह ,कर्म 
करते करते तू भी अब उत्तरावस्था के समीप ञआने लगा है। श्र॒व तेरे 
लिए अपने धर्म के ही प्रति. वफादार बनकर, उसका प्रयत्ष -करते-करते 
“मरना श्रेयस्कर- है, उसका स्थाग कर परधम, के, आचरण” का 
प्रयत्न करना तेरे लिए तथा सत्र किसीके लिए भयानक होगा: |” ॥३४॥ 


श्श्टः गीता-सन्थनः 


इसप्रकार कहकर योगाचार्थ श्रीकृष्ण ने: मौन धारण किया: । 

अजुन ने श्रीकृष्ण का मत सुना ओर उसपर विचार. 

श्लोक ३६ करने लगा। अभी उसकी मुख-मुद्रा से ऐसा प्रतीत - 

नहीं दोता था, कि उसका सम्राधान होगया | ऐसा 

मालूम होता था, मानों उसके मन में कुछ शड्जा शेष है | वह शरीक ण 

के मत को मिन्‍न-मिन्न प्रकार से तौलने लगा और अन्त में उसने 
निम्नलिखित एक शड़डा प्रकट की; -- 


. 'हषीकेश,. तुम्हारे वन्रनों. पर मैं विज्ञार कर रहा हूँ. और उम्पर 
से मेरे मन में इस समय एक प्रश्न उत्तन्‍्न हुआ हैं, मैं ठमसे उसका 
समाधान कराना चाहता हूँ । 


४ अपने चित्त में चलने वाले संग्राम के सम्बन्ध में तुमने जो कुछ 
कह्दा, उसका मुझे पूरा-पूरा अनुभव है । विशेषकर विचार कर देंखने 
पर जो कर्म करना इृष्ट और उचित प्रतीत हो, मन में उससे उलट ही 
श्राचरण की इच्छा होती है | उस इच्छा को रोकने के लिए चाहे जितना 
प्रयल करो --तों मी वह रोकी नहीं जासकती और वरवस उसके अधीन 
होजानां पड़ता है। अन्तःकरणु का' यह कलह इस भीषण युद्ध की अपेक्षा 
भी अधिक दुर्जय है, यह मैं पूर्णतगा स्त्रीकार करता हूँ | माधव, मुझे 
यह विंवास है कि सहझ्ों महारथीः मेरे सामने आ खट़े होँतो भी मैं 
हिंम्मत न हारूँगा और मेरी छाती' न धड़केगी। किन्तु अन्तःकरण के 
कंलह के सामने मैं दीन बन जाता हूँ आाद्द ! विरोधी बल उठकर मुके 
अनेकों बार कितना थका डालते हैं | यह मैं क्या: बतांऊँ? पतिनपावन, 
'उस समय धर्म-अधर्मः का ज्ञानः नहींरइता | गम्भीरतापूर्वक की हुई 
प्रतिज्ञा मंगे होंजाती' है, - और मार्नों:कोई बरबस टौँचा मारकर मुझे पाप 
ही ओर ढकेलता हो ऐसा अतीत होंता' हैं। उस समय उस कर्म में आंननन्‍द 


कर्म-सिद्धान्त ११६ 
प्रतीत नहीं होता, फिर भी उससे बाज नहीं आया-जा सकता | 


“बासुदेव, चित्र में यह इन्द्र उत्पन्न करनेवाला और पाप में 
ढकेलनेवाला, कौन होगा क्‍या मनुष्य के हृदय में दो विरोधी चित्त 
होते हैँ:अथवा क्‍या उस समय किम्ती भूत का आवेश होजाता है ! क्‍या 
ईश्वर का प्रतिपक्ती कोई कलि अथवा मार भी अस्तिष् रखता है, और 
वह जीवात्मा का शमु बनकर उप्ते पाप में ढकेलता है ९ झपनी इस शह्ढा 
का निवारण करने-फी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ ।? ॥॥३६॥ 


बिज्ञास अजुन के इस प्रैएन का स्वागत करते हुए श्रीकृष्ण बोले-- 

आजुन, पुरुष को पाप में ढकेलनेवाले और उसका 

“लोक ३७-४३ सत्यानाश करनेवाले न तो तेरे बताये ये विरोधी 

अन्तःकरण हैं, न- भूत-प्रेत ही है और न मेरे विशेधी 

नकली वासुदेव जैसा कोई कलि, मार अथद्य प्रति-परमेश्वर ही है ।£वरन्‌ 

स्वयं चित्त द्वारा किसी समय पोषित और उसमें विकार-रूप में विद्यमान 
उसके काम और क्रोध ही उसके अन्तःशत्रु हैं . 


“अर्जुन, मैंने तुके समझाया था कि सांख्यवादियों का कहना है कि 
यद्द चित्त अ्रधर्म से धर्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, आसक्ति से 
वैराग्य की ओर भीर दरिद्रता से ऐश्वर्य की ओर जाने का प्रयत्न' कंरता 
है. । अथवा, अन्य विद्वानों का कथन है, कि यद्द जीवात्मा: असत्य से 
सत्य- की ओर, अन्धक्ार से श्रकाश की;ओर ओर मृत्यु.से श्रमृत:की ओर 
जाने के लिए प्रवत्तनशील रहता है-। 


“प्रन्तप, प्रगति का यह' पथ जीवन' के अनेक, अनुभव, . विचार, 
संत्कार, कर्म और प्रयत्न से सूकता है। जबतक कोईःकुछ नयाःअतुभव, 
“नवीन:विचार. अथवा संस्कार उत्पन्नःनहीं:करता; तबतंकः संनुष्यं अपनी 
पहली जीवन पद्धति को ही पकड़ रखता है और उसे आसक्तिन्पूर्वकः पुष् 


१२० गीता-सन्थन 


करता रद्दता है । इस प्रकार नवीन विचार श्थवा संस्कार की उत्पत्ति के 
९ हि 

पूर्व पुरानी आदतों का आसक्तिपूर्ण पोपण ही काम है, यह समझना 

चाहिए । 


#इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार की वासनाश्रों, आदतों, इत्यादि को 
पोषित कर उनके प्रति अपने अनुराग को चलवान बनाता है । उम्तकी 
इच्धियाँ, मन, बुद्धि इत्यादि सबको इस काम के वशीभूत दोजाने की 
आदत पड़ जाती है । फिर, जिस प्रकार बचपन के श्रत्यधिक लाइ-चाव 
से बिगड़े हुए वालक को अपना मनचाद्दा करने की और माता-पिता, 
नौकर-चाकर सब उसके कहे अनुसार करें ऐसी श्राश्ा रखने की आदत 
पड़ जाती है और इस तरद्द माता-पिता के अक्ुश के वश में वह रद नहीं 
सकता, उसी तरह उक्त मनुष्य द्वारा पोपित यह काम उसके शरीर में 
स्वच्छन्द राज्य स्थापित कर लेता है । 


“पार्थ, जिस प्रकार धुआँ अ्रम्मि को, धूल दर्पण को, अथवा भिल्ली 
गर्भ को ढक देती है, उसी प्रकार यह लाइ से पोषित वासना मनुष्य के 
ज्ञान को ढक देती है; और जिस तरद अप्नि का पेट कभी भरता नहीं, 
उसी तरद्द यह काम भी कभी तृतर नहीं होता । ॥३७-३०॥ 


“ड्षोन्तेय, जिस प्रकार दंश द्वारा शरीर में पहुँचा हुआ सर्प का विष 
कुछ ही देर में मनुध्य के रोम-रेम में और हृदय तथा मत्तिष्क तक 
व्याप्त दोजाता है, उसी तरह वासना मनुष्य की इन्द्रियों और हृदय 
तथा चुद्धि तक को अपने अधिकार में कर लेती है । उसके रक्त, लार, 
रोमावलि ऐवं नख तक से वह प्रकट द्योती है, तो फिर उसके मन-बुद्धि 
में वह दो, तो इसमें कहदना. ही क्या ? ज्ञान से प्राप्त सदुुद्धि के लिए यह 
काम ही शरत्र का कार्य करता है। ॥४०॥ 


कमे-सिद्धान्त १५१ 


“अजुन, इस काम-विष के इन्द्रियों तक व्याप्त होने के कारण, जिस 
प्रकार दासी कचरे को कोने में से बु्दारती-बुद्दारती द्वार तक लाकर घर से 
बाहर फेंक देती है, उसी तरह तू इन्द्रियों के संयम द्वारा, इनकी शुद्धि 
करते-करते, हृदय-द्वार तक पहुंचकर काम रूपीन्मल को चाहर 
फेंक दे। ॥४१॥' 

“किन्तु, रणधीर, काम का ऐसा सृद्रम रूप और अत्यन्त शक्ति देख- 

कर निराश होने की आवश्यकंता नहीं । जिस प्रकार व्यूदद के सब चक्र द्वूट 
जाने पर भी यदि सबसे भीतर का चक्र अमेद्र रह जाय तो राजा उसमें 
सुरक्षित रद्द कर फिए से लड़ने का बल प्राप्त कर रुकताः है, उसी प्रकार 
काम से अविजित एक श्रमेथ् दुर्ग है | उसके वल को काम में लाने- 
बाला वज््यक्षित काम को जीते बिना रह नहीं सकता | व्यूहवेत्ता. अज्जुन, 
यह अगेश्र हुरगे स्वयं जीवात्मा ही है । जिस समय अन्तरात्मा में से 
- क्राम को जीतने का निश्चय ऊपरी मन से नहीं वरन्‌ अत्यन्त शांतिपुरवक 
. और अन्‍्तरात्मा से प्रकट होता है, उस समय तू निश्वय जान कि इस 
काम का विनाश समीप आ पहुँचा है। में चाहता हूँ कि ऐसे दृढ़ 
निश्चय पर आरूढ़ होकर तू काम-रूप शन्न को जीत ले ।? ॥४२-४१॥ 


चतुथ अध्याय 


है. 
ज्ञोान-छारा कमंश्सन्यास 
द्वितीय उपोद्धात 
.( १ ) 

चौथा अध्याग्र आरम्म करने से पूर्व गीता-सम्बन्धी कुछ अधिक 
बातें सममनी आवश्यक | 

पाठकों ने 'देखा होगा, कि तीसरे श्रध्याय के ३१ वें और ३४ यें 
इलोक में भीकृष्ण मीचे लिखे अनुसार कद्दते हैं :--- 

८छ्द्धापूर्वक द्वेप त्याग कर जो मनुष्य सदैव मेरे इस मत के श्रनु- 
सार चलंते हैं, वे भी फर्म-भ्थन से मुक्त होते हैं। ॥३१॥ किन्तु जो 
मलिन बुद्धि के कारण मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञान- 
हीन मूर्ख हैं, उनका नाश हुआ समझ?” ॥इशा 

साधारणतया ऐसे शलोक आय॑ अन्यों के अन्त में आते हैं| इसपर 
से ऐसा अनुमान होता हैं कि गीता को जो कुछ मुख्य उपदेश देना था, 
वह तीसवें श्लोक तक आगया ओर पुस्तक समात्त हुई । 

तब तौसरे अ्रध्याय के ३३ वें श्लोक से शेप गीता के सम्बन्ध में 
क्या समझा जाय, यह प्रश्न उपस्थित होता है । 

३१ वें और ३२ वें एलोक में गीता की महिमा के वर्णन के चाद 
३३ वें श्लोक का विषय उससे सम्बन्ध-रहित प्रतीत द्ोता है | मानों 
श्रीकृष्ण अपना उपदेश पूरा कर चुके थ्रौर उसी विषय के विचार में 


ज्ञान-द्वारा कमें-सन्यास १२३ 


तल्‍लीन हो, प्रकृति का स्वभाव कैसा अठपटा और गुणों का बल कितना 
गृढ़ भ्रौर प्रवल द्वोता है, इसको चिन्तन करते-करते ३३ वें श्लोक से 
श्पने उद्‌गार निकालने लगे हों, ऐसा दूरस्थ सम्बन्ध भासित द्वोता है। 
इस श्लोक का मन्थन करते हुए मैंने यही कल्पना प्रस्तुत को है। किन्तु 
इसका वास्तविक अर्थ तो यह हुआ कि ३३ वें श्लोक से गीता के उपदेश 
में फिर एक नवीन अंकुर उत्पन्न हुआ है |. 
 , 

गंता में उत्पन्न यह नवीन शाखा अकप्मात्‌' उठी होगी, इसके अनेक 
लक्षण विविध रुप से दिखाई देते हैँ । उशहरस्णाय, ३५ वे श्लोक में 
कद्दा गया है कि स्ववर्स में मरना श्रेयस्कर है, पर-धर्म भयावह है।! 
इस उद्गार पर से ३६ वें श्लोक में आया हुआ , अजुन का यह प्रश्न 
कि पाप कौन करता है, किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आहानी से 
समस में नहीं थराता | इसी तरह तीसरे अध्याय के, अन्त तक जो विप्रय 
चल रहा है; उसके साथ चतुर्थ अध्याय के आशएम में चर्चित विषय 
का कुछ सम्बन्ध मालूम नहीं द्वोता | तीसरे अध्याय के अन्त तक ऐसी 
कोई बात नहीं आई, जिससे गीता के उपदेश की प्राचीनता, पुनर्जन्म के 
दिद्वान्त अथवा विषतु के अवतारों के विषय में कुछ कहने की आव- 
श्यकता उत्पन्न हुई दो | चौथे अध्याय के आरम्म के चौदद्द श्लोक मानों 
किसी प्रकार के पूर्वापर सम्बन्ध रद्दित तथा अस्थान हो प्रतीत दोते हैं। 

इसके विपरीत यदि हम सीक्षरे अध्याय के ३४ यें श्लोक के बाद 
ठुस्त ही चौथे अध्याय के पन्ववें शलोक से पढ़ना आरम्म करें तो क्रम में 
किसी तरद का भंग हुआ मालूम नहीं पड़ता | देखिए-- 

सइशं  चेशते स्वस्याः प्रकतेज्ञाननानपि 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नह: कि करिष्यति। _ 


१२४8 गीता-सन्‍्थन 


, हन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थें रागड्रेपी व्यवस्थित 
तयोने वशमागच्छेत्‌ ती हात्यपरिपन्थिनी 
शैयान्स्वर्मों व्रिगुणः परधर्माध्ल्नुश्ठितात्‌ 
स्वपरमें निम्न श्रेय: परक्नमों भयावह: 3-३३ से 3५ 
एवं ज्ञाला कृत कर्म पूर्तेरपि मुमुक्ुमि: 
कुछ कमत्र तस्माल्व पूर्व: पूर्वतरं कृतम्न्‌ ॥ 
इसलिए, चौथे अध्याय के आरम्म के चौदह इलोकों के ज़स्वन्य में 
जया प्ममना ज़ाहिए, इसका भी:विचार कर लेना आवश्यक है | 


(हे) 


फिर, चारीकी से प्रद़नेव्राले-पर इस मन्थन्त और गीता के बीज एक 
अन्तर ध्यान में आया होगा । प्राठक़ों ने देखा होगा कि गीता में कहीं भी 
“श्रीकृष्ण बोले? ऐसा शब्द नहीं है। 'श्रीकृष्ण के चदले 'भगव़ात़ः वोल 
ऐसा सर्वत्र लिखा है, भौर यद्द पुस्तक भी “श्रीकृष्ण गीता! के नाम से 
नहीं, प्रत्युत्‌ 'भगुवद्गीता! के नाम से प्रप्निद्ध है। यूह जानते हुए भी 
मैंत्रे अमीव॒क क्ि्ली ज़गृह श्रीक्कण के सम्बन्ध में भगवान शुद्द का प्रयोग 
मांदी क्िया,पाठक़ों को इससे कुछ आश्चर्य प्रतीत हुआ होगा | इस सम्बन्ध 
में भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है | 
! >मैजन्यन के झारस्म में डी क़दद चुका हूँ, कि.''हम गीता को भी कृष्ण 
>्तया अर्जुन के,पंवाद के रुप में पढ़ते हैं, इसलिए श्रीकृष्ण झौर अज्ुन 
के बीच सतमुच ऐसा. सम्भाषण हुआ होगा, और सो भी कुण्क्षेत्र के युद्ध 
कै-समय और उसी स्थान म़र यूह मानना उचित नहीं [” . 
मन्यन में भी श्रीकृष्ण और अ्ज्जु न के बीच मूल ग्रोता में अवृर्शित 
अनेक सम्भाषण मैने अपनी कल्पना से ही निर्मित किये हैं । वे सम्मा- 
पण वास्तव में हुए हैं ऐसा कोई पाठक नहीं मानेगा, वस्न्‌ उन्हें केवल 


ज्ञान-द्वारा कर्म-पंन्यास १२५ 


मेरी श्रच्छी या छुरी सजावट ही समझकेगा। उसी प्रकार मूल गीता का 
सम्मापण भी कवि की केवल सजाबट द्वी है। अलबत्ता व६ संक्तिप्त और 
उत्कृष्ठ ज़रूर है। 


मैं यह भी कह चुका हूँ क्रि गीता के कवि केवल लोकरंजन के 
लिए ही आखूंयान रचनेवाले कवि नहीं थे, वरन्‌ ऋषि, ज्ञानी एवं धर्म 
के सूचम शोधक ये और उन्होंने इस प्रकार सम्भाषण के रूप में आध्या- 
मिक विपय में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन- किया है। अब इस विचार 
में एक वृद्धि करने की आवश्यकता है । ओर वह यह कि जिस रूप में 
आज हम गीता पढ़ते हैं उससे यह भी प्रतीत होता है कि इसके कवि 
चेष्णुयमार्गी ये । और उन्होंने यह भी चाह्दा है कि. सांख्य, योग तथा 
भक्ति-मार्ग के साथ सांथ इन सब दशनशास्त्रों' का वैष्णवः सम्प्रदाय 
की मुख्य सान्यताशों की दृष्टि से भी मेल बैठ जाय । 


(५) 


गीता प्रधामंतया वैष्णव सम्प्रदाय का ग्रन्य है, यह पहले त्तीन 
भ्रध्यायों में अधिक स्पष्ट नहीं है | दो-तीन स्थानों पर इसकी थोड़ी-सी 
मफलक अवश्य आर जाती है ( उदाहरणार्थ श्रध्याय २,. श्लोक ६१; 
अध्याय ३ श्लोक २२, २३, २४ और ३० में ); किन्तु वह इतनी कंम 
है कि साम्प्रदायिक दृष्टि छोंडंकर भी उन श्लोकों पर विचार किया जो 
सकता है । किन्तु अब चौथे अध्याय से वैष्णवमार्ग की मान्यतायें गीता 
के उपदेश के साथ इतनी मिल गई हैँ कि उनको ठीक त्तरह से सममे 
बिनां काम नहीं चल सकता | , 


इन मान्यताशं.में मुख्य मान्यता तो विष्ण, और उनके श्रवतारों से 
सम्बन्ध रखती है | इस मान्यता का मूल संक्षेप में इस तरह है। 


श्र गीता-सन्थन 


हम साधारणतया इस विश्व की परमशक्ति को ब्रह्म, चेतन्य पुरुष 
तथा आत्मा आदि वेदान्ती नामों से अथवा ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, 
भगवान इत्यादि भक्तिमार्गी नामों से पहचानते हैं । 

परन्तु यह जो मूल वस्तु है उसके लिए शक्ति! शब्द के बदले 
“देव, दिवता, 'देचतः आदि शब्द भी पाये जाते हैं। इससे हम परम- 
शक्ति को ब्रह्म इत्यादि नामों से पदचानते हैं। इस प्रकार 'शक्ति' और 
ददिव? एक हे अर्थ के शब्द हैं | ह 

इस पशमदेव, परमशक्ति, परमेश्वर द्वारा संसार में उत्पत्ति, स्थिति 
शओर संहार का क्रम चला करता है। अर्थात्‌ इस परमदेव में उत्पन्न करने, 
पालन करने और संद्वार करने की अवान्तर (उप) शक्ष्तियाँ अथवा देव 
हैं। इन अवान्तर शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विषपु, शिव ये सार्थक परन्तु. 
काव्यमय नाम दिये गये हैं। और उन्हें त्रह्मदेव, विघुरेव, मद्दादेव- 
(शिव) इन नामों से पुकारने का रिवाज है | 

पुराने प्रन्थों में 'शक्त्ति' के वइले देव” शब्द का प्रयोग करना 
बहुत साधारण वात है। उद्दाहरशार्थ, मेत-शक्ति को इन्द्रदेव, जल- 
शक्ति को चदणदेव, पत्रन शक्ति को 'वायरदेव कहा जाता है। इतना ही: 
नहीं, इन्द्रियों की शक्तियों को भी देव कहा गया है। 

इस प्रकार पाठक देख सकेंगे कि देव” का अर्थ कोई प्रकाधवान, 
रूपवान, पुरुष अथवा आकार का चमत्कारी व्यक्ति नहीं, वरन्‌ जिस 
प्रकार ब्रिजली में, गर्मी में और इन्द्रियों में जुदी-जुरी शक्तियाँ हैं उसी 

: तरद मिन्न-मिन्न देवताओं का अर्थ है मिन्न-मिन्न शक्तियाँ । 


( ६) 


इस प्रकार अक्षा, विष्णु और शिव ये परमदेव ब्रह्म की तीन 
अवान्तर शक्तियाँ हैं । इनमें से अनेक मनुष्यों की ब्ह्मदेव (गणपति) 


ज्ञान-हारा कमे-संन्यास श्र 


श्रथवा परमात्मा की सूजन शक्ति के प्रति, कितनों की विष्गु अथवा 
पालन-शरक्ति के प्रति और कितनों की शिव श्रयवा संद्वार-शक्ति के 
प्रति अध्क भक्ति होती है। इस प्रकार इन तीन अ्रवान्तर शक्तियों को 
पूजनंवालों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वन गये हैं। 


इस तरह व्यासभी का विष्णुदेवजी के प्रति विशिष्ट भाव या. 
यह कथा जा सकता है| विध्णु-भक्त यह कल्पना करते हैं कि परमात्मा 
की यद विष्णु-शक्ति सृष्टि के पालन और विक्लास के लिए ही सदैव 
चिन्ता और प्रयक्त करती रहतो है और मानते हैँ कि इसीसे संसार में 
सुख और समृद्धि द्वोती है। इस प्रकार वें कहते हैं कि जिन जिन 
पदार्थों अ्रयवा प्राणियों द्वारा संसार में पालन-कार्य होता है शोर सनृद्धि 
बढ़ती है उनमें विष्णु का नित्रास्त है। 


उद्दाहरणारथ सूथ्र द्वारा पृथ्वी के प्राणियों को जीवन-शक्ति मिलने 
के कारण सूर को विध्यु का वढ़े-से-बड़ा श्रो” चिरंजोवी आविष्कार माना 
गया है। प्रजा का पालनकरने वाला राजा भरी विष्तु का श्रंश माना 
जाता हैं। जनता का महान उद्धार करनेवाला कोई प्रतापी पुरुष दो तो 
वह भी इसी कारण वि*णु का अवतार कद्दा जाता है। उनका कद्दना है 
कि जिस प्रकार उत्पत्ति और संहार करने वाला संकल्प सदैव कार्य 
करता रहता है, उत्ती रह यह पालन-संकल्प भी सतत कार्य करता 
रहता है, और जित प्रकार कमी-कनो उत्तति अग्रत्रा संदार का कार्य 
बड़े वेग से चलता है, उसो तरह कभी पालन-संकल्प भी चेगवान बन- 
कर किसी विशेष रूप में प्रकट होता हे | ऐसा प्रत्येक विशिरट आविर्भाव 
विष्णु का अवतार कट्दा जाता है | 


किन्तु पालन-कर्ता को कुछ दण्ड तथा संद्दार भी करना पड़ता है। 
यह दण्ड और संहार पालन के लिए ही होता है। उदादएणुस्वरूप 


श्श्८ गीता-मन्थन 


धर्म से जीवों का पालन होता है, इसीलिए अधर्म का संहार भी वैष्णव 
कार्य ही समझा गया है। 

इस प्रकोर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिंए संसोर में 
परमाश्मा की वैष्णवी शक्ति प्रवर्तित हीती है और उसमें से विष के 
अवतार प्रकंट होंते हैं, य॑र्द वैष्ण व संम्प्रदाय की सान्‍्यता है । हंस साभ्यता' 
का अनुसरण करते हुए चौथा अध्याय आरम्भ हुआ है | 

(७) 

श्राज महाभारत का अन्य जिंस स्थिति में हमारे पास है, उसमें 
वसुदेव-सुत श्रीकृष्ण की जनता के एक॑ महांन्‌ उद्धारक की तरह और 
इसलिए, वैष्णव-माम्यतानुसार, विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत' 
किया गया है, थौर इसी कारण से उनके लिए, भगवान? शब्द प्रयुक्त 
हुओ है| साथ ही, भीकृष्ण के विषय में ऐसा विधृगुपन केवल कवियों 
ने अथवा लोगों ने ही भाना हो, सो बात नहीं; वरन्‌ स्वयं श्रीकृष्ण को 
भी यह प्रतीत द्वोता था कि वह्द विष ही हैं,. ऐसी कल्पना करके उनका! 
पात्रें प्रस्तुत किया गया है।' 
* घार्मिक अन्थों में यह प्रथा असाधारण नहीं है। वेदान्त'की परिमाषा' 
का व्यवहार करने वाले अनेक उपदेशक आत्मा और ब्रह्म की एकता के 
निश्चय से अक्ष अथवा परमात्मा के कर्मों का जिक्र बारम्बार अपने कम 
के रूप में करते हैं | उदाहरणा रथ, स्वामी रामतीथ ने अनेक स्थानों पर 
कद्ठा हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, में ही ईश हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, इत्यादि । 

: इसी प्रकारे का प्रयोग गीता में भी हुआ है। इसलिए, गीता में “मैं!” 
किसी जगद्द स्थूल रूप से दिखाई देनेवाले वसुदेव सुत श्रीक्षष्ण के अर्थ. 
में किसी जगह जगत्‌ पालक विष्यु के अथ में और किसी जंगह परमात्मा' 
अथवा ब्रह्म के अथः में प्रयुक्त हुआ है । इसलिऐ “में! का अ्थ' कहाँ 


ज्ञान-हारा कर्म-संन्यास श्र 


किप्त प्रकार क़रना चाहिए, यह पूर्वारए-सम्बन्ध देखकर निश्चित करना 
शड़ता[है । 

.उक्त प्रकार से वैष्णव सम्प्रदाय की मुख्य मान्यताओं शौर'बैदान्तियों 
कली वोलने की रूढ्ठि को ध्याज़ में रक़््खा जाय, तो च्रौथे अ्रध्याप्न क़्े 
आरम्म में जो अवतारताद का प्रतिपादन .किया गया है उसके समझने 
में कुछ व्राघा उप्रस्थित नहीं होती और तत्सम्बन्धी श्लोडों को किसी 
दूसरी तरदद समझने की आवश्यकता नहीं रहती .॥ 

(ऊ) 

किसी भी धृसं-ग्रन्थ का झष्झयून करते,समय में कुछ :विवेक से 
कम लेना.प्रड़ता है। कितने ह्वी विषयों में, विशेष कर चित्त-शुद्धि से 
खम्जन्धित विषयों में, सब धर्मों में समानता होती है-उदाहरणाथ सूद 
घूम सत्कुरं, सद्व्यवक्षर, सदूवाणी, न्याय, प्रेम, जमा, सुख-हुख 
के प्रति समृत्ता, भक्ति, ईश्वरापंणबुद्धि तथा वेशायश्रादि पर जोर 

देने में एकमत होते हैं ।.उसके बाद, संसार के तथा आत्मा-परमात्मा के 
आाल्विक ख्ल्‍ूप के सम्बन्ध में सच ध्मग्रु्तों में कृतिपयर,विचार होते हैं 
किन्तु छुन ख़ब्रम कई ज़गह एकवाक्यता नहीं होती,। इस ,तज्िषय,में 
द्वेतत, अ्रद्वेत,विशेषाह्त, सेश्वर, निपरीश्धर आदि पाँच-छः दाशंनिक 
पद्धतियों में से, किसी एक का प्राप्ात्य होता है। कई बार इनमें से द्वो 
लीन पद्धतियों का. मिश्रण भी होता है । ऐसे (विषय में सब धर्मों का 
अथवा एक;ह्टी धर्म के सब गन्थों का एक.द्वो,प्रकार का भ्रत है यह कहना 
भूल, होगी । 
' सच पूछा-जाय तो साधु सन्त इत्यादि स्वयं सी धमं-प्रन्थों के -ऐसे 
दाशनिक भाग को अतिशय प्रमाणभूत नहीं मानते, वस्‍्न्‌ उसआ अर्थ 
अपनी तात्तिक इष्टि के अनुप्तार ही करते हैं | इसी कारण तो संसार के 


१३० गीता-मन्थन 


प्रत्येक धर्म में अद्वैतवाद. इत्यादि पन्‍्य उत्पन्न हुए हैं| ऐसे पतन्‍्थ हिल्दू- 
घर्म में ही हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए | बौद्ध, मुस्लिम तथा ईसाई 
इत्यादि सब धर्मों में ओर उनके बढ़े सम्प्रदायों में मी ऐसे पन्‍्थ हैं| 

इसलिए धर्म-अन्थ का अध्ययन करनेवाले के लिए उचित है कि 
ऐसे तात्त्यिक विषय में उस ब्रन्थ का दृष्टि-विन्दु समर्कर उसमें से 
अपनी विवेक-बुद्धि को जितना उचित प्रतीत हो उतना ही स्वीकार 
यरे | 


फिर, धर्मग्रन्थों में वेवल चित्त-शुद्धि और ताक्विक विषयों का ही 
विवेचन नहीं द्ोता | उनके सिवा उपासना, पूजा, आचार, प्रायूश्चित्त 
वथा कर्मकाणड इत्यादि विषयक निरूपण भी होता है । यह उस्ध ग्रन्य 
का साम्प्रदायिक भाग कहा जाता है | इस विषय में मिन्न-मिन्न धर्म-अन्य 
एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, वरन्‌ कमी-क्मी एक-दूसरे से विरोधी भी 
हो सकते हैं । 


उदाहरण॒त्वरूप, जिस प्रकार वैष्णव राम, कृष्ण इत्यादि का अवतार 
मानते हैं, उसी तरह ईसाई यीशु को ईश्वर का पुत्र, यहूदी ओर मुसल- 
मान मूसा, मुहम्मद हृत्यादि को पैंगम्बर, जैन महावीर इत्यादि को 
तीय॑छुर तथा बौद गौतम इत्यादि को बुद्ध सानते हैं। किसी प्रतापी 
मद्दात्मा के प्रति, उसका परमात्मा के साथ विशेष .निकट-सम्बन्ध होने 
छी दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर उसके प्रति अतिशाय,भक्ति-भाव उत्पन्न कर- 
वाना और उसके उपदेशों और जीवन के अनुसार. अनुयायिश्ञों को 
अपना जीवन-मरार्ग बनाने कौ प्रेरणा करना यह इन सबमें सामान्य 
लक्षण होता है | किन्तु इस महापुरुष ओर परमात्मा के वीच किस 
: प्रकार का स-बन्ध समभझना चाहिए, उसके प्रति किस प्रकार की श्रद्धा 
: रखनी चाहिए, और उसके उपदेश तथा जीवन के किस भाग को सत्दव 


ज्ञान-हारा कम-संल्यास १३१ 


देना चाहिए, इस विषय में अत्येक धर्मग्रन्य का विचार भिन्न-मिन्न 
द्वोता है । 


ये सब साम्प्रदायिक मान्यता के विषय कहे जाते हैं। धर्मग्रन्ंथ का 
अध्ययन करते समय ऐसे साम्प्रदायिक विपय उस सम्प्रदाय के लिए 
भले ही अ्रतिशय महत्व के हों. किन्तु धर्म का व्यापक दृष्टि से विचार करें 
तो वे गौण वन जाते हैं। धर्मग्रंथों के ऐसे भाग पर पाठक कौ शभ्रद्ध। दो 
तो उसे रहने दे और न हो तो उसे साम्प्रदायिक मान्यता समझकर 
निकाल दे । 


अत्येक धर्म में इस प्रकार की साम्प्रदायिक मान्यता होती हो है। 
तात्विक दृष्टि से इन सब मान्यताओं में कुछ कल्पना, कुछ लगन, कुछ 
आत्म-दर्शन एवं कुछ काव्यमय रूप का मिश्रण द्वोता है । भर, इस- 
लिए, कट्दना होगा कि उन दृष्टियों में थोड़ी बहुत अपूर्णता दी है। यह 
समसकर दूसरे धर्मग्रन्थ में अपने सम्प्रदाय की अपेक्षा मिन्न प्रकार की 
मान्यता प्रतीत हो तो इस कारण उसके प्रति अनादर अश्रथवा तुच्छ 
बुद्धि रखना उचित नहीं | प्रत्युत्‌ू यह समझकर कि जिस श्रकार धर्म 
मंक्तिमय श्रद्धा का एक रूप है, उसी तरह यह भी भक्तिपूर्ण श्रद्धा 
का ही एक दूसरा रूप है, हमें उसके प्रति समभाव रखना चाहिए। 

हिन्दू-वर्म के पत्येक सम्प्रदाय के सद्दान्‌ सन्‍्त यह दृष्टि समझते 
और रखते आये हैं | ऐसी दृष्टि के कारण मगवद्गीता में यद्यपि विप्णु 
को प्राधान्य दिया गया है, फिर, भी वह ग्रन्थ सब सम्प्रदायों को 
मान्य है। इस दृष्टि के कारण ही शैव-वैष्णब आदि भंगड़ों का अन्त 
होसका है, और दम सर्वधर्म समभाव का तत्व समभने में समंथ दोते 
हैं। किसी नवीन सम्प्रदाय के उत्पन्न होने पर अवश्य ही कुछ सम्रय 
तक उसके अनुयायी यह कहते रहते हैं, कि इस सम्प्रद्यय में ही उद्धार 


१३२ गीता-सन्धथन 


फरने की शक्ति है; किन्तु कुछ वर्ष बीत जाने पर यद्ध भाव निकल जाता 
है, और हिल्दूधम-मद्रासागर में मिलनेयासी एक नदी के अनुसार उत्त- 
का अस्तित्व हो जाता है। ऐसी समभाषना की दृष्टि होजाने से उमर 
सम्प्रदाय के श्रनयाइयों की श्रपने इष्देय फे प्रति भक्ति नहीं घटती 
प्रत्युत्‌ इतना ही होता है कि उसका संकुचित पन्यामिमान शुद्ध दो 
जाता है। 
(६) 

शय में गीता के शेष श्रध्यायों का प्रारम्भ के त्तीन श्ध्यायों के साथ 
फिप्त प्रकार का सम्बन्ध है, इस विपय में अपना मत प्रकट करता हूँ । 

प्रथम तीन भ्रध्यायों में गीता के मुख्य उपदेश के सब शास्रीय 
त्तया विशेष तत्व आगये। उनके खाद के अध्यायों में इस विशिष्ट उपदेश 
का कोई नवीन सिद्धान्त नद्ीं आता । बरन्‌ इस उपदेश का विशेष सपष्टी- 
फरण आता है तथा इसके साथ ही सांस्यदर्शन, योगदर्शन, य्ोगाभ्यातत 
भक्तिनमाग तथा बष्णव सम्प्रदाय की मान्यताशों छा किस प्रकार सम्बन्ध 
मिलाया जाय इसका विवेचन है । 

उदाहरण देकर समकाना हो, तो यों कहना चाहिए कि किसी 
मन्दिर की नींव और ठाँचा तैयार करने के समान पहले तीन श्रध्याय 
हैं | फिर जिस प्रकार इस ढॉँचे में दीवार खड़ी करो, नलियें लगाशो 
और उन सबको दृवादान, खिट्टक्ी, दरवाज़े इत्यादि से पूर्ण करो 
तया रंग, नक्काशी, चित्र इत्यादि से सजाप्नो तथा खूंडी, मोरी, पलेहडी 
इत्यादि से सुविधाजनक वनाओ, इस प्रकार गीता के पिछले - अध्याय 
इन पहले तीन अध्यायों पर खड़ी की गई इमारत हैं। 

आशा है कि इतना स्पष्टीकरण श्रय आगे के अध्यायों को समझने 
के लिए मार्ग-दर्शक होगा | 

शव चौथे अध्याय का आरम्म करता हूँ। 


ज्ञान-द्वारा कंमे-संन्यास १३३ 


यहुनन्दन श्रीकृष्ण केवल महासमर्थ ब्रद्मवेत्ता ही नहीं, वरन्‌ विष्यु 
' देवता के नाम से परिचित परमात्मा की पालन-शक्ति 
श्तोक६-३ का ही:जीता-जागता दृष्टियोेचर ल्वरूप -है, यह मंतते 
प्रस्थापित करने के उद्देश्य से व्यासजी-अब ओक्षष्ण 
और अज्ुन के सम्मापण को निम्न रूप देते हैं : 

श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

“अजुन, मैंने तुकते जो व कर्मग्रोग संमक्काया, वही योग प्रोचीनकाल 
में मैने सूर्य को समझाया था । उसको ययावत्‌ अहदण कर सूर्य किस प्रकार 
अविरल कर्मयोग करता है, यह सारा संसार जानता है । चंर्य जिस प्रेकारें 
नियमितरूप से और ऋासक्ति-रहित होकर अपना काम करता  है,वह देख 
कर आर्यों. के आदि राजा मनु ने भी इसी योग का अपने: जीवन: में 
आचरण किया था-। उसी तरह सूर्य-बंश के मह्दान्‌ राज इच्चाकु ने भी 

के जीवन से इस कम्योग की शिक्षा अहृण कर उसका. पालन' किया 
या .[-इस प्रक्ार भूतकाल के अनेक मद्दान्‌ राजधि . कर्मंग्रोग का सदेव 
पालन कतते रद्दते ये | इसलिए ज्ञार्यावर्त श्रतिशय सुखी भोर समृद्ध था| 
यहाँ: के नरेश काम, क्रीध और लोम से पराभूतः होऋर प्रजा - को :सतांते 
नहीं थे और उस के सुखक़े प्रति दुलंचय नहीं रखते से. 

“परुन्तु,- अतुनं, कोलोन्तर से कर्मयोग कारसैस्कार नंद दोंगेया | 
राजा लोग धर्म से प्रथ्वी का पालन करने और प्रजा के सामने. धर्म-मांग 
का उदाहरण पेशं करंने के बदलें स्वा्थरत होकर अंपनी संहस्वाकीचा को 
तरस करने के लिए व्याध-बृत्ति से रहने लंगें-। इसंका परिणंम यद-हुंआ 
के बुद्ध बढ़े गये, प्रजा के कद बढ़े गयें,-जुओं; यंचेपान इत्योदि के व्यसन 
बढ़ गये, और ज्यों पर निज और प्रकट वलात्कार 'ोने लगे बंद 
सुंब-तूं: जानता है । इंसीके परिणामस्वरूप यह शुद्ध मी ,आ+ठपेल्थित 


श्३्ष्ठ गीता-सन्थन 


हुआ है, वह भी तुके मालूम है । 

“मैंने तुक्े कमंगोग का जो यह शास्त्र समझाया है, उससे तू 
सममक सकेगा कि इसमें राजाओं ने कहाँ भूल की है । 

“प्रत्ममित्र, जिस प्रकार कौरवों ने कर्मग्रोग का अनादर कर यह 
घोर युद्ध खड़ा किया है, वहां तू भी उसका अनादर कर इस परित्यिति 
में अपने सामने आये धर्म को टालने का प्रयत्न कर रहा है । ठुके इस 
अनर्थ से बचाने के लिए, तेरा बालसखा होने और मेरे शरण में आने 
से शुरु होने के कारण, सृष्टि के थारम्म में मैंने जो योग यूर्य को सिखाया 
था, वही मैं झ्ाज ठुके सिखा रद्दा हैँ ।? ॥१-शा 

यहुनाथ के ऐसे मर्मयक्त वचन सुनकर अजुन को ऐसा श्रतीत हुआ 

ए्नोक ४-६ कि श्रीकृष्ण कुछ गूढ़ भाषा बोल रहे हैं ॥ उसका स्प्ट 
अथ समभने के उद्देश्य से उसने पूछा-- 

“बामुदेव, तुम्हारे कथन का भावार्थ में ठीक तरह से नहीं समझ 
सका. | तुम कहते हो कि तुमने द्वी यह योग सूर्य को सिखाया था, इसका 
क्याःअथ  ठुम तो वर्तमान काल में उत्पन्न देवकी-सुत के रूप में जन्मे 
मेरे बाल-सखा हो-। तुमने सृष्टि के आरम्भ में सूये को किस प्रकार उपदेश 
दिया  कृपाकर अपना रहस्य समझाकर कहो ।” 

यह सुनकर अपने विष्युपन, के भाव, को प्रकट करते हुए 
श्रीकृष्ण बोले---- 

#शजुन, पुनजेत्म को माननेवाल्षे हम आये लोग इतनाः तो समझते 
हैं, क्िअमीतक तेरे और उसी; तरह मेरे अनेक.जन्म हो चुके हैं। किन्तु 
यूह मानते हुए मी शायद ही.कोई अपने पूर्वजन्म की परम यथार्थ 
कप से जानता है । 

“ज्ञौन्तेय, सामान्यतया मनृष्य यह समझते हैं, और तू:भी यही 


ज्ञान-द्वारा कमे-संन्‍्यास १३५ 


समझता द्वोगा, कि इस अजुंन नाम के शरीर में रहनेवाला जीव पूर्व॑ 

जम्म में कोई देव, दानव, मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतंग, वृक्ष, एवं 
तृण इत्यारि में भठका होगा और बद्ी जीव आज इस मध्यस पाण्डव के 
शरीर में आकर निवास कर रद्ा है और इस शरीर का नाश होते ही 
ऐसी दी किठ्ठी दूसरी योनि में प्रविर होगा । पार्थ, ऐसी धारणा के कारण 
पुनर्जन्त दो मानते हुए भी कोई अपनी जन्म-परम्परा को पदचानता नहीं । 


“पार्थ, मुझे विश्वास है कि मैंने अपने जन्म के रहस्य को ठीक 
तरद जान लिया है और इसलिए में अपने भूत, वर्तमान और भविष्य 
तीनों काल के जन्मों को टीक तरह समझ सकता हूँ। 


"क्षौम्तेय, वरात्तविक रीति से तो आदि और श्रविनाशी समस्त सृष्टि 
का निर्माता जो ध्रात्मा है, वद्दी मेरा स्वरूप है, और इस स्वरूप की दृष्टि 
से “जन्म! और 'मरण” शब्द श्रथ-द्ीन द्वी दोजाते हैं, तब्र फिर पुनर्जन्स 
के सम्बन्ध में तो कद्दना ही क्या १ किन्तु, इसना दोने पर भी हम जन्म 
भौर मृत्यु को देखते हूँ और पुन्जन्म की वातें करते हैँ। इसलिए इसका 
रहस्य जानने की आवश्यकता है| ेल्‍ 

#पुथानन्दन, आत्मा को पहचाननेवाले सब ज्ञानियों का कददना है 
कि स्वरूपभूत इस थ्ात्मा की रचना ज्ञान मात्र है । आत्मा ज्ञान-हूप 
होने के कारण सड्डल्पों का जनक है, और सत्यरूप होने के कारण इसके 
सट्टुल्प सत्य ही द्वोते हैं । इस प्रकार ऋषियों ने इस आत्मा को सत्यकाम 
एवं सत्यसझ्जल्प कट्दा है । 

#अजुन, प्राणी जन अपने चित्त की अगुद्धि, चंचलता और अव्य- 
बह्यितता के कारण अपनी यद सत्य कामना. शोर सत्य: सड्ूुल्पना नहीं 
जानते और इसलिए वें अपने को पामर, अज्ञान ओर असम सा 
जानते हैं । 


१३६ " गोता-मन्थन 


#किन्तु, अर्जुन, ज्यों-प्यों वित्त की शुद्धि बढ़णी जाती है, भर यह 
स्थिर तथा स्वस्थ बनता जाता है, तथो-सों बद शपनी सत्य कामना 
और सत्य सहल्पना को-पदचानने लगता है झीर यद्द सममने लगता है 
झि अपनी जो कुद्ध स्थिति है, चद्र प्रपनी कामना भर संकल्प का ही 
परिणाम है | 
* “तात, विश्यश्यापी यह परमात्मा, इस तरद, शनेक प्रकार फे कामों 
और संकल्पों का आराधार-भूत दे । ये काम तथा संकल्प विषय गुण 
चाले, विविध शक्ति वाले, भरौर विविध प्रकार में एकदूसरे के साथ गेल 
अथवा पिरोध रखने पाले धोते हैं । ऐसे घनन्त संकल्पों के परिणाम - 
स्वरूप यह भ्नन्त प्रकार की सूष्टि उत्पन्न श्रौर ना होती है। 

#परमग्रिय, परमात्मा फे श्राभार पर विश्व में रहनेवाली काम- 
नाथों में एक स्थिर, सात्यिक श्र शुद्ध फामना ऐसी भी है, जो यह 
इच्छा रखती रहती दे कि संसार में सदेव धर्म की विजय हो, अधर्म का 
बिनाश हो, सत्पुदयों का उत्तर दो, अपुरों का परामव दो और विश्व 
का पालन दो, और अपनी इस इच्छा की प्रिद्धि के लिए क्रियावान होते 
का सहुल्प-फरती रहती है| . 
£ -पाएडवहुत्त, यद्द समझ ले कि ऋषिंगण जिसे विष के नाम से 
पदचानते हैं, वह इस पालन-कर्त्ता संकल्प का. ही नाम है | 

* “वीरश्रेष्ठ, मैंने परमात्मा का जो विध्णु-स्वरूप संकर्प बतलाया 
बह घतिशय शुद्ध, सात्त्तिक श्र कल्याणकर द्वोने के कारण विविध 
रूप से संसार में सिद्ध दोता है। पृथ्वी पर जय-जब घ॒र्म को स्लामि हो- 
क्र-अप्र्स का.ज़ोर बढ़ता हे, भोर साधू-पीड़ित द्वोते भरौर दुर्जन; बलवान 
होजाते हैं; तबंग्तव परमात्मा में निवास करनेवाले इस संकल्प ढो क्षोम 
होता हे और वह क्रियाबान द्ोकर प्रकट होने के लिए प्रयल करता है। 


ज्ञान-दारा कर्म-संन्यास १३७ 


फिर जिस प्रकार अधर्म का नाश होकर पुनः धर्म की स्थापना हो; उत्त 
प्रकार इस संकल्परूपी माया के बल का आधार लेकर स्थूल रूप में प्रकट 
होता है। 


“ग्राणप्रिय अर्जुन, अब अपने सम्बन्ध में भुझे जो कछ प्रतीत 
हुआ है, वह मैं ठुके, मेरा परमसुद्दद दोने के कारण, कहता हूँ। इस- 
में कुछ बड़ाई नहीं है, आत्म-प्रशंसा नहीं हैं, प्रत्युत्‌ मेरे मन की 

प्रतीति है वही बतलाता हूँ । 

“मप्रित्र, अपने जन्म से लेकर अभीतक मेंने जो कुछ किया है, 
ओऔर जो-जो विचार किया है, उसके मूल में रही अपनी भावना, 
इच्छा एवं उद्देश्य इत्यादि का पुथक्करण करते हुए मुझे प्रतीत हुआ 
है कि मेरा झारा जीवन केवल धर्म के पुनरुद्धार में द्वी बीता है। 
मुझे अपने सब कर्मों में अधर्स तथा असुरों का नाश कर सद्,र्म की 
संस्थापना और सत्पुरुष की प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा माला के तार की 
तरद्द पिरोई हुई प्रतीत हुई है । 
” ५इसलिए, अजुन, मैं निःसक्लोच यह समझता हूं, कि में विष 
का ही अवतार हूँ । परमात्मा का जो कुछ समुण-संड ल्पात्मक-स्वरूप 
सर प्रतीत द्वोता है, वह इस वैध्णवी संकल्प से ही बना हुआ है। 

४इस प्रंकार घर्म-मर्यादा को स्थापित और पोषित करनेवाला 
विषूणुपन ही मेरा स्वभाव “होने के कारण, जहाँ-जहाँ यह विषंु का 
अंश है तदां-तहाँ मेरा जन्म है, इसमें कहना ही क्‍या हे 

#इस प्रकार सूर्य का उपदेष्ठा ओर सू्र' को धर्म-मार्ग में प्रेरित 
करनेवाला में ही अर्थात्‌ वही संकल्प था, और तुझे उपदेश देनेवाला 
भी मैं ही अर्थात्‌ वह्दी महासंकल्प हूँ। ॥|[४-प्या 


/प्रियवर, मथुरा में हुए मेरे जन्म को और गोकुल, वृन्दावन, द्वारका 


- १३८ . गीता-मन्धन 


इत्यादि में किये गये मेरे कर्मों को तो तू जानता दी है | इस तरह 
तू मेरा साया जीवन-चरिन्न जानता है। किन्तु इस प्रकार मेरे जीवन- 
चरित्र को जानने से भी तू मुझे! अ्रधूरा जानता है, यह मान। बास्तव 
में में जो संकल्पमय हूँ. उसको पश्चानकर, वह जहद्दय-जर्दा प्रतीत 
हो, वहाँ-व्दाँ समझना चाहिए कि मेरे जन्म और करे का रद्त्य जाना 
गया है | इसी प्रकार यदि तू अपने जीवन के मूलत्य त्थिर संकल्प को 
पदचान सके तो तू अपने भी अनन्त जन्मों को पदचानता है यह 
कहा जा सकेगा । 

केतु, अर्जुन यद्द काम अप्रत्यन्त दुष्कर है। चम्चल और 
अगुद्ध-चित्त पुरुषों के संकज््प इतने विविध विरोधी और असंख्य 
होते हैँ कि इनमें से अपने स्त्रभावभूत ह्यिर संकल्प को पद्चचानना 
लगभग असम्मवसा है । उनके लिए तो मेरी-विपूएु की -मस्त्ति 
और आश्रय, मेरा थ्रवुकरण करने का प्रयक्ष और इस प्रकार अपने 
श्रशुद्ध सहझुल्पों को पछाड़ कर मेरे संकल्प को ही अपना संकरृप थना 
विष्णु-पद प्राप्त करना-यही श्रेय का मार्गे है। इस प्रकार अनेक राग- 
द्वेप-विजित, तपत्वी भक्त थोर ज्ञानी पुरुष विष्णु पद पा गये हैँ, और 
अपने व्यक्तिगत श्रगुद्ध संकलपों को छोड़ देने ते परवशत्ता के कारण 
आने वाली जन्म-मरण की घट-माल से छूट गये हैं। ॥६-शगा 


“धनज्ञय, परमात्मा के आभ्रय पर स्थित यह मद्दान्‌ वेष्णवी संकल्प 
शुद्ध, सत्तगुणी और स्थिर होने के कारए जो शुद्ध- 

श्लोक ११-१२ वित्त पुरुष इसके साथ एकरूप द्वोने का प्रयत्न करते 
हैं, उन्हें वैसा फल मिलता द, और उससे उन्हें सुस् 

द्ोता है। पैसे तो जो इस संकल्प के बदले दूसरे छुद्र भोर चरशुद्ध संकल्पों 
के,साथ .एकह़प द्वोते हैं, हमग्हें भी अपने, संकल्पों के अनुसार, फल 'मिले 


ज्ञान-द्वारा कमे-संन्यास १३६ 


बिना नहीं रहता। क्योंकि अ्रन्ततः शुद्ध अथवा अशुद्ध सब कामनाएं 
तथा संकल्प इस सत्य-स्वरूप परमात्मा के आश्रित ही हैं, ओर इस परम- 
देव से ही मनुष्य अपने कर्मों की सिद्धि को प्राप्त करते हैं । 

“किन्तु पार्थे, इस परमरेव को न पहचानने के कारण, मनुष्य, 
अपने विविध संकल्य जिस यौण शक्ति के आश्रित होते हैं, उसीको 
सवंस्व मानकर उसीका आश्रय लेते हैं, और उसके द्वारा अपनी तात्का- 
लिक कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं | 

“क्लैन्तेय, आम का वृक्ष वर्षों के बाद फल देना आरम्म करता है 
और अनेक वर्षों तक देता रहता है । किन्तु वह फल देना आरम्भ करे 
इसके पहले पैय्यंगूवक्त उसका पोषण करना पड़ता है | क्विन्तु मेथी का 
शाक पन्‍द्रह-बीस दिन में उय निकलता ओर माली को तृत करता है | इस 
प्रकार मेथी का शाक्र शीत्र फल दायक द्वोता है, किन्तु वह फल अल्प- 
काल में ही नाश को प्राप्त होता है | इसी प्रकार शुद्ध कामनाओं की 
सिद्धि तत्काल होती. हुई प्रतीत हती है, और उन्हें सिद्ध कर देनेवाली 
शक्तियाँ आकर्षक दिखाई देती हैं, फिर भी दी दृष्टि से देखनेवाले के 
लिए मेथी के शाकर की तरह अल्प-मूल्य हैं। ॥११-१२॥ 

“अजु न, पृथ्वी पर मानव-समुदाय के यथावत्‌ पालन-पोषण ओर 

संबृद्धि के लिए में किस प्रकार कार्य करता हूँ, यह मेंने 
श्लोक ९३-१४ जिस प्रकार गुण और कर्म के भेद से वरणं-व्यवस्था 

प्रवर्चित की है, उससे जाना जा सकता है । सम्राज 
की उचित रूप से संरक्षा ओर संब्रद्धि होने के लिए ही मैंने यह वर्ण- 
व्यवस्था बनाई है| 

6 किन्तु महारथी, कदाचित्‌ तू यह थाक्षेप करता कि मैंने अर्थात्‌ 
इस घनश्यास वर्श के देवक्ी-वतुदेव के यहाँ जन्म लेकर ननन्‍्द-यशोदा 


१४० गीता-मन्थन 


के,यहाँ, पालित-पोषित कृष्ण नामधारी पुरुष ने यद्द वर्ण-मेदः निश्चित 
किये हैं. | पर वास्तव में मेरे कथन का यइ आशय नहीं हैं | ठुके यह 
कहने की आवश्यकता द्वी नहीं है कि ऐसा“नहीं हुआ, किन्तु कद्ाचित्‌ 
तेरी ऐसी कल्पना हो कि पहले में जो विष्णु हूँ, उसके श्रवतारस्व- 
रूँप किप्ती समर्थ पुरुष ने सब लोगों के चार जत्पे कर उन्हें चार व्णों 
के नाम से सम्बोधित किया होगा और इस व्यवस्था के अतुसार श्राचरण 
करने की लोगों को थाज्ञा दी होगी | किन्तु अजुन, यह कल्पना सर्वथा 
असत्य ही है| 


“४ यह व्यवस्था मैने बनाई है, इसका अर्थ मैने अथवा मेरा धूर्व- 
-अवतार समा जाय ऐसे किसी व्यक्ति ने बनाई है, यह न समसना 
चाहिए | 


': पाथे, मेने अपने को विष्णु-हूप कहा, क्योंकि मेरे समस्त जीवन 
की रचना विभा-रूप सड्ढल्प से ही वनी है | संसार का उचित रीति से 
पालन करने और उसे धम-पथ पर रखने के सिवा मेरे जीवन की कोई 
दूसरी सझ्लुह्प-शाखा है ही नहीं। मेरा यह संकल्प इतना हृढ़ और 
;बुल़वान है कि यह मेरा सहज स्वभाव -मेरा प्र कृतिजन्य स्ववर्म -ही है । 
यदि मैं किसीका संद्वार करता दिखाई दू',, ता उम्र ,संहार-कार्य में मी 
.मेरा उद्देश्य धर्म क्री रक्षा और संसार का पालन ही होगा, । मुके ऐसा 
उद्देश्य सोच-समझ कर रखना पड़ता है, सो बात भी नहीं। यह तो 
जिस प्रकार मनुष्य को अपनी पलक वन्द करने का त्रिचार दी नहीं क्ना 
पड़ता, वह उसकी खुली रखने का निश्चय करे तो भी,आँख ,की रत्ता , के 
लिए; स्वभाव. से ही. बन्द. हो जाती है, उसी :प्रकार ग्रेरे अकल्पित कार्यों 
के मरिशाम-स्वलूप भी वैष्णबं-संकल्प को- ही-सिद्धिः होती है । 


ल्ञान-द्वारा कम-सन्यास १छ१ 


८ फ़िर मी, मैंने श्रथवा मेरे जैसे दी किसी पूर्वावतार-ब्यक्ति ने यह 
कम रैं रू 2 र्‌ ले 
वणव्यवस्था नहीं बनाई हैं । इस प्रकार इस वणुव्यवध्ष्या का कतृ त्व मेरा 
अथवा मेरे जैसे किसी व्यक्ति का नहीं है | 
#तब्र अजुन, इस वर्णु-व्यवस्था की रचना में मेरा क्या : हिस्सा है, 
चंद छुन। 


“बुर मित्र, में अपनेको विधणु कहता हूँ; पर इसका यद्द अथे महीं 
कि वेष्णवी संकल्प अकेले मुसुमें ही है, अथवा जब्र-तब किप्ती: एकाघ 
व्यक्ति में ही होता हैं। यह समझ कि में तो इसका महासागर हूँ) 
किंतु अशतः तो यह पेष्णुबी संकल्प प्राणिमात्र में रहता है ॥ अनेक 
काममाश्रों से घिरे हुए प्राणियों में यह संकल्प श्रधिक चलवान रूप में 
दिखाई नहीं देता, फिर भी बढ है तो सद्दी | कारण कि विध कामनाओं 
के रहते दुए भी प्राशिमान्न संसार की व्यवस्थित क्षण ओर संवृद्धि चादने 
रहते दे । 


8००] 


ऐसा होने के कारण सुसंल्कृत शआर्था ने, इस संकल्प को छाया 
में! जनता के धर्म-पालन का यद्दी उचित मार्ग है, यह सानकर सहज- 
स्वभाव से वर्ण उग्नवस्था बनाई हैं और उत्तके स्वरूप में बारम्बांर परिवर्तन 
फिये £ैं, भविष्य, में भी करते रहेंगे, अथवा कालान्तर में यदि यह, प्रतीत 
होगा कि यह व्यवस्या जनता की संबद्धि के लिए ठीक काम नहीं देती; तो 
इससे मिन्न प्रकार की व्यवस्था की भी रचना करेंगे। 

#यह संभव है कि इस व्यवध्या को मिन्न-भिन्न रूप देने .में मुझ 
जैसे किसी व्यक्ति की स्पष्ट विचार-सरणि ओर दूरदर्शी - सलाह -सेंहायक 
हो | फिए भी, उक्त रचना किसी एक व्यक्ति की नहीं, वरन्‌ जनता में 
रहनेवाले वेष्णवी संकल्प की ही है | 

-/ऐसा होने के कारण मैंने: इस “वर्ण-व्यवध्या का कर्ता जो अपने- 


श्ष्टर गीता-सन्‍्थन 


| ७५... तड पि ९ «कक शब्द 
को बतलाया, बह स्थूल श्रथ में नहीं, वरन्‌ लाक्षणिक श्रथ में द्वीई, 
यह समझ । 


"फिर, दूसरी त्तरह भी में इस वर्णु-व्यवध्या का कर्ता नहीं हूँ । 

“अजुन, स्वमन्तक मणि के गुण-धर्म तूने सुने हैं | तू जानता 
होगा कि इस मणि को थाली में रखकर सूय की किरणों के प्रक्राश में 
रक्खा जाय तो सन्ध्या तक वह थाली सोने से मर जायगी। 

/जिप्ते इस प्रकार स्वर्ण मिलता है, वह स्वर्ण की कामना चाला 
दोने के कारण सूर्य की पूजा करता है, श्रोर यह मानता है कि सूर्य 
अपने खास अनुग्रह से अपने भक्त को स्वर देता है | उसके ऐसा सानने 
में कुछ आाश्चय नहीं है । भय श्रौर लालसा से बिरा प्राणी जिस तरह भी 
चाहे कार्य-कारण सम्बन्ध जोड़ देता है | किन्तु अजुन, यदि नू सूर्य से 
उसकी दान-थीलता के सम्बन्ध में पूछने जायगा, तो वह उस विपश्र में 
किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार न करेगा | बह तो यद्दी कहेगा कि 
करी किरणों में स्वर्ण उत्पन्न करने के गुश-धर्म मौजूद हैं और स्पसं- 
तक-मणि में इन किरणों को खींचकर उन्हें ल्वएं में परिवर्तित कर देने 
के गुण विद्यमान हैं, इसलिए ऐसा सहज ही हो जाता है। में तो अपने 
स्वभाव से जिस प्रकार तपता हूँ, उसी प्रकार सदैव तपता रहता हूँ । मेरी 
उष्णता और उद्यास्त का मजिप्ते जिस प्रकार उपयोग करना होता है, कर 
लेता है। में उसका कतृ त्व-भार अपने सिर क्यों लूँ ? प्रथ्वी के प्राणियों 
में नतो मुके कोई प्रिय हे न कोई अप्रिय, न कोई मान्य है न 
अमान्‍्य । मैं किसीक्ो स्वर्ण देता नहीं, न किसीका छीनता ही हूँ। 
मेरे. निमित्त से ऐसा द्वोता भी हो, तो वह कहाँ होता है यह जानने की 
भी में परवा नहीं करता । 


“और अजुन, जिस प्रकार सूर्य स्वर्ण देने का भार अपने सिर नहीं 


ज्ञान-द्वारा कमे-संन्यास १४३ 


लेता, उसी प्रकार यदि तू स्यर्मंतक मणि से पूछेगा तो, यदि वह समझ- 
दार होगा तो, वह भी स्वयं स्वर्ण बनाने का श्रमिमान स्वीकार नहीं 
करेगा । वह कहेगा, स्व बनाने का उत्तरदागित्त मेरा नहीं है। कितना 
सोना बनाते हैं और उसे कोन ले जाता है यह जानने की मुझे परवा 
' भी नहीं। न तो में यह इच्छा करता हूँ, कि स्व बने, न मैं यह इच्छा 
ही करता हूँ कि वह न बने | सब देवों के देव, सव शक्तियों के मूल 
परमात्मा ने मेरी रचना दी ऐसी की है कि सूर्य-किरणों के प्रकाश में 
मुझे रक्खा जाय, तो जिस प्रकार लोह-चुम्बक की ओर लोहा स्वयं खिंचा 
चला आता है उसी प्रकार प्रकृति में रह सोना मेरी ओर खिंच आता 
है। इसके लिए मुझे न तो कुछ प्रयास करना पडता है, न कोई सहुल्प 
करना पड़ता है | इसलिए, इस स्वण का निर्माण करनेवाला मैं नहीं हूँ, 
वरन्‌ वह स्वयं ही वन जाता है । 


“अजुन गन्ने के पौर और निम्बोली को जमीन में नज़दीक-नज़दीक 
बोया जाय, तो क्या वह भूमि गन्ने में मीठा और निस्‍्वोली मे कड़्वा.रस 
उत्पन्न करने का कुछ पक्तपात अथवा विचार तक करती है? भूमि में 
सब प्रकार के रस निर्माण करने वाले तत्त्व विद्यमान हैं, उनसे .से प्रत्येक 
मल अपने योंग्य तत्व खींच लेता है । फिर, गन्ना मीठा और नीम कड़वा 
ही रख खींचते हैँ, इसमें उनका भी कुछ बलावल नहीं, प्रस्युत्‌ उनका 
प्रकृति धर्म द्वी है | ॥ 

6 इसी प्रकार, प्राणिमात्र में रहे सब संकल्पों के आधार-रूप, से 
संकल्पों से परे जो केवल चैतन्य-रूप .आत्ममाव है, उसकी दृष्टि, से 
विचार करते. हुए खुजन, पालन एवं संद्दार ये तीनों काम एकसमान दी 
महत्व के और एकसप्रान ही उप्रेज्ञा करने योग्य हैं| एक संकल्प सिद्ध 
हो और दूसरा निष्फल दो, यह इसमें कल्पना तक नहीं । 'किन्त॒ प्रत्येक 


१४४ ' गीता-मन्थन 


चित्त अपनी-अपनी रचना के अनुसार इस चेतन्य के बल से यथोचित 
वासनाशों को अपने में खींचकर उसके छोटे अथवा बड़े सरोवर के 
समान बन जाता है, और तदनुसार क्रियायें करता हुआ प्रतीत द्वोता है। 

/फिर, इस प्रकार प्राणी जो कुछ करता है उसमें दी दृष्टि से 
देखने पर उसकी इच्छापूर्वक पसन्दगी रहीं हो, यह भी मालूम नहीं 
पड़ता.। प्रत्येक प्राणी श्रपने चित्त की रचना के अनुसार अनायास' ही 
तदनुसार करता है। किन्तु समुचित निरीक्षण के अभाव में वद उनके 
कतृ ज्व का आरोपण अपने पर करता है। 


“अ्जु न, इस प्रकार यह विषुपद मेरा आत्मभाव नहीं है, बरन्‌ मेरे 
साथ जुड़े चित्त का ही सहज-धर्म है, यह सममना। इसलिए वर्णे- 
व्यवस्था स्थापित करने शौर अधर्म के नाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए 
मुममे हुए प्रथक्ञों का मैं कर्ता होते हुए भी श्रकर्ता ही हूँ। 

“इस प्रकार इन कर्मों में' संलग दिखाई देता हुआ भी, अपने शञान- 
, भाव से इन कर्मों के लिए मुझे श्रमिमान का स्पश तक और इनकी सिद्धि- 
असिद्धि के प्रति ज़रा भी आसक्ति नहीं है, ओर इसलिए में इन कर्मों:से 
- सदैव अलित्त ही रंहता हूँ |. 

: “अजुन, मेरा ऐसा आ्रत्मलवरूप है और तेरा-नहीं, सो ब्रात भी नहीं 
है | यदि तू इस दृष्टि में स्थिर हो जाय तो तू भी चह्दी है । जो इस दृष्टि 
में स्थिर दो जाता हैं, उसे कर्म का वनन्‍्धन मालूम नहीं होता । 

#इस प्रकार जो आत्त्मा के स्वरूप को अच्छी तरह पहचानते है,वे निर- 
भिमान रहते हैं और अपने चित्तको करे से बैंधने.नहीं-देते ।!॥ १३-१४॥ 

इस प्रकार भ्रीकंधष्ण ने अपनेमें और विश्व.. में, व्याप्त आत्ममाव 

की एकता, तथा विषूतु देव : किस. प्रकार ःअपनेसें 
श्लोक १५ तथा विश्व॑ व्यात्ष हो रहा है यह समझाया; साथ 


ज्ञान-द्वारा कर्मे-संस्यास श्श्र््‌ 


.ही | पुनर्जजन्म का और अबतारों का दृष्टि-विन्ंदु 
समकाया, और अपना प्रतिपादिन कर्मयोग किस प्रकार सनातन है, 
यह दर्शाया । 


इतना विवेचन करने के बाद, स्रय॑ ( पिछुले अध्याय के ३५ वें 
शोक में ) स्वर्र्भाचरण पर जो जोर दिया था, उसी विपत्र को क्रिर 
उठा लिया और अज्जुन उसे पूर्णंतया-और निःसंशय रूप से सम ले, 
इस उद्देश्य से उसे वार-बार स्पष्ट करने लगे | 


श्रीकृष्ण ने कह्ा-- अजु न, श्राजतक जितने भी मुमु्ु 
पुरुष होगये हैं, उन्होंने इस प्रकार श्रपनी प्राकृतिक रचना पहचानकर 
उस्का अनुसरण कर अपना धर्म खोजा है, भौर उस धर्म करा शुद्ध, 
विवेकपूर्वक, कुशलततापूर्क, समतापूवेक ओर निश्चयपृवेके आचरण 
करके ही अपना श्रेय साधा है । यदि तू अपना श्रेय चाहता . दो तो तू 
.उन पूर्वजों के मार्ग पर ही चल और उनकी तरद्द कर्माचरण में तत्पर 
हो” ॥१५॥ | 
वासुदेव के ये वाक्य सुनकर अजु न फिर विचार में पड़ गया। श्रभी 
उसके मनका समाधान हुआ दिखाई नहीं दिया। 
श्लोक ६६-१७ “वह ज्यों-ज्यों अधिक विचार क़रता था, त्यों-त्यों 
मानों, अ्रधिकाधिक उलभून में पड़ता जाता था। 
उसके मनकी अस्वस्थता भिन्न-मित्र शंकाये उत्पन्न करती रहती थी | 
कम -से मोक्ष “दोता हैं अथवा अकम से, इस -विपय में उसका सन 
श्मी शंशानरद्दित नदीं होता था । इसलिए, उसने पूछा-- 


धजनादंब, आपं: कहते हो कि आप जिस. कर्मयोय का उपदेश 
कस्ते हैं वह-सनातन है, विश्व-व्यापक्त ह ओर-.पूर्व ,में :जो-जो. म॒सुक्तु 


१४६ गीता-मन्थ 


होगये हैं, उन्होंने उसीका थ्राचरण किया है। मुझे ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि यह मैं कुछ-न-कुछ नई ही बात सुन रहा हूँ। 

/वबासुदेव, यद्यपि अभीतक में तत्वज्ञान में गहराई से नहीं उतरा 
हूँ, अपनी अख-श्त्र विद्या में ही संलग्न रद्ा हूं, फिर भी धर्म राज की 
सत्समाग सम्बन्धी अत्यधिक रुचि को कारण अनायास द्वी मुझे अनेक 
विद्वानों, ऋषियों तथा संन्यासियों की चर्चा सुनने के अवसर मिले हैं। 
मैंने कर्मकारडी मीमांसकों को यज्ञ-यागादि की महिमा गाते हुए और 
इसको सिवा दूसरा क्‌ छ नंहीं है यद्द कहते हुए सुना अ्रवश्य है । किस्तु 
दूसरे विद्वानों के मुँदद से मैंने सना है ओर आपका भी यही आशय मालूम 
होता है कि उत्तममा्ग तो केवल कामनाथों की सिद्धि का, भोग प्राति का 
और स्वर, नके, और प्रथ्वी इन तीनों को बीच चक्र खिलाने वाला है । 

“इसके विपरीत, ज्ञानमार्गी विद्वान कर्मे को वन्धन-हूप बतलाते हैं 
और श्रेय को वीच रात-दिन का-सा विरोध दर्शाते हैं | वे अकर्म का ही 
उपदेश करते हैं और निश्चयपूर्वेक कहते है कि नैपकर्म सिद्धि के बिना 
मोक्ष सम्मव ही नहीं है | 

#त॒ब क्या आप एक नया ही सम्प्रदाय स्थापित करना चाहते हैं ? 
किन्तु यदि नया हो, तो वह सनातन है ऐसा किसलिए कहते हो ? में 
मीमांसकों का आशय समझ सकता हूँ, ज्ञान सार्मियों का समझ सकता हूँ 
किन्तु आपका आशय कुछ मेरी समर . में नहीं श्राता | इसलिए मै 
आपसे उसे फिर स्पष्ट करने की प्राथना करता हूं ।” 

सब्चे शिष्य की शज्लाओं का समाधान कर उसे अपने समान ही 
निः:संशय प्रतीति वाला और स्पष्ट इृश बनाना बह्नवेत्ता सदगुरु का जीवन- 
ब्रत.दी होता है, | इस लिये, वे न तो प्रश्नों से उकताते ही हैं, और न 
उत्तर देने में ,घैय॑ ही खोबैठते हैं | जिस प्रक्रार शिवि राजा जैसे सच्चे 


घान-द्वारा कर्म-संन्यास १४७ 


कर देना कुछ भार-रूप प्रतीत नहीं हुआ, उसी तरह सदूगुद को अपने 
शरणागत्त शिष्य को सदमाग्ग पर ले जाने के लिए जो परिश्रम करना 
पड़ता है वह भार-रूप प्रतीत नहीं होता | 

इसलिए, या तो शअजुन का प्रश्न विषय को पुन नये सिरे से 
छेड़ता हो अ्रथवा मानों उस विषय में उन्होंने कुछ बताया ही न हो, 
इस प्रकार शान्ति श्र धैश्यपूर्वक श्रीकृष्ण ने उसका उत्तर देना प्रारम्भ 
किया | बह बोले :-- 

“द्वौन्तेय, फमेबाद और श्रकर्मवाद के इस चक्र में तेरी बुद्धि 
इस प्रकार उत्तमन में पड़ जाय तो मुझे यह दुछ अाश्चर्यजनक बात 
गद्दी प्रतोत द्वोती । तेरी श्रपेज्ञा बहुत अधिक विद्वान पुरुषों को मैंने इस 
विप्रय पर नि:सार शास्त्रार्थ करते हुए सुना है | 

#अ्जुन, यह सच है कि शास्त्र सामान्य मनुष्यों को सचा जीवन 
जिताने के लिए भाग-दर्शक होते हैं। किन्तु उनका निर्माण स्वयं सच्चा 
जीवन वितानेवालों के अनुभव से होता है, श्रौर उनका रहस्य भी, शास्रो 
से ही प्ररित होकर नहीं प्रत्युत्‌ स्वभावतः सच्चा जीव्रन बिताने का सबल्न 
प्रयत्ष करनेवाले मनुष्य हो सखी तरह समझ और समझा सकते हैं। 

“पक्रिन्तु लिम्त मनुध्य में स्वभाव से ही सत्य-जीवन के प्रति अत्यन्त 
अनुराग नदीं होता, बल्कि अ्रसत्य जीवन में भी रच रहती हो, किन्तु 
शाह्नों के श्रध्ययन एवं श्रवण से अथवा भय एवं लालसा से थोड़ा 
बंडुत सत्यनीवन का अ्रनुसरण करता दो, तो यदि बह छुट्टों श्रज्ों सह्दित 
वेद का जाननेवाला हो ओर इनके सिवा दूसरे भी शात््र पढ़ा हुआ द्दोत्तो 
भी वह शास्त्र का रहत्य समझने में समथ नहीं होता । 

“अजु न, मनुष्यों की सहज प्रवृत्ति शाज्नों का अर्थ अपनी मनोदृत्ति 
के अनुकूल करने की ओर द्वोती है, और शाल्लों में व्यवह्नत शब्दों के धर्थ 


श््ट८ गीता-मन्थन 


सत्य जीवन घिताये हुए श्रथवा वितानेबाले किसी मह्दात्त्मा के प्रत्यक्ष 
जीवन पर से निश्चित करने के बइले भाषा और व्याकरण के निय्रमों से 
निश्चित करने का प्रय्ष करते हैं श्रोर उनमें जो-जो अर्थ यू सकते हैं वे 
श्र्थ. करके उसे जीन का नियम बनाने के लिए हाथ-पेर मारते ई। 
इसमें से स्वधर्म की विरोधी प्रवृत्तियों का निर्माण होता है । 


“किन्तु, इस प्रकार प्रकृति-विरोधी प्रशृत्तियों के निर्माण का प्रयत्ष 
पूरंत: तो कमी सफ़ल होता ह्वी नहीं | जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, 
प्रवृत्ति इतनी सबल हैं कि अ त में मनुष्य अपने स्वभाव पर ही जाता है। 
मुंह से बह संन्यास का प्रतिपादन करता है, किन्तु व्यवहार में भोगा- 
सक्त अत्यधिक सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा भी निकृषष्ट संसारी बनता है | 

# भाषा और व्याकरण से द्वी श्रों का अर्थ बिठाने में कितनी 
गष्टबड़ द्वोती है, इसका एक उदाहरण देता हूँ--मान लो कि 'ूय॑रेच 
के कठोर करों से लोग बहुत श्रकुला गये ऐसा एक वाक्य हो, और 
इतिहास का शोध करने का उत्सुक कोई विद्वान माषाशाञ्र द्वारा इसका 
यह अर्थ लगावे कि सूथ देव नाम का कोई राजा जनता से बहुत श्रधिक 
रोज्यन्मभाग--कर-ल्षेता था इसे वह अ्रकुला उठी, और फिर वह 
राजा कब हुआ, किस वंश में हुआ | इत्यादि जानने के लिए तक दौड़ाने 
तो वह कितना हास्यास्पद होगा ? 

“अजु न, यह उदाहरण त॒ुके अतिशयोक्ति पूण प्रतीत होता होगा 
किन्तु परि8तों को शात्न-चर्चां इसी कोटि की होती है, इसमें जरा भी 
असत्य नहीं | कम॑ अकम के सम्बन्ध में उनकी शाज्ञा्थ-पद्धत्ति इसी 
प्रकार भनुभव से रहित, केवल शब्द-स्पशंवाली और मनस्वी तर्क से पर्ण 
होती है । इससे वे स्वयं उलसन में पड़ते हैं और दूसरों को मी उलकन 
मेँ डालते हैं । 


ज्ञान-द्वारा कर्म-संन्यास १४६ 


“यदि परिइतों से कर्म-अकर्म का-अर्थ पूछा जाय, तो वे कहेंगे 
कि कम शब्द 'क्ृ? धातुं से उत्तन्न हुआ है और इसका अथ करना होता 
है । इसलिए कर्म का अर्थ है जो करने से निर्माण हो * इसके विपरीत, वे 
कईंगे कि, अकर्म का अथ है जो न करने से निर्मित हो | 

५फ़िर वे कहेंगे कि शाल्न में कहा है कि कमे से बन्‍्धन होता है 
और अकर्म से मोक्ष / इसलिए कुछ भी करना बंधन का निर्माण 
करनेवाला है और कुछ न करना मोक्ष का । 


“किन्तु अजु न, यह अथ केवल व्याकरणु-ज्ञान से किया हुआ, 
अनुभव शूल्य तथा अपूर्ण है। कमे-अकरम का भाव इससे भिन्न ही है । 
इसलिए यह सब मैं ठुके विल्तारपूवेक समरकाऊँगा । 

“अज न, जनता के ओर शाह्लों के व्यवहार में कर्म ओर 
अकम शब्द अपनी व्युत्पत्ति की मर्यादा में नहीं रह गये हैं, वरन इनके 
ञ्र्थों में बड़ा परिवत्तन दोगया है। उदाहरणाथे, यदि तू किसी. 
मीमांसक से पूछेगा, तो वह कहेगा कि मीमांसडों के धर्मशात्र में जो 
आचरण स्वीकृत किये गये हों वह कम और उसमें जो अस्वीकृत हों, 
वह अकर्म है। उदादरणाथ, वे कहेंगे क्वि यज्ञोपवीत को अपसत्य 
(वार्य कन्वे से दाहिने कन्वे पर) कप्के पित्त को पिए्ड दिये गये हों 
तो वह कर्म है, किन्तु यदि उसे सब्य (बायें कन्वे पर) रखकर दिये 
गये हों तो उस किया के होने पर भी वह अकरम है | इस प्रकार मीसां- 
सक कर्म और अकर्म का अथ केबल आचरण ओर उसका अभाव 
नहीं करते, प्रध्युत्‌ धर्मशास्‍्त्र में स्वीकृत आचरण कर्म ओर शेष सब 
अकर्म है यह करते हैं। 

* ॥इस प्रकार मीमांसकों ने कम और अकर्म शब्द विशेष अर में ही 


जन 


प्रयुक्ति' किये हैं। परिणाम यहद्द हुआ कि ईने 'मीमांसकों के जीव॑न में 


१५० गीता-सन्‍्थन 


यज्ञ-यागादि ने अत्यधिक मह्य का स्थान लेशिया और इनका 
आडम्वर इतना बड़ गया कि वही जीवन का मुख्य धन्धा बन गया। 
उनमें तारतस्य नहीं रहा, संकुचितता बढ गई, उनके विधि-निषेध 
अटपटे और सर्वत्ञाघारण के लिऐ अगम्य बन गये, इससे उनके करने- 
वाले पुरोहितों का एक जुदा वर्य ही बन गया | एक समय लोगों की 
ऐसे यज्ञयागादि में अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण इन विश्रिथों को 
समभनेवाले पुरोहितों का वे आदर करते थे, और ये पुरोहित भी 


अपने कर्मकारड के ज्ञान से अमिमानी बनकर दूसरों को अपनेसे 
ह्वीन समभते थे | 


किन्तु, कालान्तर में लोगों की इन कर्मक्रारडों के प्रति आस्था घटने 
लगी । शुद्ध चित्त के ब्राह्ण और क्षत्रियों को इनमें दम्भ और पेट भरने 
के पाखण्ड की गन्ध आने लगी । इनमें पग-पग पर सक्रामता तो प्रकट 
होती ही थी। इससे जनता का कुछ लाभ द्वोता नहीं था, इसलिए 
वे समभने लगे कि यद्द तो केवल पुरोहितों के जीवन-निर्वाह का साधन 
ही है। इससे ऐसे कर्मकाएंड के प्रति उनमें अभरद्धा और कर्मकराएडी 
के जीवन के प्रति विराग उत्पन्न होगया। ऐसे कर्म से जीवन का श्रेय 
नहीं द्वोतां, यह प्रतीत होने के कारण चे कर्म का निषेध करने और स्वयं 
इन कर्मों का त्याग करने लगे | इन कर्मों में आवश्यक भाने गये उपदीत्त 
का भी त्याग कर उन्होंने इससे अपने को अलग कर लिया । इस प्रकार 
बे कस का खण्डन करनेवाले कहे जाने लगे और मीमांसक उन्हें अ्रकर्मी 
या कर्म-हीन कहने लगे । 

“किन्तु, अजुन, इस प्रकार कम का खश्डन और अकमेण्यता कैसे 
क॒प्तों के-सम्बन्ध में है, यह तू अब समर सकेगा | कर्म के खश्डन का 
अर्थ सब आचरणों का निषेध नहीं, वरन्‌ मीमांसकों के अधिकतर, राजस 


ज्ञान-हवारां करम-संन्यास ५ 
और तामस कामनाओं से पूर्ण यज्ञादि का ही निषेध समभना चाहिए, 
यह -तू ध्यान में रख | 


“इस प्रकार कर्मकाएड के प्रति अश्रद्धाशील होने पर भी, जीवन 
का श्रेय प्राप्त करने की अस्यन्त उत्तएठा रखनेवाले संयमी और वैरा- 
ग्यनिध्ठ ब्राह्मणों और राजर्षियों ने अपने को त्रिवर्ण से अलग कर 
लिया | इनके मन में त्रिवर्ण भर शुद्वों के वीच ऊँच-नीच का भेद: 
भाव नहीं रहा था। इसलिए इन मद्दानुभावों के लिए सामान्य शहृस्थ- 
जीवन विताना सम्भव भी न था और उसके लिए उनकी अ्रमिलापा 
भी न थी | सब प्राणियों के विप्य में समबुद्धि रखनेवाले, 
मोग और ऐश्वर्य के प्रति बैराग्य रखनेवाले, अर्दिसाघर्म का पालन 
करनेवाले, सत्य क्रो जानने की श्रत्यन्त व्याकुलता रखनेवाले और 
उसके लिये ज्ञान की शोध में फिरनेवाले इन मुनिर्यों के प्रति भारस्म 
में समाज के ब्रिवर्णों ने ब्राक्षण, ज्षत्रिय, वैश्य ने प्रथम तो अनादर 
प्रकट किया, उन्हें मुए्डक इत्यादि तिरस्कार-सूचक शब्दों से सम्बोधित 
करने लगे और उन्हें संस्कार-भ्रष्ट मानने लगे। 


“परन्तु, प्रियवर, इससे यह न समभना चाहिए कि वे किसी 
प्रकार का कर्म, अर्थात्‌ थ्राचरण करते ही न थे। इसके विपरीत, वे तो. 
संकचित कौटुग्बिक भावनाओ्रों, तथा वर्ण शोर कर्मकाए्ड के अभिमान 
से मुक्त हो, सब प्राणियों के श्रेय के लिए, अत्यन्त निःस्वाथ भाव से 
प्रयक्ष कपते थे | कौइंंबिक मंकटों से छुटकारा पा जाने से मिल्ते हुए 
अवकाश का वे ज्ञान-प्राप्ति में, योगाभ्यास में, ओर धर्मोपदेश तथा 
दया-धर्म के कार्यों में उपयोग करने: लगे। इस प्रकार वे अकर्मी 
हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि चे- हि दोगंये बल्कि यही कि ले. 
ककाण डी नहीं रहे । ह 


१५२. - “>गीवा-मन्थत- 


#जहावाहो, यद वात सप्तार-प्रसिद्ः है कि यद्दी मुनि- अनेक दर्शनों * 
ओर योग-प्रणालियों के प्रवर्तक हुए हैं। मुख्यतः इनमें से ही वेदान्त- 
बेता हैं। ये सत्र कर्म नहीं तो भौर क्या हैं ? 

“क्षैन्तेय, कर्मकाणड से स्वत्तन्त्र हुए इन मुनिर्यों के प्रति, उनके. 
चरित्र, निःल्वाये शरीर अपरिश्रद्दी जीव तथा राम-देष्र-रहित आचरण 
के कारण, अधिक समय तक उनका- थनादर रहना सम्भव द्वी मे था | वर्ण 
श्रीर आश्रम के अभिमान से परे होने के कारण शूद्ध शौर अनार्य उन्हें 
श्रपना मित्र भौर उद्धारक समर्मे, इसमें तो कुछ आश्चर्य दी नहीं, 
किन्तु त्रिवर्शों के विचारवान पुरुष तथा भावनाशील सामान्य लोग भी 
श्रादर से उन्हें मानने और उनका अनुसरण करने लगे | 


४इस प्रकार, कर्मकाएड को छोड़ने के कारण वे अ्रकर्मी कहे जाते थे 
कौर जन ही शोए् में, लगे हुए, होने के राएए जाएगी भी कहें. जाते 
थे। साथ ही, ज्ञान की शोध में दी उन्होंने सांख्यदर्शन रत इसलिए 
वे-सांख्यमार्गी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, और उनमें द्वी मिन्न मित्र 
प्रकार का योगाम्यास भी द्वोता था, इसलिए वे द्वी योगी भी कहलाये। 
इस प्रकार अकर्म का अर्थ होता है ज्ञान तथा सांख्ययोंग देठबोग, 
राजयोग आदि समाधियाँ और योग की प्रतृत्तियाँ । परन्तु इन सबमें 
कुछ नहीं कपना, यह अर्थ होता द्वी नहीं । इनमें केवल कमंकारड का 
ही अ्माव निर्दिष्ट किया है । 

“अजुंन स्वयं जिस प्रवृत्ति को छोड़ दिया हो, उस्ते सर्वथा दोपरूप 
समभना और स्वयं जिसका आचरण करता हो उसे सर्वश्रेष्ठ और 
पूर्णा समझना, यह बहुत-से मनुष्यों का स्वमाव ही होता है। 
तटस्थमाव से निष्यन्ञ दोकर,विचार क़रने की शक्ति ब्विरले .ी-. पुरुषों में 
होती है। और इसलिए, परिणास यह हुआ है कि मीमांधिक कर्मकारड- 


ल्ान-होरा कर्मे-संन्यास श्ध्र३ं 


की और सांख्य ज्ञान अथवा अकर्मक की ही महिमा गाते हैं ।- किन्तु 
ऐसी अपूर्स दृष्टि में ही अज्ञान का निवास्त द्ोता है, और चअज्ञानंद्वी 
बन्‍्धन का कारण होने से, वह अकमक समझा जाता हो तो भी कम की 
तरह ह्वी वन्धनकारक द्ोता है। | 


#इसलिए, अजुन, यदि तुझे शब्द-जाल में उन्लकना न हो, तो तू. 
कम, अक्स आदि शब्दों के व्याकश्ण के. नियमों से किये श्र्थों को 
भूल जा और जैसा कि मैंने बताया है वैसे उसको शर्थों को ठीक 
समझ ले । ह - 

#(ध्रय मिन्न, रदस्थियों के, मौमांसकों के, भक्तजनों के, तथा 
योगियों अथवा ज्ञानियों के जो-जो कर्म चित्त की शुद्धि करनेवाले हों 
लोऋ-ऋज्ष्याण करनेवाले हों, प्रजा का घारणनोपंण तथा धर्म और 
सत्य का स्थापन एवं अघम ओर असत्य का नाश करनेवाले हों-- 
संक्षेप में कद्दां जाय तो, जो कर्म ऐसे हों कि जिनके प्रचार के लिए, 
मु जैसे को बारम्वार अवतार लेने की इच्छा द्ो--उन्हें तू कर्म समझ । 
ओर, जो कर्म राग-द्वेप से दी दोनेवाले, वासनाओं से भरपूर, जनता का 
अकल्याण करनेवाले, प्रजा को पीड़ित करनेवाले, अपर्म ओर असत्य 
का पीपण करनेवाले हों, जिनके विनाश के लिए मुझे अवतार लेने दी 
इच्छा दो, उन्हें तू विकम जान | ; 

“अरब अकर्म क्‍या है, यह में तुझे सममझाता हूँ। 

भ्ग्जुंन, कम एवं अकर्म शब्द अज्छे एवं हीन अर्थ में व्यवह्गत 
होते हैं। विकम न करना यह अच्छे अर्थ में अकर्म है, किन्तु दीन अर्थ 
में कर्म ( भाग्य ) है । क्योंकि इस निष्कियता में ज्ञान है, और विकर्म 
श्रज्ञान का परिणाम है| किन्ठ मैं ऊपर कद चुका हूँ वैसे: विकेस ही द्वीन 
अथ -में अकस-( अमान्य-) हैं 


श्प्र्छ गीता-मन्धन 


#तदुपरान्त, अजुन, मेरे चतावे हुए कर्म भी आसक्ति-युक्त और 
बोग-रद्वित बुद्धि से भी होते हैं, और अनात्रक्ति , से बोगपूर्दक ( अर्थात्‌ 
कुशलता और समता से ). वज्ञा्थ और लोऋ-कल्याणार्थ मी होते हैं। 
थोगन-बुद्धि से ऐसे कर्म करनेवाला ज्ञानपूर्चकर आचरण करता है, इस- 
लिए वह ध्च्छे भय में घकर्म है | झिन्त, जो आसक्तिपूर्वक्ष ओर बोग- 
रदित बुद्धि से उन करो को करता है, तो वे उसे उन्धनक्रक होने के 
कारण हीन धर्य में कम-रूप होते हैं। ॥१६-१७। 

“इन प्रकार, अझुन, जो पुरुप कम और अक्र्म को अच्छी तरह 

समझता है, वह योगयुक्त हुए सक्त्क्मों में वन्यन 
श्लोक ३८-२३ नहीं देखता, इसलिए उन्हें श्रकर्म मानता है भौर 

सवेथा निष्कियता में अज्ञान होने के कारण उसे बन्वन- 
कारक कर्म ही सप्रकता हे | ऐसे हुद्धिमान्‌ पुरुष को किस प्रकार 
श्राचरण करना चाहिए यह वतलाना नहीं पड़ता | वद विकर्म न होने 
वाले सब कर्मों को योगपूर्वछ करता है। ॥६८;॥ 

“जलन, जिस भनुधष्य के आचरण सद्ाम सहृल्प से रहित हैं, 
जिसने कर्म के फलों में अपना दूर से भी कुछ भाग अयवा समत्त्व नहीं 
रखा, जित्ते कर्म के विवय में अपनी उन्नति के लिए मो कुछ प्रयोजन 
नहीं रहा, जो स्वयथा निरावलम्ब स्थिति में मुक्त और खतन्त्र रूप ले 
आचरण करनेवाला है, उचक्े भिन्न-भिन्न प्रवृतियों में मली प्रहार 
संलग्न रहने पर भी, वह इन कर्सों के, जन्म-मरण उत्पन्न करने वाले 
अडुर को अपनी ज्ञान-हूप अग्नि से जला डाख़ता है । इसलिए, उत्ते 
कुछ कर्म भोगने नहीं रहते, और स्थूल रूप ठे सर छुछ छरते हुए. भी, 
बह कुछ नदों करता, यह.कह जा उकता है।.त१६-हेया 


“यह तृष्णा-रदित उंचम चिद्र के प्रश करनेदाला और ममत्त से 


ज्ञान-द्वारा कमे-संन्यास श्प्र््र 


किप्ती प्रकार का संग्रह न करनेवाज्ञा होने के कारण त्यूल दृष्टि से जो 
आचरण करता है, उत्से उप्त कछ दोप नहीं लगता। ॥२श॥ 


(जिस क्षण जो सुख-दुःख, लाम-द्वानि आरा पड्ती है, उत्ते वह 
शान्ति से सहन करता है, राग-द्वेप से परे रहता है, सिद्धि से फूल नहीं 
उठता और असिद्धि से निराश नहीं होता, श्रासक्ति से किसी पदार्थ के 
चिपक्रता नहीं थो/ स्वतन्त्र एव ज्ञान-दष्टि से विचार करनेवाला है। 
और, इसलिए, यह जो कुछ करता दे, यज्ञ की भावना से ही कर्ता हे। 
इसलिए जिस प्रकार यज्ञ में डाली हुई श्राहुति जल जाती है, उसी 
तरह इसके कर्म जल जाते हैं, और उसके लिये बन्धनकारक नहीं 
होते [”? ॥२२-२३॥ 


श्रीकृष्ण का उपयुक्त कथन सुनकर अजुन के मन में फिर एक शा 
उसपन्न हुई | वह दोला-- ' 
"प्राधव, ज्ञानी यज्ञार्थ में जो कुछ कर्म करता है, उनके लग द्वोजाने 
का कारण क्या है ? और वे द्वी कर्म श्रज्ञानी करे, तो 
श्कोक २४ वे बवन्धनकारक क्‍यों होजाते हैं १ केशव, एक ही 
कर्म ज्ञानी के हाथ से हो अथवा अज्ञानी के हाथ ते, 
उसके परिणाम में श्रन्तर क्यों दोता है ? क्योंकि ऐसा प्रध्यत्ष अनुभव 
द्वोता त्तो मालूम द्ोता नहीं, इसलिए क्या यह केवल श्रद्धा से ही मान 
छेने की बात है? ज्ञानी यदि अधिक खा से तो क्या उसका पेटन 
दुःखेगा १ और यदि दुःखेगा, तो उसका फल उसे भोगना दही पड़ेगा न 
थौर यदि झज्ञानी भूल से अमृत प्री ले, तो क्या वह अमर न -होगा ?* 
अथवा, कया ज्ञानी का बाण हृदय में लग जाय तो प्राण'ले ले” 
ओर अज्ञानी का लगे तो न छेगा ) अवश्य लेगा, इसमें कुछ - 


१५६ गीता-सल्थन 


शंझ्ा नहीं होती | इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से देखने से तो यद्दी मालूम 
होता है कि कर्म करनेवाला ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी उसका फल 
तो कार्य-कारण के नियम से जो हो सकता है वद्ी होगा। इसलिए 
यज्ञ किया हुआ कोई कर्म ज्ञानी के लिए बन्ध्रन-रूप नहीं दोता, तो 
वह अशानी के लिए. भी बन्धनकारक नहीं होना चादिए, और यदि, 
अज्ञानी के लिए वह बन्धनरूप होता है, तो ज्ञानी के लिए. भी हुए 
बिना न रहेगा । तब कर्ता के ज्ञान-अ्ज्ञानपन के कारण उनके परिणाम 
में किस प्रकार का अन्तर पड़ता हे, कृपाकर यह आप मुझे समकाइर ।!! 
अजुन की इस तरह की शझ्ठ सुनकर श्रीक्षष्णु वोडे :-- 

“घनज्ञय, तूने यह उत्तम प्रश्न क्रिया है। क्योंकि, इससे में 
अब तुझे यज्ञ-कर्म और दूसरे कर्पों का मेंद, साथ ही कर्ता के आशय 
से कम के परिणामों में क्या अन्तर पड़ता है यह अब्छी तरह समका. 
सटगा। और इससे तू ज्ञान-रद्दित क्रिया-कर्म कितना अल्प हो जाता 
है यह भी जान सकेगा। ह 

“अजुन, बीज में अज्भुर उत्पन्न होता है, तब आरम्भ में कम-से- 
कम दो ओर बाद में अनेक शाखायें उत्पन्न होती हैं, किन्त अकेली 
नहीं फूटतीं । उसी प्रकार कर्म का कभी एक ही परिणाम नहीं द्वोता, 
प्रच्युत्‌ छोटे-से-छोटे कर करने पर भी अनेकविव परिणाम होते हैं और 
उनसे फिर अनेक परिणाम उत्पन्न होकर उनकी एक लम्बी परम्परा 
हो जाती है | युद्ध में किस्ती योद्धा के बाण लग जाय तो उसका असर 
केवल उसके शरीर पर ही द्ोकर नहीं रह जाता, प्रत्युत्‌ आसपाश्त 
के योद्धाओं के मन पर भी होता है | इसके सिवा, उसकी मृत्यु. का - 
जो असर उसके पक्त पर या उसके कुट्ठम्बियों- पर होगो,: उसके प्रति-- 
पत्तियों पर उसमें उल्ठा ही होगा, और दूसरे क्या-क्या परिणाम, होगे, 


घान-द्वारा फेमे -संन्यास श्श्७ 


यह कहा भी नहीं-जा सक्तां] इस प्रकार कर्म सुंख-दुःख-मिश्रित अनेक 
परिणाम उत्पन्न करनेवाले होते हैं, यह बातं तू ध्यान में रख । 


४इसके सित्रा अजुन, ये परिणाम दो तरह के दोते हैं--स्थूल 
और सूचम । कोई मनुष्य भूखे को तिरस्कारपूर्वक्ष और तच्छुभाव से 
अन्न दे तो इससे भी उसका पेट भरता ही है और कोई आदरंपूर्वेक 
प्रेमभाव से दे तो उससे भी भरेगा दी | इस प्रकार स्थूल रूप से इसका 
परिणाम एकस्ा ही हुआ मालूम द्ोता है, और कर्ता ऋ मनोभाव का 
उसके साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है, ऐसा :ठोत होता है। किन्तु इन 
दो समान दिखाई देती हुई क्रियाओं का थसर देनेवाले भर लेनेवाले 
के मन पर जुद्य-जुदा द्ोता है, ओर इससे उनके चित्त में मिन्न-मिन्‍्न 
संस्कार पोपित द्वोते हैं। अजजुन, यह स्पष्ट है कि तुच्छ भाव से और 
तिरस्कारपृर्वक देने वाले का मन अपने कर्म से मिथ्यामिमानी बनकर 
उसके चित्त को विशेष अ्शुद्ध करता है और प्रेममाव से तथा आदर- 
पूरक देनेवाले के चित्त को शुद्ध करता है। उसी प्रकार अनादर- 
पूर्वक दिये हुए दान से लेनेवाले को लाभ द्वोते हुए भी सन्तोष नहीं 
होता और देनेवाले के प्रति कृतज्ञता प्रतीत नहीं द्वोती; इसलिए ऐसा 
दान लेनेवाले के चित्त को मी शुद्ध नहीं ऋरता। किन्तु प्रेमपूर्वक 
दिये हुए दान से लेनेवाले के ढृदब में देनेवाले के प्रति कृतज्ञता 
उत्पन्न होती है ओर सन्तोय होता है। इस प्रकार आशय अथवा ज्ञान 
के भेद के कारण एकही प्रकार के प्रतीत द्वोते हुए. कर्म के सूचम 
परिणाम भिन्न द्वोते हैं, यह तू समझ ले । 


“अब मदहावाहो, जिस प्रकार- सन्नवार की डोरी के बल पर नाचने- 
वाले सब्र युतते लकड़ी के ही द्वोते.हैं श्रोर लकड़ी के घोड़े पर बैठा हुआ 
लकड़ी का सवार लकड़ी के बने शत्रु को मार डाज्े और पीछे लकड़ी के. 


श्ष््ट गोतान्मन्थन 


बने हुए राजा के पास जाकर लकड़ी की तलवार पुरस्‍कार में प्राप्त को, 
इसमें केवज्ञ आकृतिय्रों का ही भेद है, वत्तु-मेद नहीं; और ये सब- 
क्रियायें केत्रल कल्पना से ही समभझनी होतो है, उसी प्रकार, कौन्तेय, सच 
वात तो यद्दी है कि इस विश्व में होनेवाली सभी क्रियायें, उनमें दिखाई 
पड़ते सभी मेद, इनके कर्त्ता, कर्म, कम के साथन, कर्म के उद्देश्य--सब 
वस्तुतः एक चैतन्यरूप ब्रह्म ही हैं, उसके सिवा दूसरा कुछ है द्वी नहीं,. 
और इनपें दिखाई पड़ते भेद केवल वाद्य है, आन्तरिक नहीं | 

“इससे, वास्‍्तव में तो यज्ञ में होनेवाला अ्रप॑ण का कम, अप॑ण का 
बलि यज्ञ की अग्नि, अर्पण करनेवाला यजमान, और अर्पण का परिणाम 
तथा फल--यह सब एक ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहता हैं; इसमें कोई 
दूसरी वस्तु हे नहीं और होती नहीं | ज्ञानपृंक यज्ञ करने वाले . अथवा 
अज्ञानपृर्वक करनेवाले में वस्तुतः कुछ भेद होता ही नहीं। 

“किःतु, अजुन, सून्नधार के पुतले लकड़ी के हैं यह भूल जाने 
श्रथवा न जानने वाले प्रेत्ञक के मन पर इन पुतत्ों का नाटक देखकर 
वीररस, हास्यरस आदि मिन्न-भिन्न रसों के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार इस विश्व का बह्नत्व भूल जाने अथवा न जानने वाले जो कम 
करते हैं उनके और जो इनको ठीक तरह समस्त कर कर्म करते हैं उन- 
के चित्त पर उन कर्मों का परिणाम भिन्न-भिन्न हुए; जिना नहीं रहता | 

इसका यह अथ हुआ कि जो अपने कम की ब्रह्ममयता को पूर्णतः 
जानता है, उसीके चित्त पर उसके कर्म ब्रक्मार्पण बुद्धि के सिवा दूसरे 
संस्कार नहीं पेदा करते | किन्तु जिनमें पिस्मरण से अथवा अज्ञान के 
कारण भेद-बुद्धि मौजूद है, उनके चित्त पर उनकी जैसी निष्ठा होती है 
वैसा ही संश्कार उत्पन्न करते हैं। ॥ २४ )| 

“अजुन, पानी में दूध डालने से पानी दूध की तरह सफेद हो 
जाता है ओर उसके स्वाद में मी अन्तर आ जाता है, किन्तु दूध में: 


ज्ञाम-द्वारा कम-संन्यास १५६ 


दूध डालने से केवल दूध का प्रमाण ह्वी वढ़ता है, रंग में अथवा स्वाद 

में कुछ अन्तर नहीं पड़ता | उसी प्रकार जिसके चिच की पूर्णतया 

शुद्धि और ज्ञान में अखण्ड भ्रद्धा सिद्ध नहीं हुई, उसके यज्ञा किये कर्म 
उसके चित्त की उत्तरोत्तर शुद्धि करते रहते हैं और अन्त में उसे पूर्णतः 

शुद्ध कर देते हैं। किन्तु जिसका चित्त पृणतः शुद्ध हो चुका है, जो 

पूरु ज्ञानी है, चद सहज स्वभाव से जो यज्ञ कर्म करता है, उससे उस- 

की चित्त-शुद्धि में कुछ घट-बढ़ द्ोना नहीं रहता, प्रत्युत्‌ इन कर्मों से 

केवल लोकसंग्रह द्वी बढ़ता है । अर्थात्‌ , इन कर्मों का अपने चित्त पर कुछ 

सुध्ष्म परिणाम होना शेप नद्दीं रहता | 


“सब्यसाची कर्मों से कर्त्ता का जो बन्धन अथवा मोक्ष होता है, वह 
इन कर्मों के स्थूल परिणामों का कारण नहीं, प्रत्युतू उस के चित्त पर 
होने वाले सूक्षम परिणामों के कारण होता है। मैं जो पूर्णतया रागद्वेप- 
रहित हूँ, कत्तंब्य आपड़ने पर, मीष्म जैसे का भी वध करूं, और दूसरा 
कोई सामान्य सम द्वेप से युक्त मनुष्य बध करे तो उससे भीष्म के प्राण 
जाने- रूपी परिणाम तथा उसके कारण कौरवन्सेना पर होनेवाला 
अप्तर दोनों समान ही होंगे | किन्तु, उस वध से मेरे चित्त पर किसी 
प्रकार का अनुचित संस्कार उत्पन्न न होगा, इसलिए उससे मुमे 
कुछ बन्धन न होगा । किन्तु दूसरेके लिए वह घोर कम होगा और. 
उसके चित्त को मलिन कर डालेगा | इस प्रकार कर्ता के ज्ञान अथवा 
अज्ञान के कारण कर्ता के अनुसार कर्मों के परिणामों में 
अन्तर पड़ता है, और इसीलिए, अर्जुन, इस युद्ध में तुके जो अनेक 
कठोर और घोर प्रतीत होने वाल्ले कर्म करने हैं, उनते तेरे चित्त की 
रक्षा करने के लिए मैं तुझे योगयुक्त होने का उपदेश-दे रहा हूँ।” 

॥ रड-। - 


१६० गीवा-मन्थ्रन 


श्रीकृष्ण का उपयुक्त वक्तव्य सुनकर भौर श्रधिक जानने की इच्छा 
से अजुन ने पूछा-- न्‍ 

€ यदुनाथ, आपने पहले मुके समझाया था कि यज्ञ के सामान्य 
थर्थ में आपने विकास कर उस का विस्तार किया 
है। इस सम्बन्ध में में कुछ अंधिक जानना चाह्वत्ता 
हूँ। आपने मुके समझाया था कि चित्त-शुद्धि की इच्छा से, भक्तिभाव 
से, कृतज्ञबुद्धि से और किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को उद्देश्य करके नहीं 
प्रत्युत्‌ सार्वजनिक द्वित के लिए किया हुआ सत्य कर्म ही यज्ञ-कर्म है। 
अब आप यह समझाकर मुझे सन्तुष्ट करें कि ऐसे यश्ञ कितने प्रकार के 
होते हैं भर किस तरह द्वो सकते हैं ।” 

यह सुनकर श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया -- 

गाएडीवधर, मैंने तुके जो विशेष और विकसित अश्रर्थ में 
यज्ञ का स्वरूप समस्माया था वह तो ज्ञानी का जो श्रेष्ठ प्रकार का 
यज्ञ होता है उसका स्वरूप था। किन्तु ज्ञान-मार्ग की ओर जाने 
की इच्छा करनेवाले श्रथवा ज्ञानकी श्रमिलापा रखनेवालें पुरुष चित्त- 
शुद्धि के लिए, भक्तिभाव और इृतज्ञ बुद्धि से श्रनेक प्रकार के यत्त 
करते हैं । वे सब भी लाक्णिक के अर्थ में यज्ञ कहे जा सकते हैं। वे 
सार्वजनिक छ्वित की दृष्टि से न होकर विशिष्ट उद्देश वाले होने पर भी, 
उन्हें यज्ञ कद्द सकते हैं। 


श्लोक २४-३२ 


#अजुन, लोग सामान्यतग्रा जिसे यज्ञ कहते हैं, उसमें थजमान 
अग्नि उत्पन्न कर उसमें अपनी कुछ मूल्यवान वह्तुयें दोमते हैं। 
ये वस्त॒यें जल कर नाश हो जाती हैं और यजमान को स्थूल इृट्टि से 
उन वस्ठुओं की हानि होती है। किन्तु यजमान अ्रपनी श्रद्धा, भक्ति 
तथा झृतज्ञता के कारण उनके लिए शोक नहीं करता, परन्‌ इसके 


ज्ञान-द्वारा कमै-संन्यास १६१ 


विपरीत, स्वयं इतना होम सका और खच्चे सहन कर सका इसके लिए. 
दृर्षित होता है और ईश्वर का आभार मानता है। इसीमें उसकी 
चिच-शुद्धि है। 


*. “इस प्रकार, जहाँ-जहाँ मनुष्य अपनेको कुछ प्रिय और मूल्यवान 

प्रतीत होती स्थूल वस्तु एवं सूचम विषय अथवा वासना का त्याग कर 
अपने को कठिन प्रतीत होता हुआ एवं परिश्रम करानेवाला कुछ 
कंमे निरन्तर करता रहता है, वहाँ, लाक्षण्तिक अर्थ में, यज्ञ होता 
है, यह कहा जाता है और ऐसे यज्ञ अनेक प्रकार द्वोते हैं। 


“उदाहणाथे, देवता को उद्देश्य करके किसी द्वब्य का अर्पण 
अथवा सद्व्यय करना, यह एक प्रकार का यज्ञ है। साथ ही वेइ-विहित 
अरिन उत्पन्न कर, उसमें यज्ञ की विधि से आहुति देना, यह भी एक 
प्रकार का यज्ञ है। ये दोनों द्रव्प-यज्ञ हैं । 


“किन्तु, ऐसे बाह्य द्व्यों को अपंण कर चुकनेवाले यत्तवान पुरुष 
इतने से ही यज्ञ-कर्म की समाप्ति नहीं समझते | चित्त-शुद्धि के लिए, 
वेअपने हृदय में ही अग्नि' की ज्वाला उत्पन्न कर दुष्कर तप करते 
हैं। इन्द्रियों को उनके विषयों से रोककर उनकी वासनाओं को कभी 
पूरा होने ही न देना, ऐसा संयम-रूपी तप मी एक प्रकार की अग्नि ही 
है, और ऐसे अ्यत्ष को तपोयश कहा जा सकता है। 


“फिर, संयम्र से इन्द्रियों को वश में कर उन्हें ज्ञान्र-प्राप्ति के 
लिर अच्छे और सच्चे विषयों में जोड़ना, यद भी कुछ सरह् कार 
नहीं है। मनुष्य चुरी वातों का सुनाना छोड़ दे, इससे उसे अच्छी 
बातें अच्छी लगेंगी दही .अथवा कुसंगति छोड़ देने से सत्संग में उसे 
रुचि होगी ही, सो बात नहीं । इसलिए इन्द्रियों को प्रयक्षपूर्वक सत्क्मे 


श्द्वर गौता-सन्‍्धन 


में, सत्संग में ओर ज्ञानवर्धक विषयों में लगाना भी एक प्रकार का 
यज्ञ है और उसे स्वाध्याय-यज्ञ कहा जाता है। 

“इसके साथ ही, अजु न, इन्द्रियों के संयम और समन्मरार्ग की 
औं९ उनकी शिक्षा के अलावा चित्त का भी संयम, शिक्षा ओर परीक्षा 
करनी होती है। इसके लिए इन्द्रियों को ही नहीं वरन्‌ भाणों को भी 
चश में करना पड़ता है | प्राणों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 
अनेक प्रकार के प्राणायाम के अम्यास शोघे गये हैं । इस प्रकार इन्द्रियों 
और प्राणों को रोक कर, रसों और विषयों को रोककर आत्मा को पह- 
चानने के लिए योगाम्यास करना भहान्‌ ज्ञान-यज्ञ है। 

“अजु न, आत्मा की जो स्वरुप-स्थिति है, उसे पहचानने के लिए. 
कितने ही योगी प्राणायाम के अ्रम्यास से वाह्य कुम्मक करते हैं, तो कितने 
ही अन्तःकुम्मक करते हैं, और कितने ही शरीर में ही प्राण को मिन्न- 
मिन्न स्थान में फियने का अभ्यास कर प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान आएरि भिन्न-मिन्न प्राणों को एक-दूसरे के साथ मिलाते हैं। 
इन सब्र प्रयत्नों को, उनका ध्येय आत्म ज्ञान-प्राप्त करना होने, तथा 
उसमें अत्यन्त परिश्रम और व्याकुलता होने के कारण, यज्ञ कहना 
उचित है । कारण कि, उनके परिणाम में, उसके करनेवालों की पाप- 
वृत्तियों का नाश होकर चित-शुद्धि द्ोती है। 

८ ऐसे ज्ञानहपी यज्ञ में सत्र वासनाओं और मलिनताओं को जला 
डालने पर उस यज्ञ करने वाले को आत्मज्ञान-रूपी अमृत-प्रसाद मिलता 
है और वद अपने सनातन ब्रह्म-पद को प्राप्त होता है । 

#अजुन, इस विश्व का तन्‍्त्र सचमुच यज्ञ पर ही रचित है और टिका 
हुआ है। तू इस लोक की सिंद्धि चाहे अयवा परलोक भोगने की इच्छा 
करे या मोक्ष की, पहज्षे तुझे अपना कुछ प्रिय, कुछ मूल्यवान, अथवा 


ज्ञान-द्वारा कर्म-संन्यास १६३ 


जिसका छोड़ना कठिन प्रतीत हो ऐसा कुछ अर्पण कर और फिर प्राप्त 
करने की आशा कर । जो अपरण करने अथवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
वह प्राप्त कर द्वी नहीं सकता | किसान पहले अपनी गाँठ का बीज भूसि 
में गाड़ता है तभी फसल पाता है | खेती का यह स्थूल नियम विश्व की 
सभी सिद्धियों पर लागू पढ़ता है । 


“इस अकार, यज्ञ के स्वरूप एक नहीं अनन्त हैं। जितनी श्रेयस्कर 
विभूतियाँ हैं, उतने ही उन्हें प्राप्त करने के यज्ञ के प्रकार हैं। इन सबके 
लिए अपका' छोड़ने पड़ते हैं, सरकर्म करने पड़ते हैं, और पुरुषार्थ 
करना आवश्यक होता है | कर्म बिना एक भी यज्ञ नहीं हो सकता, यह 
तू समझ ले तो तू मोक्ष प्राप्त कर सकेया |” ॥२६-शरा। 
श्रेयार्थी के यज्ञ के मिन्न-भिन्न प्रकार सुनकर अजु न ने पूछा :-- 
“योगेश्वर, आपने जो इन सब यज्ञों का वशंन किया 
छोक ३३-३६ उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कोनसा है ओर चह्द किस प्रकार 
सिद्ध हो सकता है, यह भी मुझे समस्काकर मेरी 
जिज्ञासा पूरी करें |” 
श्रीकृष्ण बोले :-- 
“अजुन, तूने अच्छा प्रश्न पूछा । इसका उत्तर देना मेरा धर्म दी 
है, क्योंकि तेरा यह प्रएन ज्ञान-यज्ञ का ही एक भाग है | 
“अजुन, मोक्ष की इच्छा रखनेवाला पुरुष सबसे पहले द्वब्य- 
यज्ञ करे । वह अपनी धन-धान्य-सम्पत्ति सब कुछ ईश्वर के. प्रति समर्पित 
कर डाले । अर्थात्‌ इन सबको वह अपनी नहीं ईश्वर की समझकर ससार 
के प्राणियों के हित के लिए. उनका विनियोग करे | 
“सब जड़ सम्पत्ति पर से ममत्व और चासक्ति छोड़ देनेवाला मुमुक्तु 
इतने से द्वी अपनेको कृतार्थ न माने | इसके सिवा उसे तप-रूपी यज्ञ 


श्द्ष् गोता-मल्थन 


भी करना चाहिए. । घन-धान्य का मोह छोड़ना सरल नहीं है, किन्तु 
इन्द्रियों को संयम में रखना इससे भी अधिक कठिन है | इसलिए 
श्रेयार्थी को द्रब्य-यज्ञ से विशेष सूचम और श्रेयस्कर तप-येज्ञ मी करना 
चाहिए । 

' किन्तु, अर्जुन, द्रव्य शोर इन्द्रियों के विषयों को अपेण करनेवाला 
मनुष्य सम्भव है जड़ होकर बेंठ रहे । हो सकता है कि यज्ञ का प्रयोजन 
और श्रेयार्थी का लक्ष्य तथा उसका साधन उसके ध्यान में ही न आया 
है | इसलिए,, उसे तप-यज्ञ से अधिक सूहरम और अश्रेयस्कर स्वाध्याय-यज्ञ 
करना चाहिए। संयस से इन्द्रियों को दुर्विषयों से परावृत्त कर, उन्हें 


9०५». 


आक्तज्ञान में सहायक होनेवाले सदविषयों में नियोजित करना 
चाहिए। 


: #इस प्रकार आत्मज्ञान-सम्बन्धी भूमिका तैयार करने के बाद उस्ते 
आत्मसंयम-रूपी ज्ञान-यज्ञ में प्रवृत्त होना चाहिए। आत्मसंयम का 
अर्थ है मन और प्राण का संयम | सन और प्राण का निकट सम्बन्ध 
होने के कारण मन का सयम प्राण के संयम में और प्राण का संयम 
मन के संयम में सद्दायक होता है। आत्मा को पहचानने के सिवा दूसरी 
सब वासनाओं का त्याग कर भक्ति और ध्यान से चित्त को शुद्ध और 
बुद्धि को सूक्ष्म करना ज्ञान-यज्ञ के अंग हैं| यह ज्ञान-यज्ञ इन सब यज्ञों 
का शिरोमणि है.। क्योंकि, इसके बाद उस पुरुष के लिए दूसरे किसी 
अकार-का यश शेष नहीं-रहता । वहाँ कर्म के सब प्रकार का अन्त आ 
जाता है। ॥३३॥ 

“इस ज्ञान कौ साधना सरल नहीं है | यह केवल अन्यों से अथवा 
'हुक्ृबार के विवेचन से ही समझ में नहीं आजाती | इसमें प्रत्येक साधन 
क् कुंछ ती सामान्य मार्ग पर'जाना पंड़ता है और कुछ “विशेष मार्ग 


ज्ञान-द्वारा कर्म-संन्‍्यास १्द्टैष्‌ 


ग्रहण करना पड़ता है| इसमें उसे पग-पग पर अपने अनुभव और फठिनाइयाँ 
देखनी पड़ती हैं, ओर दूसरे के अनुभव त्तथा कठिनाइयों के साथ उनकी 
तुलना करनी पड़ती है। इसलिए ज्ञान-यज्ञ के यजमान को, साधना 
का आरम्म करने के पहले, साधना का मध्य और अंत आने तक तत्त्व- 
दर्शी और अनुभवी ज्ञानियों के सहवास में रहना चाहिए | उसे अपने 
विनव और सेवा-वृत्ति द्वारा ज्ञान-सम्पंधी अपनी व्याकुलता सिद्ध कर प्रश्नों 
द्वारा धारस्वार अपनी कठिनाइयाँ उपस्थित करते हुए, उनके पास से 
साधना की दिशा प्राप्त करनी चाहिए | जिस प्रकार कुशल येश्य प्रत्येक 
रोगी की विशेष परीक्षा कर उसके रोग का समुचित इलाज करन में 
परिश्रम उठाता हैं, उसी प्रकार परोपकार-रत ज्ञानी सदगुरु जिक्षाप्त 
सावक की कठिनाइयों का विचार कर उसके लिए उचित मार्ग खोज 
निकालता है, श्रौर उसके विश्व की आत्मा को समझ लेने तक 
उसका साथ देता है। ॥इथ॥ 


“क्योंकि, अजुन, जबतक पुरुष श्रात्मा को पहचान नहीं लेता, 
तबतक उसमें कुछ मोह-श्रज्ञान-रद्ता द्वी है । आत्मा की 
पूर्यृतथा पहचान और उसमें निष्ठा होने के वाद ही, इस युद्ध के 
समय तुमे जैसा मोह हुआ है, वह निवृत्त हो सकता है। यदि 
आज तुझमें पूर्णतया श्रात्मनिष्ठा होती, तो कत्तव्य-पालन के समय 
तू इतना मोहम्रस्त न हुंआ होता, भूतमात्र को आत्मेस्वरूप जानता 
होता और श्रात्मा को परमात्मा से पुथम्‌ न देख सकता . इसलिए 
जिस प्रकार पानी में बरफ के टुकड़े डालो, तो उनमें से कित्तनों 
दी के गल जाने, कितनों द्वी के टूट जाने पर भी उनमें पानी के सिवा 
दूसरी कुछ वस्तु नहीं मिलती, न होती द्वी है, उसी प्रकार आत्मश्ञानः 
से तू देख सकता“था कि इन भूतों में चाहे जितने रूपान्तर हों; उन- 


4-3 गीता-सन्‍्थत 


में आत्मा-के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, और न दो सकता है। ॥३४॥ 


“अजुन, आत्मज्ञान एक स्थिर और अभेद्य नौका है। शुद्ध चित्त 
और राग-द्वेष-रहित तू यदि श्राक्षज्ञानी द्वो, तो जिस प्रकार साफ 
दंपंण में मनुष्य अपना मुँह स्पष्टकप से देख सकता है, उसी प्रकार 
अपने कर्त्तव्य को तू स्पष्टरूप से देख सके | वाह्मदृष्टि से तुके यह 
कत व्य गुरु-हत्या जैसा घोर पाप प्रतीत हो तो भी तू निःसंकोच 
भाव से उसका पालन करे और इसपर मी आत्मज्ञान की नौका में बैठा 
हुआ होने के कारण तुके पाप का स्पर्श होने का भव न लगे । ॥३६॥ 


* क्रैन्तेय, इसपर से कदाचित्‌ तू यह समझता हो कि आत्मज्ञान 
नामक कोई विशेष प्रकार का पारिडत्य है जो मनुष्य को सब प्रकार के 
पाप करने का परवाना देता है। नहीं, भूल में मी तू ऐसा सानकर 
आत्मज्ञान जैसी पविन्नतम सिद्धि को कल्ंक न लगाना । श्रद्धावान, 
गुरुमक्त तथा धर्मज्ष ज्ञानी स्वप्न में भी पाप की इच्छा जैसी तक 
नहीं करता तो पाप का आचरण तो कर ही किस तरह सकता है! 
किन्तु अजुन सामान्यतवा, सामान्य प्र॒स्ंगों के िए अथवा 
उपयुक्त अवसरों पर निश्चित विधि-निषेधों एवं सदाचार के नियमों 
में, विशेष अथवा भिन्न परित्थिति के कारण, जो अपवाद अथवा 
परिवतन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसे सामान्य मोहासक्त 
पुरुष समझ नहीं सकते | किन्तु ज्ञानी पुरुष सदाचार के तत्त्व से भी 
परिचितत द्वोने के कारण उसे तुरन्त समझ जाता है। इससे सामान्य 
अथवा अमुक देश काल में जो पाप समझता गया हो, वह इस परिस्थिति 
में घर्म-रूप होता हैं। सामान्य मनुष्य यह समझ नहीं सकते, और 
इसलिए उसे पाप ही कहते हैं। किन्त॒ वास्तव में वह पाप द्वोता हो 
नहीं, वरन्‌ उस स्थिति में उत्पन्न हुआ धर्म ही होता है। ज्ञानी इसे 


प्ान-द्वारा कर्म-संस्यास १६५ 


सपप्ठ रूप से देस सकता है और इसलिए निःसंकोच रूप से उसका 
आचरण करता है | 


'पार्थ, जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ इंधन जलकर भस्म ही दो 
जाता हैँ, उसी प्रकार सारे कर्म आत्मज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भत्म 
होजाते ५ैं। ॥१७॥ 

#क्रिस्तु, श्जुन, श्ात्मज्ञान की यह महिमा सुनकर ही उसे तू. 
यथावत्‌ रूप से जान नहीं सक्ता। यह वस्तु इस प्रकार जानी जा 
सकने जैसी नहीं. है । केवल सुनकर इस सम्बन्ध में को गई कल्पना 
भ्रमात्मक भी हो सकती है| ज्ञान-्योग को सिद्ध कर चुकनेवाला पुरुष 
स्वयं ही धीरे-धीरे इसकी महिमा समझता और पहचानता है | .अर्जुन, 
किसी समय किसी प्रबल मात्रा का रज के समान अंश श्रन्तिमश्वास 
लेते दुए मनुष्य को नवजीवन श्रदान कर देता है | फिर ऐसी श्रमृत- 
तुल्य औषधि पीनेवाले पुरुष में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और 
उसका म्र॒त्यु के निकट पहुँचा हुआ शरीर क्रिस प्रकार नवजीवन 
प्राप्त करता है, इसकी हमें कल्पना हो नहीं सकती। इसी प्रकार, ज्ञान 
से मनुष्य की अज्ञा किस प्रकार सष्म भोर शुद्ध होती है, इसकी 
दूसरें को कल्पना नहीं द्वो सकती। जबतक मनुष्य के कान संगीत . 
के लिए सवे नहीं दोत तबतक वीणा ओर बांसुरी की मधुरता और : 
छरों के भेद उसकी समझ में नहीं आते। किन्तु यही पुरुष यदि 
ल्वर-साधना करने लगे, तो किर उसके सामने संगीत क्री मधुरता कीमद्दिमा 
गानी नहीं पड़ती, वरन्‌ स्वयं ही उसका स्वाद लेने लगता है । इसी 
प्रकार पुरुष उों-्यों आत्मज्ञान में स्थिर द्वोता जाता है, त्यों-त्यों उस 
की सर्वोपरिता अनुभव करता जाता हैं। ॥रेण्या ु 

/इसलिए, अर्चुन, आत्मज्ञान क्या है, यगद्द मैं ठुक से कई नहीं 


श्ह्र्द गीतांन्मन्थन . 
सकता, अत्युत्‌ इसे प्राप्त करने की क्या शर्ते हैं ओर अन्तिम फल क्या 
है यद्दी वतला सकता हूँ | 

“अजुन, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, श्रश्नद्धावान 
नहीं | 

४श्रद्धाचान का थ्र्थ क्या है, यह तू समझ ले । 

“अ्रद्धावान का अथ बुद्धि-रद्दित, अज्ञानी एवं चाहे जिस वस्तु को 
मान लेनेवाला नहीं है। इसी प्रकार उसका अर्थ तार्किक, शद्ढा-कुशंका 
करते रहनेवाला, जो बात प्रथम दृष्टि में ही न समझी जाय वह असत्य 
ही है यह मान लेनेवाला भी नहीं है। 


तब, श्रद्धावान का अथ है सत्य में श्रद्धा रखनेवाला | जो यह 
समभत्ता है कि सत्य से परे और उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ओर इस- 
लिए सत्य का मूल्य सबसे अधिक होने के कारण उसके लिए शेप 
सब कुछ छोड़ देने का साहस रखता है, वही श्रद्धावान कद्दा जाता है। 

- “फिर जिस प्रकार अन्तिम सत्य में उसकी थ्रद्धा होनी चाहिए, 
उसी प्रकार उसके साधन-रूप सात्विक गुणों ओर कार्यों में भी. उसकी 
श्रद्धा होनी चाहिए.। उसे सदूवाणी, सत्कर्म, सदुगुण और सद्विचार का 
निरन्तर अनुशीलन करने, उनके प्रति आदर रख ओर उन्हें ही सम्पत्ति 
समझकर उनकी प्राप्ति का सतत प्रयत्न करनेवाला होना चाहिए । 

“इसके सिवा, अजुन, अ्रद्धावान पुरुष को सत्पुरुषों के प्रति आदर 
रखनेवाला, उनकी सेवा करने की दृत्तिवाला, उनके सत्संग का अमिलाषी 
और उनके उपदेश का चातक _की तरह पान कर हँस की तरह उसमें 
नीर-च्लीर का विवेक कर, उनके विचारों को व्यवद्दार में ज्ञाकर सिद्ध 
करने का चैय्य ओर लगन रखनेवाला होना चाहिए । 

साथ ही, प्रियवरं, भ्रद्धावान के विशेष लक्षण कहता हूँ, वह सुन । 


ज्ञान-द्वारा कमे-्संन्यास १६६ 


श्रद्धावान पुरुष निरभिमान होता है। पशु , पत्ती तथा जड़-भूतों से भी 
यह उपदेश खोजता रहता है, छोटे बालक के पास भी कुछ -सीखने 
जैसा हो तो उसके सीख लेने में उसे संक्रोच नहीं होता। किसी भी 
विषय से सम्बन्धित सत्य विचार अथवा भेद बतानेवाला ब्राह्मण हो 
अथवा शूद्व, पुरुष.हो अथवा स्त्री, स्वामी हो अथवा सेवक, निरभिमानी 
दोकर इन सबके पास से वह सीख लेता है, ओर जिनके पास से 
रज जितना भी कुछ सीखा होता है उनके प्रति सदेव कृतज्ञ 
रहता है । 

५शजुंन, ज्ञान की इच्छावाले को श्रद्धावान होने करे सिवा, तत्पर 
थर्थात परमात्मा के द्वी पपयण द्वोना चाहिए | वह परमेश्चर से श्रेष्ठ 
कछ नहीं है, उसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य 
श्रथवा मानने योग्य नहीं है, यह जाननेवाला होना चाहिए । 

“इसलिए, गुडाकेश, वह संयतेन्द्रिय होना चाहिए, इसमें तो 
कहना ही क्या है ? जो इन्द्रियों का दास है वह ईश्वरपरायण दै, यद्द 
केसे कहा जा सकंता 6 ? 

“इसलिए, अजञुन, ज्ञान-प्राप्ति की ये शर्तें हैं। ऐसा पुरुष आत्म- 
'ज्ञान रूपी परमसत्य प्राप्त करता हे । ता 

“झब इनका फल क्या है, वद् सुन । 

अर्जुन, इसका फल है परमशान्ति । शान्ति का अं्थ हैं संमंतो, 
चित्त की योगावस्था । शान्ति का थ्र्थ आनन्द का ज्वार नहीं, अथवा 
विपाद का भाटा नहीं । शान्ति का ध्र्थ प्रेम की विद्वलता नहीं, भर 
भावशत्यता की शुप्कता नहीं । शान्ति का श्र्थ उत्तम अथवा निक्ृए 
भावों का शआ्रवेश अथवा उन्माद नहीं | शान्ति का श्र्थ उल्नकन में मार्ग 
मिलने पर हे और न मिलने तक घबराहट नहीं । 


+े 


१७० गीता-मन्यन 


“ट्र्युत्‌ू शान्ति का अर्थ है सब परिस्थितियों में बिना किसी 
घबराहट के थैयंपूरंक विचार करने की शक्ति, श्रनिवार्य ढुःखों को 
बिना किसी शिकायत के सहन कर लेने की शक्ति, सुख में पागल न 
होजाने की शक्ति । 

“अजुंन, ऐसी शान्ति आस्मज्ञान का फल है। जो ऐसी शान्ति को 
ही आनन्द और सुख सममते हैं, वे आत्मज्ञाव को आननन्‍्द-रूप और 
सुखमय मानते हैं। 

“जो अज्ञानी, अभ्रद्धावान्‌ और शह्लाशील है, वह इसका अधिकारी 
हो नहीं सकता [ ऐसा पुरुष आधे मन से भोगों के पीछे और आधे मन 
से संयम के पीछे पड़ता है, और दो में से एक को भी सिद्ध न कर सकने 
से असन्तुष्ट और दुःखी ही रहता है | उसे इस लोक में भी सुख नहीं 
मिलता और मृत्यु के वाद भी शान्ति प्राप्त नहीं दोती । ॥ ४० ॥ 

“अजुंन, योग से जिसने कर्म के बन्धनों का संन्यास किया है, 
ज्ञान से जिसने संशयों को छेद डाला है, श्ौर जितने चित्त करो वश 
में कर लिया है, उत्ते कम से बन्‍्धन नहीं होता । ॥ ४१ ॥ 

“क्लैम्तेय, अज्ञान का परिणाम शड्डा और उलभन है, ज्ञान का 
परिणाम निश्चय और स्पश्टता हैं। इसलिए तुझे! शान्ति ओर समाधान 
को आवश्यकता हो, तो ज्ञानहपी तलवार से संशय को छेद कर मेरे 
उपदिष्ट क्मंगरोग का आचरण कर |! ॥ ४२॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
जशन-दशा 


चौथे श्रष्याय के अन्त में श्रीकृष्ण द्वारा कथित आत्मज्ञान 

ह की महिमा, उसकी प्राति की साधना और उसके फल 

श्लोक $ यह सब कुल्ती-पुत्र अजुन ने उत्साहपूवेक सुना। 

किन्तु यह सब कह चुकने के बाद श्रीकृष्ण ने जब 

यह कहा कि ज्ञान से संशयों का छेदकर मेरे उपदिष्ट क्मयोग का आचरण 
कर, तव अज़ुंन फिर उल्लसन में पड़ गया | वह बोला:--- 

“प्रिय माधव, आप इस प्रकार विरोधी बातें कहकर, मुझे एक बात 
का निश्चय करने के वदले उलटे शझ्झ् में क्यों डालते हैं ! आपने अभी 
कहा था कि श्रात्मज्ञान से परे कुछ नहीं है| उसस्ते सब संशयों का , 
उच्छेद होता है, भोर मोह नहीं रहता | इसलिए, मुझे वही प्राप्त करना 
चाहिए। आपने उसके साधन-रूप ज्ञानी का समागम, द्रव्य का बलिदान, 
इन्द्रियों का संगम, इन्द्रियों की सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्ति, चित्त और प्राण 
का संयम, तथा योग का अम्यास आदि बातें वत्ताई । इन सबपर से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांसारिक कर्मों की प्रदृत्ति की अपेन्ता संन्यास 
धारण करके ऐसी साधना में जीवन विताना यदी भ्रेय का मार्ग है। 

“हवीकेष, सांसारिक कर्मों की प्रवृत्ति में द्रव्य का संयम, इन्द्रियों 
के भोग, सज्नन-दुजेन सबका सहवास तथा काम-क्रोव आदि से चित्त 
को चुब्ध और असंयुमी बनाने वाले सब निमितों का स्वीकार किये विना 
छुटेकास नहीं मिलता | मोक्षमार्ग से इनका स्पट्टरूप से विरोध दिखाई 


श्छश्‌ गीता-मन्धन 


देता है | तब फिर श्राप पुन! कर्मंग्रोग का झ्राचरणु करने के लिए किम 
तरद्द कद्दते हैं, यह में समम नहीं सकता । एक वाक्य में श्राप संन्यास 
के श्रनुकूल विचार प्रकट करते हैं श्र किर दूसरे द्वी वाक्य में कर्मग्रोग 
का उपदेश देते हैं ! प्रिय मित्र, ऐसी सन्दिग्बता काम में न लाओ 
कद्ाचित्‌ अपनी जड़-बुद्धि के कारण में आपका श्राशय ने समर पाता 
दोऊँ तो लम्बी चर्चा छोड़कर मुझे एक निश्चित वाक्य में ही कह डालो न, 
कि संन्यास श्रषिक श्रेत् है श्रथवा कर्मग्रोग ? सके निश्चित बात कहोगे तो 
मुझपर बड़ा उपकार होगा 7? ॥१॥ 


थजुन के ऐसे, मेत्री को शोभा देने वाले, प्रेम के वचन सुनकर 

भीक्ृष्ण प्रसन्न हुए और कुछ हँसे । प्रेम से श्जु न 

श्लोक २-१ की कमर पकठकर श्रौर पीछे से कन्पे पर द्ाथ रखकर 
प्रेम से उसे दबाकर बढ़े बोले: -- 


“अजुन, यह तो वू ठीक उलदा चोर कोतवाल को डाटे कीसी 
बात करता है | यदि एक वाक्य से ही तू समझने के लिए तेयार द्ोता, 
तो बाण चलाने के इस प्रसंग पर मुझे चर्चा में क्रिसलिए उतरना पड़ता! 
शरे भाई, तुमे लड़ना चाहिए, न लड़ेगा तो तू अधर्म में गिरेगा, अ्ज्ञानी 
समझा जायगा, भोहासक्त गिना जायगा, कर्मयोग से ही जनक इध्यादि 
श्रेय को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार कहते-कद्दते मेरा गला सूख गया, फिर 
भी यह वात तेरे ध्यान में कहाँ वेठती है ! और फिर मुझे उपालम्भ देता है 
कि मैं निश्चित बात नहीं कहता | तू तो मुझसे तत्त्व-चर्चा चाहता. हैः। 
तत्व-चर्चा चाहनें के कारण मुझे दोनों ही पत्त ठुंके सममाने पड़ते हैं, 
दोनों ही का मूल्य अँकना पड़ता है, दोनों की विशेषता सममानी पड़ती 
है; दोनों को द्वी मैं कह्याण-साधक सममता हूँ, इसलिए एक की भी 
मूंठी निन्‍्द्रा किप्र तरह कर सक्ता हूँ १..इस प्रकार मैं एक के गुणों. का 


ज्ञान-द्शा १७३ 


वर्णन करता हूँ तब तू यह समझ लेता है कि दूसरा मार्ग ग़लत है, और 
दूसरे के गुणों का वर्णन करता हूँ तत्र पहले को गलत मानने लगता है। 
इस प्रकार तू अपने आपही उलभन पैदा करता है, शोर फिर मुझे दोष 
देता है | यह तूने अच्छा ढंग अख्त्यार किया है ! 

“अर्तु, में फिर 'पुनश्च हरि ऊ? करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुन | 

“अजुन, संन्यास और कर्मथोग, दोनों ही भ्रेयदायक हैं। दोनों में 
एक का मी यथावत्‌ आचरण करनेवाला कर्म के बन्धन से मुक्त हो 
जाता है, और उचित रूप से आचरण न करे तो दोनों में से एक भी 
श्रेय नहीं करता। किन्तु इनमें से संन्यास की अपेक्षा कर्मय्रोग को में 
अधिक मानता हूँ। 


#इसका कारण यह है, अजुन, कि कर्मयोग का मार्ग सीधे या राज- 
मार्ग के समान है। हज़ारों-लाखों लोगों का यह स्वाभाविक मार्ग है। 
विवेक-शील और श्रेयार्यी पुरुष इस मार्ग से उसी स्थान पर पहुँचते है, 
जिस स्थान पर कि विवेकशील ओर श्रेयार्थी संन्यासी पहुँचते हैं । भ्रन्त 
में प्राप्त करने का जो आत्मनिष्ठा रूपी अन्तिम पद्‌ हे, उसके सम्बन्ध में 
सांख्य और योग माग के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं है । दोनों की 
अन्तिम प्राप्ति एकसमान ही हैं। किन्तु संन्यास-मार्ग सरल नहीं” है। 
लाखों मनुष्यों का यह प्रकृति-धर्म नहीं है | इसमें भी एक प्रकार का 
कर्मग्रोग तो है दी । इस प्रकार का कर्मयोग नैसगिक रूप से प्राप्त नहीं 
होता । और इसलिए सबकी सिद्ध नहीं होता | कुछ विरक्त एवं असां- 
मान्य प्रकृति के मनुष्यों का स्वमाव ही इस मार्ग -के भ्रेनुंकूलं होने के 
कारण, वे सहजरूप से इसमें जाते हैं और उनके लिए. वह स्वाभाविक 
होने के कारण उस मार्ग में वे अच्छी तरह सफल द्वोते हैं. और अपने- 
को तथा उसी तरह उस माग को शोमित करते हैं जद 


९७६ गीता-मन्थन 


/ श्रजु न, सैंन्यासी हो अथवा क्मयोगी दो, देखना, सुनना, देना, 
लेना, पलक मारना आदि इन्द्रियों की क्रियाओं से कोई छूट नहीं सकता | 
ज्ञानी पुरुष इन क्रियाओ्ों का अभिमान नहीं रखता। इन्द्रियाँ अपनी- 
अपनी क्रियाओं में सलम् हैं, यह समककर न तो वह उन क्रियाओं को 
ज़बद॑स्ती करवाता द्वी है, न ज्वर्द॑स्ती रोकता ही है | वद जितेन्द्रिय द्वो 
गया है, और एकबार इन्हें-इन्द्रियों को-अच्छी तरह अम्यस्त बना लिया है, 
इससे इनकी क्रियाओं के सम्बन्ध में वह निश्चिन्त होजाता है। ॥८-६॥ 

“इसी प्रकार अजु न, विवेकशाल होने के कारण स्पष्ट निंय करने- 
वाले कर्म अथवा उप्तके फल के सम्बन्ध में बिना आसक्तिवाले कर्तव्य- 
परायण ज्ञानी को सब कर्मों को परसात्मा के ही समर्पित करनेवाला 
होने के कारण, उसी तरद्द पाप का स्पश नहीं द्वोता, जिम प्रकार कि 
कमल का पत्ता पानी में रहते हुए मी मीगता नहीं |”. ॥१०॥ 


,/ “इसलिए, महावाहो, श्रव तू योगी शब्द का अर्थ अच्छी तरह 
मन में धारण करले ओर उसे भूलना मत । योगी 

श्लोक ११-१२ संन्यासी भी होसकता हे अथवा कर्ममार्गी भी हो 
सकता है | कोई मनुध्य संन्यासी का जीवन विताता है 

अथवा कर्ममार्गी का, तू इसके कंगड़े में ही न पड़ | वह योगी का 
जीवन विताता है या नहीं, इसोका तू विचार कर । यदि वह शरीर से, 
मन से, बुद्धि से, साथ द्वी इन्द्रियों से भी आसक्ति-रहित होकर आत्म- 
शुद्धि के लिए कुशलतापूर्वक, समतापूरवंक और विवेकपृर्वक अपने 
कर्म करता है, तो वह योगी है ! इस प्रकार यदि कर्म-फल के सम्बन्ध 
में अनासक्त होकर निरन्तर कर्माचरण करे, तो अखणड शान्ति प्राप्त 
करेगा । ऐसा न कर यदि वह अयोगी रहे, श्र्थात्‌ कुशंलता-रहित, 
समता-रहित एवं विवेक-रद्दित होकर, फंख में श्रांसक्त रखंकर, सकाम- 


ज्ञान-दृशा. श्ड्छ 


रूप से कर्मों का आचरण करे, तो वह संन्यासी हो अथवा कर्ममार्गी, वह 
बन्धन को ही प्राप्त करेंगा | ॥ ११-१२ | 

“इतना यदि तू अच्छी तरद्द समझ ले तो, तेरे ल्षिए. संन्यास और 
कर्म-मार्ग' के बीच कुछ रगड़ा ही न रहेगा श्रोर ज्ञान अथवा योग के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहूँ तब तू उसका आचरण करनेवाला पुरुष किस 
वेश में अथवा आश्रम में हे, इसका विचार न कर, उसकी ज्ञान-निष्ठा 
और कर्म-प्रवृत्ति की पद्धति का द्वी विचार करेगा। 
“अर्जुन, ऐसे योगी की ज्ञान-निष्ठा कितने प्रकार की 


श्लोक १३ 32 “22:52 हा 
होती है, पहले यह में तुके समकाऊँगा | 


“धर्माठुज, अपने मन और इन्द्रियों को पूर्णतवा वश में रखने- 
वाला योगी स्थूल रूप से कर्माचरण छोड़ता नहीं, फिर भी अपने मन से 
तो वह करममात्र का संन्यास लिये रहता है । 

“यह मानसिक संन्यास क्‍या है, सो तू समझ । 

“कौन्तेय, आ्रासक्तियुक्त पुरुष को कर्म के सम्बन्ध में चार प्रकार के 
आग्रह होते हं---(१) यह कर्म होना ही चाहिए, यदि कुछ विष्न आ 
जाने से वह न दो तो वह अपने चित्त की समता की रक्षा नहीं कर 
सकता, (२) यद्द कर्म इसके द्वाय से श्रथवा इसले जिसका विचार किया 
हो उसके द्वी हाथ से ओर इसने सोचा हो उसी तरह द्वोना चाहिए, यदि 
कोई दूसरा कर डाले श्रथवा किसी दूसरी तरह द्वोगया तो वह अपने 
चित्त की समता बनाये नहीं रख सकता, (३) यह कर्म यशस्त्री और 
लाभदायक द्वोना चाहिए, यदि अयशस्त्री श्रथवा हानिक्वारक होजाय 
तो वह- चित्त की समता कायम नहीं रख सकता; ओर (४) इस कर्म का 
परिणाम स्वयं हिसाव लगा रक्खा हो उसीके अनुसारं होनां चाहिए, यदि 
किसी दूसरी तरह का हो तो वह अपने चित्त की समंताः को सम्हाले न 


श्ष्द गीता-मन्थनत 


रख सकेगा | अजुन, जो इस प्रकार के आगहों से मुक्त होचुका है, 
और इसलिए कर्म की उत्पत्ति से लेकर परिणाम-पर्यन्त कैसे ही विष्न 
उपस्थित होने पर भी जो अपने चित्त की समता को नहीं खोता, उसने 
मानसिक संन्यास किया है, यह जान | 


* झरजु न, कर्म का ऐसा मानसिक संन्यास करने की मेरी ओर से 
ठुके मनाई नहीं हे । इसके विपरीत यदि तू अपना श्रेय अर्थात्‌ उत्कर्ष 
चाहता हो, तो मैं ठुकसे आग्रह-पूर्वक कहता हूँ कि तू उस प्रकार अपने 
मन को दृढ़ कर | 

“अजु न, इस प्रकार सन से जिसका संन्यास सिद्ध होगया है, वद्द 
समझता है कि स्वयं नौ दरवाज़े वाज्ले देह नगर में बैठा हुआ होने पर 
भौ कुछ करता नहीं है और करवाता भी नहीं है। क्योंकि, जिस कारण 
से जिस प्रकार मछली आसक्ति से काँटे में पकड़ी जाती है, उसी तरह 
कर्म से चित्त मोहित द्दोक़र पकड़ा जाता हैं, उस कारण का इसने उच्छेंद 
कर दिया है । 

, “कौन्तेय, जिस प्रकार अपने अभ्यस्त, विश्वासपात्र और आज्ञा 
कारी सेवकों को अपने-अपने काम यथोचित रूप से सौंपकर मालिक 
निर्श्चित होकर बेठ जाता है, और स्वयं कुछ करता नहीं, न करने के 
लिए कहता ही है, फिर भी उसके सब काम ठीक तरह होते रहते हैं, 
अथवा जिस प्रकार चाबी लगाकर जारी #िये गये यन्त्र पर चढ़ाई हुई 
मछली को फिराने के लिए किसीको बेठना नहीं पड़ता वरव्‌ वह अपने- 
आप ही फिरती रहता है, उसी प्रकार ऐसे अनासक्त योगी के कर्म स्वतः 
ही यथोचित रूप से होते रहते हैं | क्योंकि उसके शरीर, मन, बुद्धि, 
बाणी और इन्द्रियाँ पहले से ही ठीक तरह अभ्यत्त होते के कारण 
विश्वासपात्र और आज्ञाकारी सेवक कौ भाँति अथवा यन्त्र की मछली 


ज्ञान-द्या १७६ 


की तरह अपने-अपने कामों में यथावत्‌ रीति से प्रवृत्त होते हैं. किन्तु 
उनके स्वामी को इनका किसी तरह का उद्देग नहीं रखना पड़ता [”? ॥१३॥ 
#फिर अजुन, योगी की ज्ञान-निश्ा इस प्रकार की होटी है -- 
वह जानता है कि सत्तामात्र और केवल साक्षी-हप 
श्लोक १४-१७. शआत्मा न तो कर्तापन रचता है, न कर्म रचता है; उसी 
तरह कर्म और उसके फल के संयोग भी वह करा नहीं 
देता | वह किसी कर्म का पाप अथवा पुण्य अपने पर स्वीकार नहीं करता; 
वरन यह जानता है कि प्रकृति के सनातन धर्म से ही कर्म का यह चक्र 
अपनेआप चन्नता द्वी रहता है। प्रकृति ही कर्ता है, प्रकृति ही कर्म है, 
और कर्म का फल भी प्रकृति ही है अधर्म से धर्म की ओर, शअज्ञान से 
ज्ञान की ओर, क्तुदता से ऐश्वय की ओर, आसक्ति से वेराग्य की ओर 
पहुँचने का जो उसका सनातन स्वमाव पड़ा हुआ है, उसके कारण चह 
प्रकृति दही अपने विकास-क्रम की भूमिका के अनुसार कहीं और कभी 
संयमी, कहीं और कभी स्वाधीन के समान और कहीं और कभी 
पराधीन की तरह आचरण करती है। ज्ञानी-अज्ञानी, मनुष्य, पशु-पतक्ती 
अगवा वनस्पति में, कहीं भी आत्मा प्रकृति की उक्त सवे क्रियाशों का 
मूक बलदाता और साक्षी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है । 


"साथ ही, कौन्तेय, योगी समझता है कि जीवमात्र शुद्ध स्वरूप 
में यह साक्षी-रूप आत्मा दी है और प्रकृति के कार्मों से अलिप्त और 
उसके दोषों, तथा शुणों से परे है । 


/किल्तु, अजु न, जवतक चित्त की शुद्धि तथा भज्ञान में से ज्ञान 
की ओर प्रगति नहीं दोजाती, तबतक जीवों को ऐसा ज्ञान नहीं हो- 
सकता। और इस कारण, जीवों का जैसा चित्त द्वोता है, स्वयं बेसे ही 
दोनें का उन्हें भान द्योता है। वाध्तव में ऐसा भान भ्रमात्मक होने के, 


१८७० गीता-मन्थन 


कारण श्रज्ञान है ओर जीत्रों को अ्समता अर्थात्‌ सुख-दुःख, राग-देप, 
हं शोक आदि वेद्नाथं का कारण है। ॥१४-रश॥। 

“अरुप्द्रेश, जब्र चित्त शुद्ध द्वोकर अज्ञान से निकल ज्ञानवान और ' 
सू्टम व ज्ञानवान बनता है, तव जिस प्रकार सूर्य उद्4 द्वोकर संसार के 
सब पदार्थों को प्रकाशवान करता है, उसी प्रकार उक्त प्रज्ञा ही आत्म- 
स्वरूप का भान कराती है। ॥१६॥ 

“किर, इस प्रक्र ज्ञान से जिनकी सर्वे अ्रशुद्धियों का नाश हो- 
घुका है, मिन्हें आत्मा के स्वरूप के विषत्र का निश्चय द्ोचुका है, 
झात्मा के साथ द्वी अपनी एकता विश्धित होवुकी है, जो आत्म। का ही 
अवलम्बन करते रहते हैं, ओर आत्मा से कुछ अविक परमपद अथवा 
सत्य वस्तु है ही नहीं यह जि होने जान लिया है, उन्हें जन्म-मरण 
अथवा आवागमन दिखाई देता द्वी नहीं। क्योंकि अजु न, भला यह 
श्त्मा किस प्रकार जन्म जै, किस प्रकार मरे तथा अपना स्वरूप छोड़- 
कर कहाँ जाय और कहाँ आवे १” ॥१ण। 


योगी की ज्ञान निष्ठा किस प्रकार की दोती है, इस विपय का 
श्रीक्षष्ण हार निरूपण अजु न ने ध्यानपूर्वक छुना । 
श्लोक १८-१६ उसपर विचार करते-करते वह बोला ;-- 

/मसाधव, इस प्रकार के श्त्त्म-तत्व का निरूपण 
आपने मुझे सांख्य-सिद्धान्‍्त समझते समय भी किया था और ऐसे 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष के लक्षण भी उस समय वर्णन करके बताये ये । किन्तु 
ज्ञाननिष्ठ योगी व्यवहार में क्रिस प्रकार आचरण करे जिससे यह जाना 
जा सके कि वद ज्ञननिष्ठ है, यह बात में अभी अच्छी तरह समझ 
नहीं सका हूँ | इप्लिए ज्ञाननिष्ठ योगी का व्यवहार क्रिस तरह का होता 
है, यद्द एकबार फिर मुझे समभाइए | 


ज्ञान-द्शा श्प््‌ 


अन्न की प्रार्थना स्वीकार कर भी कृष्ण वो ते :-- 

 धनजप, समता के विषय में में तुके कह चुका हूँ । यद्द कद्दा जा 
सकता दे कि समत्वमुद्धि ज्ञाननिष्ठा का अ्रति-प्रतक्त लक्षण है | व्यवहार 
में व कितने अंरातक समता प्रदर्शित करता हैं, इसपर से उसकी ज्ञान 
मे कितनी हृद्निष्ठा हुई है, यह जाना जासकझता है । 


£ परंतप, ज्ञानी पुरुष भिन्न-भिन्न मनुष्यों और प्राणियों के साथ 
यथोचित और विवेकपूर्वक्न व्यवद्वार करता अवश्य हें, किन्तु उसके 
चित्त में क्रिपी प्राणी के सम्बन्ध में भेर भाव नहीं होता | वह विद्या- 
विनय-शोल ब्राझ्ण का चरण स्पर्श कर आदइर-सत्कार करे, ओर 
कदाचितू योग्य प्रसंध के अभाव में भंगी का चरणु-स्प्श ने करे, तो भी 
उसके मन में कभी यह भाव उत्पन्न नहीं होगा कि ब्राह्यप उच है और 
भद्जी नीच है . इनना दी नहीं, वरन्‌ उक्त ब्राह्मण जैसा ही मज्नी सत्‌- 
पात्र हो तो, उसका भी वह उतना द्वी सत्कार करेगा | और, वद गाय को 
घास डालकए, हाथो को थम्बारी से सजाकर तथा कुत्ते को रोटी डाल- 
कए उनके साथ जुद्ा-ुदा बर्त्ताव करे, तो भी उसके मन में यह 
धारणा न द्वोगी कि गाग्र ही प्रेम करने एवं पूजनेयोग्य प्राणी है और 
कुता केवन दुतकारे जाने योग्य जीव है | 
“ अज्ुन, ज्ञानी पुरुष मिन्न-भिन्न मानवों एवं प्राणियों के सुख के 
काल में जिसके साथ जैसा उवित हो वैसा व्यवद्वार करता है, इससे 
उसकी समदृष्टि को समझना कठिन दोजाता है। पस्त॒तः मनुष्यों एवं 
प्राणियों के आपत्तिकाल में ही विशेषकर ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि 
का मेद जाना जासकता है| | . 
' ज्लैन्तेय, सप्रदर्शी ज्ञानी आपत्ति में फँसे हुए ब्राक्षण अथवा गांय 


प्र गीता-सन्यन 


का सड्डुट दूर करने के लिर जितना परिश्रम करता है, उतना दी परिश्रम 
वैसी ही श्रापत्ति में पढ़े हुए भंगी अथवा कुत्ते के लिए भी करेगा। 
फिर, सबने एक हो आत्मा का निवास है, यह जाननेवाला योगी 
किसी प्राणी के प्रति कठोर भाव तो बता ही नहीं सकता । जितने सद- 
भाव्र से बह आह्ए श्रयवा गाय के अधि व्यवहार करता है, उत्तने ही 
सद्भाव से भंगी, हाथी अथवा कुत्ते के प्रति श्राचस्ण करेगा | 


“अर्जुन, यह समसष्टि भ्रत्यन्त महत्व की वस्तु है। संसार के अनेक 
दुए-हयवहारों के मूल में विषम इृष्टि ही कारणीभूत होती है। धृतराष्टर 
की विपम दृष्टि तुम्द्दारी आपत्तियों का मूल है । आाक्षणों और पुरुषों 
की विपम-हृष्टि के कारण शुद्रों ओर ल्ियों को वेद के अधिकार से 
वा त रहना पडता है| प्राशिय्रों-सम्बन्धी विषम-दृष्टि के कारण लोग 
कुत्तों एवं गधों के प्रति निष्ठुर व्यवहार करते हैं । 


/सच्यसाची, मैं तो कददता हूँ कि जिनके मन में समभाव स्थिर हो: 
जुका है उन्होंने इस शरीर के रहते ही जन्म-मरण और ससार को 
जीत लिया है। क्योंकि वे निर्दोब आत्मा सर्वत्र समान भाव से है 
'ऐसे ज्ञान का प्रत्यक्ष परिचय कराते हैं, इसलिए, वे अक्मनिष्ठ ही हैं, यह 
कहने में कुछ हानि नहीं | ॥ १८-१६ ॥ 


/जर्थे, स्थितप्रह के लक्षण मैं एकबार ठुकठे कह छुछा हूँ। 

“ ज्ञाननिष्ठा और त्थितप्रज्ञता में कुछ अन्तर नहीं है। 

“श्झोक २०-२१ संक्षेप में तू यह समझ ले कि आत्मा की जिज्ञासा से 

मनुष्य अपने चित्त-की साधने का जो प्रयत्न करता है, 

ओर इस जिज्ञासा की पूर्ति पर इस प्रकार सधे हुए चित्त का जो ब्यवद्वार 

दोता है, वह्दी ज्ञान-निष्ठा है । संत्तेप : में यह कद्दा जासकता है कि चित्त 
की एक प्रकार की उत्कृष्ट शित्चा का नाम ज्ञान-निष्ठा है। 


'ज्ञान-दृशा १४३ 

४ स॒ रिज्षा के कारए अक्षनिष्ठ पुरुष सब प्रसंगों पर स्थिर-बुद्धि 

रहता है प्रिय वस्लु प्राप्त द्वोने पर हर्षोन्फत्त नहीं होता, अ्रप्रिय प्रांत 

होने पर शोकाबृत्त नहीं होता | इन्द्रियों के भोग में उसे ऐसा रस नहीं 
लगता कि जिससे उसझी प्राप्ति के जिए प्रयत्नशील हो | 


अजुन, जब भोगबृत्तियाँ बलवान द्ोजाती हैं, तब भोग मनुष्य 
को दीन बना डालते हैं, और जिस प्रकार चारा ओर से घिरा हुआ एवं 
भयग्रर्त सांड' अथवा बन्दर हक्का-बका होक१ भगदड़ करा डालता हैं उस 
तरह दौड़-धूप कराते ई । सिए पर कोई दूसरा स्वामी न होने पर भी 
' यह भोगेच्छा ही मनुष्य को किसीके आजन्म दास के समान पराघीन- 
सा बना देती है, और ऐसा भोगासक्त पुरुष चक्रवर्ती राजा हो तो उसे 
भी काआन्तर में दास बना देती है | 


“अजुंन, जिस प्रकार कैसी दास को उसका स्वामी कहे कि 
आज से मैंने तुके दासत्व से मुक्त कर दिया है और अब तू स्वतन्त्र' 
दहोगया है, तो इससे वह दास अपने चित्त में मैसा आनन्द अनुमक' 
करता है, वेसा ही अत्यन्त सुख वह पुरुष मोगता है जिसके हृदय से 
उक्त प्रकार की.भोगेच्छा दृट गई है। हे इन्द्रियजित्‌, भोगरत चक्रवर्ती 
राजा को भी जो शान्ति और सुख स्वप्न में भी नहीं मिलता, वह. इन्द्रि- 
यासक्ति से भुक्त ज्ञानी को निरन्तर प्राप्त रहता है।. ॥२०-शशा,. 

'कौस्तेय, परमात्मा का यह विश्व इस प्रकार रचा गया . है,:कि 
.इन्द्रियों का कोई भोग ऐसः नहीं है जो सदैव टिका रहे अथवा परिणाम 
में भोगनेवाले को दुःख का ही कारण न हो। भोगों की यह -त्तणमंगुरता 
.और परिणाम में दु;खपरता जिसने देखली है, ऐसां .कोई समझदार 
व्यक्ति भोगलोलुप नहीं होता | हि 

“अजु न, भक्षनिष्ठ पुरुष का एक ओर लक्तण कहता हूँ, वह सुन; 


श्प््ड गीता-सन्थन 


यह तो बूने सुना ही होगा कि ब्र॑ग्वेता को मर कर भोक्त पाने की 
घृछतत नहीं रहती । ब्रह्मनेत्ता जोबन-पुक भी कहा जाता है | सं त्ेप में 
कहे तो यह जीवन मक्त दशा एक बात में आजातो है। यद कहने में 
कुछ हानि नहीं कि काम्र और क्रोव को जीतना ही ब्र्मनिष्ठा है| क्योंकि 
आत्मा में पूर्ण तप्रा निष्ठा हुए बिना कोई प्राणी काम और क्रीव के वेग 
की रोक सके यह सम्भव नहीं है | इस्लिर जं! ऐसा कर सऊे, उसे तू 
“बिना पूछे ब्रह्मनिष्ठ समझ लेगा, तो भूल नहीं होगी । ॥२३॥ 


४अ्रजुुन, जिनके सम्बन्ध में यह श्रपेत्ञा रखी जाम्कती है क्रि 
शरीर छुटने पर वे अक्लीभूत ही होंगे और इसलिए 
इलोक २४-२६ यह कट्दा जाप्नकतता है निवांण के तट पर ही छड़े 
हुए हैं, उनके कुछ लक्षण और सुन । 
४#ऊरुवीर, जिनका चित्त सदैव समता में रहने के कारण कभी हमे 
अथवा शोक से लिप्त नदों होता, वरन्‌ विषम प्रसंगों मं भी सईव एक 
प्रकार का समाधान रखता है और वह ऐसा शान्त नगर आता है मानों 
विश्राम कर रहा हो। जो ब्रह्म-पद्माओों की प्राति से अनेकों बच्य नहीं 
सानता और उनके अभाव में अपनेको दीन नहीं समझता बरन्‌ अपने हृदय 
में निवास करनेवाली जो चैत्तन्यज्योति है वही सर्वो।रि और सब 
प्रांतियों और अप्राष्तियों के मध्य में है यद समझता है, शिसने सब 
दोषों को धो डाला है, संशय और दुविधा-वृत्ति का अन्त कर दिया है 
कौर सर्वभूतों का दित दी. जिसके शेष जीवन का सदज व्यवसाय है, ऐसे 
'काम-क्रोघ जीते हुए, इन्द्रियों और मन को वश में करने वाले, स्व- 
शेय को जान चुकने वाले पुरुष और निर्वाण के बीच केवल प्राण 
बुसने तथा आँखों की पलके गिर जाने इतना:ही अन्तर है। |२४-२६॥ 
“अजु न, जीवन-मुक्त कहे जासकतेवाज़े'का एक और विशेष बाह्य 


ज्ञान-दुशा श्ष्प 


विह तुझे बताता हूँ । जो चिह में पहते तुके बता चुका 
हूँ, उनमें में इससे कोई विशेष वृद्धि नहीं करता) 
किन्रु एक ही बात एक तरह से कहने से थोड़ी 
समझी जाती है, दूसरी तरह कहने से फिर कुछ और समम में शरा 
जाती है। इत प्रकार पुनदकि से उसका बोब विशेष स्पड्ट और दृढ़ 
होता जाता है, इसीजिर मैं तुझे बार वार, भिन्न-भिन्न रीति से चहो 
बात सम्रकाता रहता हूँ। इसलिए, बिना उक्ताये मेरा निरूपण सुन। 

४ डौस्ेय, जीवन-मुक योगी बाह्ेन्द्ियों के विय्यों के राम वो 
छोड़ चुका होता है। साथ ही, इच्छा, भय ओर क्रोव से रद्दित होता है । 
यह विचारशील पुरुष मोक्ष को ही जीवन का ध्येय मानकर इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि को संयत रखता है इसमे, सहजहूप से ही वह शरीर से 
निरोग होता है और प्राणायाम तथा धारणा वा अभ्यास कर मन, प्राण 
और शरीर का विशेषरूप से नियन्ता होता है | 

£ परंतप, अपनी इन दोशों भौंद्ों के बीच ज्ञानतन्तुओं का एक 
महस्वपूर्ण चक्र है । योगी उसे आज्ञाचक्र कहते हैं। जिस प्रकार सारथी 
ज्ञगाम सींचकर धोड़े का वेंग रोक देता है । उसो तरह इस शआज्ञाचक्र का 
नियन्ता शरीर के सब ज्ञानतन्तुओं और स्नायुओं दी क्रियाओं को रोक 
सकता है। दोनों भौंदों के बीच के स्थान पर जो अपने चित्त की घारणा 
को इस प्रकार दृढ़ करता है मानों अपने नेश्नों द्वारा उस स्थान को देखना 
चाहता दो, उसे अभ्यास द्वारा इस श्ज्ञाचक्र का स्वामित्व प्राप्त दो 
जाता है। इन्द्रियों की चंचलता ओर उत्तेजवा को रोकने के लिए झआाज्ञा- 
चक्र में धारणा रखने का यद्द अभ्यास बहुत उपयोगी होता हे । ह 

तदुपरान्त, अजुन, अपने इन नथुनों द्वारा आने-जाने वाले 

श्वास ओर उच्छूचास की समता पर निरोगता तथा मन और प्राण की 
स्थिरता का बड़ा आधार द्वोता है। 


श्लोक २७-२८ 


१८६ गीता-मन्थन 


/क्षैन्तेय, मन में दर-शोक, काम-क्रोव आदि वेगों के उठने पर भी 
श्वासोच्छुचास की नियमितता तथा अंत में शरीर के आरोभ्य में अन्तर 
ज॑ पड़े , यह सम्भव नहीं है | इसलिए, छिए प्रकार सारधी एक ओर अपने 
वात्सल्य से घोड़ों के प्रेम को जीतवा है, और दूसरी ओर लगाम पर के 

पग्नुत्व से उनकी चंचलता और मस्ती को वश में रखता है, उसी प्रकार 

योगी पुरुष एक ओर से विवेक और विचार से काम-कोत्र को जीतने हैं 
और दूसरी ओर से आज्ञाचक्र पर के प्रभु्च तथा प्राणायाम के अभ्यास 
से उनके वेगों को वश में रखते हैं । 

“अजु न, ऐसे लक्षणोंव्राजे योगी को मैं मक्त ही समसता हूँ। 

॥ २७-२८ 

“अर्जुन, ज्ञाननिष्ठा का एक और विशेष लक्षण ठुमते कहता हूँ, 

े सुन । "ज्ञानानिष्ठ पुरुष का हृदय भक्ति का मार्ना 
श्लोक २६ पीहर हां होता है उसकी आत्मनिष्ठा में किसी प्रकार 
के अहड्डार का लेशमात्र भी नहीं होता । वह यह 
चानता है कि सच अह्मरूप है और इस ब्रह्म से अपना फोई पएथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है। किन्तु इसके साथ ही वह जानता है कि इस ब्रह्म सें 
अदमपेना सम्भव हो ही नहीं सकता । इससे वह “मैं ब्रह्म हूँ , मैं सर्व ब्या- 
पक हूँ, सबका निय॑ता और सब का स्वामी हूँ” इस प्रकार का अमिमान 
नहीं रखता, बरव नम्नतायूवंक और भक्ति-्माव से यह मानता है और 
फहता है कि “सब यज्ञों और तपों का भोक्‍्ता, सर्वलोक का महेश्वर, सब 
प्राणियों का सुदृद वह परमात्मा ही है। जो कुछ है, वह बही है। 'मैं? 
भाम की कोई वस्तु हो तो वह उस परमात्मा की ही किसी शक्ति का आवि- 
सावि है। “यह जानकर वह इस परमदेव का आश्रय लेता है और उसे 
अपनी सब क्रियाओं का अधिष्ठाता बचाकर अपने भक्तिमान हृदय सें 
शान्ति भोगता है ।? ॥ २६॥ 


उठा श्रध्याय 
चित्त-निरोध 


पिछले श्रध्याय में समझाये हुए विषय को फिर से याद दिलाते हुए 
भ्रीकृष्ण बोले १-- 

“अजुन, कर्म के फल पर आसक्ति रक्खे बिना कत्तव्य-हूप कर्मों को 

जो करता है, वही सचा सन्‍्यासी है ओर वही सचा 
श्कोक १-२ योगी भी है। ग्रहस्थाश्रम के फेवल अमिहोत्रादि कर्मों 
का त्याग करने से अ्रथवा क्रिया शूत्य होकर बैठे रहने 

से मनुष्य संन्यासी अथवा योगी नहीं होसकता । ॥१॥ 

“अर्जुन, लोग संसार के जिस त्याग को संन्यास का नाम देते हैं, तू 
यह समझ कि वह एक दूसरी तरह का कर्मयोग द्वी है | क्‍योंकि, ये 
साधु भी किसी सड्डूल्प से प्रेरित होकर उसे सिद्ध करने के लिए द्वी तो 
संसार का त्याग करते हैं । ह ह 

४ इससे, अजुन, सबा संन्यास कहो अथवा सच्चा योग कहो, . वह एक 
प्रकार के कर्मों के त्याग और दूसरी प्रकार के कर्मों का आचरण . करने में 
नहीं, वरन्‌ कर्म के विषयक सड्डल्प का . संन्यास द्वी. सचा-संन्यास. और 
सच्चा योग. है | कम का आचरण करनेवाला कर्म के 'आरम्म से उसके 
अन्तिम परिणाम तक उसके विषय की. ज़ो योजना. अपने मन- में बना 
रखता है और उसे सिद्ध हुई देखने की आकांत्ा रखता है, यह उस;कर्म 
का, सहुल्प है, यह मी मैंने-ठुके समझाया है| इस सझूल्प का, त्याग किये 
बिना कोई योगी नहीं बन सकता। ॥शा. 


श्ष्प गीता-मन्थन 


/ज्लैन्तेय, इस प्रकार योग विपयक अपना मत में तुके फिर एक 
जुदी रीति से समकाता हूँ, वह यह कि योग का अर्थ संकल्प का 
संन्यास है ।” 

योग की यह नई व्याख्या-सुनकर अज़ुन की जिज्ञासा जाग्रत हुई 

और अब श्रीकृष्ण श्रपनी अगात्र ज्ञान निधि में से 

श्कोक ३-४. कुछ नवीन रत्न निकांलकर देंगे, यह जानकर उसे 

उल्लास हुआ । किन्तु आचायों के इस मत को चंह 

जानता था कि शिष्य को प्रश्न पूछकर अपनी -जिज्ञासा पूरी-करनी 

चाहिए, इसलिए अपने मौन से कहीं श्रीकृष्ण निरूपण बन्द न करें 
यह सोचकर वह तुरन्त द्वी प्रश्न करने लगा। चह वोला ३- ; 

“्रीकृष्ण, आपने जो यह कहा कि सट्ढल्प के संन्यास का ही नाम 
योग है, तब वैसा योग सिद्ध करने का मार्ग भी आपको वताना चाहिए, 
श्र उसके सिद्ध होने की निशानी भी समम्ानी चाहिए । यह बताये बिना 
आप का निरूपण अपूर्ण रहेगा |”? 

श्रीकृष्ण ने देख लिया कि अजुन का शिष्यत्व तो प्शंसनीय है, 
किन्ठु उसकी अधीरता में ही उसकी कचाई रही हुई है। क्योंकि आचार्य 
कुछ पयग-पग.पर प्रेश्नों की अपेक्षा नहीं करते । शिष्य की वृद्धि और 
पात्रता का निश्चय होने के बाद उसकी सेवा से " संतुष्ट हुए आचार्य 
सममाने योग्य विषय स्वय॑ समझाने लगते. हैं और उसने जितना न 
समझता हो उतना द्वी वह थपूछकर समम्त लेगा यह अपेक्ता रखते हैं । 

किंतु; शड्डरे के साथ भी युंद्ध४ करनेवाले और बलवान शन्न का मंद 
भंजन करनेवाले पाण्डुपुंत्र--अंजुन--मेंज्ञान-्प्राप्ति के समय बालक 
जैसी सरलता और उत्कंएठा: देंखकर भीकृष्ण का चित्त प्रसन्न हुआ | 
: उन्होंने मुस्कराकर कहा ;« ; 


चित्त-निरोध १८६ 


#टोक, भाई ठीक, तेरा प्रश्न लाख सोने की मोहरों का है । तूने 
वह न पूछा होता तो भी मुझे बह ठुके यथाक्रम समक्ाना ही पड़ता। 
तब पूछने के वाद तो उत्तर देने में विलम्ब किया ही क्यों जाय 
सुन । 

भश्जुन, योगियों के हम दो विभाग करते हैं--साधक ओर सिद्ध । 
जो सड्डुल्-संन्यास रूपी योग के मार्य से चढ़ना चाहते हैं और उसके 
लिए प्रयत्नशीज्ञ रहते हैँ, उन्हें हम साधक कहेंगे । जो सहद्लल्प-संन्यास 
रूपी योग के सार्ग पर पड़ चुके हैं वे सिद्ध कहते हैं। 

“गझ्रव जो साधक हैं वे कम द्वारा ही स्ढुल्प-संन्यास करते हैं। वे 
कर्म कौनसे हैं, यह में तुझे आगे बताऊँगा । 

“अजुन, ऐसा साधक कर्मद्वारा आत्मज्ञान तथा समवुद्धि प्राप्त करता 
है | इसके फलस्वरूप वह अखरड शान्ति को प्राप्त करता है। 

/इस प्रकार शान्त बने हुए योगी को फिर सड्ुल्प का संन्यास 
करने में कम कारणभूत द्वीता है, यद्द नहीं कहा जासकता। बस उसे 
प्राप्त हुई शांति ही उसके संकल्प-संन्यास का कारण द्वोती है। बस्ठ॒तः, 
शांति प्राप्त होने के बाद जिस प्रकार मूल में ही छिदे हुए! बृत्त को' 
डालियाँ और पत्ते तोड़ कर मारने की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह 
इसे संकल्प का उच्छेद करने की भी ज़रूरत नहीं रहती । जिस प्रकार 
किसी नदी के मूल में ही पानी गिरना बंद होगया हो, तो नदी शांत है, 
पार कर सकने योग्य है, इत्यादि कहना दृथा वाणी-विलास कहा. जाता 
है, उसी तरह शांत हुआ योगी संकल्प-संन्यास करता है, यह कहना भी 
निरथ्थक वाणी विलास द्वी है.। उसंकी शांति द्वी उसे इंद्रियों के विप्यों 
तथा कर्मों एव" उनके फलों के विषय में अ्रनासक्त बनाती, है और उसे 
सर्वसंकल्पं-संन्यासी की स्थिति में रखती है.] 


१६० गीता-मन्थन 


/इस प्रकार साधक के लिए के इस संकऋ्प-संन्यास का साधन है 
और सिद्ध के लिए उसकी शांति ही संकल्प-संन्यास का कारण है। ? 

॥ ३-४ ॥ 
प्रिय सा, अब तू संकल्प-संन्यासरूपी योग का साधन मार्ग सुन | 
“अजुन, संकल्प सान्न का निवाससल्थान पुरुष का चित्त ही है। 

यह चित्त दी मनुष्य का मित्र अथवा शत्रु बनता है। 

श्लोक ६-६ बंदर के समान चंचल होकर वह उस व्यक्ति को 
एक प्रवृत्ति में से दूसरी में और दूसरी में से तीसरी 

में दौड़ाता है। जिस प्रकार सत्र दिशाओं में भाल्ा लिये खड़े हुए मनुष्य 
बीच में आ पड़े हुए शूकर को, वह बिस दिशा में दौड़ता है उसी- 
में से उसे भाले की नोक चुमा-चुभाकर दीन और बव्याकुल वना देते हैं, 
उसी प्रकार बलवान चित्त की वृत्तियाँ मनुध्य को बदहवबास कर डालती 
हैं | वही चित्त यदि वश में हो तो अपने स्वामी को बुद्धि की स्थिरता। 
समता तथा आत्मनिष्ठा का लाभ कराता हैं, और उसका इस प्रकार 
मित्र बन जाता है कि जिस मित्रता की जोड़ संसार में कहीं भी 


नहीं मिल सकती । 


“इससे, अज्ुन, यह चित्त हो मनुष्य का तारक अथवा मारक है। 
इस चित्त का योग्य अनुशीलन द्वी साधना है । जो इसका अनुशीलन 
करता है उसका यद्द मित्र बन जाता है, जो अनुशीलन नहीं करता उस- 
के लिए यह शत्रु का काम करता है ।? ॥४-६॥ 

“डजुन, जिस साधना का क्रम मैं तुके बतलाना चाहता हूँ, उसे 

समजुद्धि का अ्रभ्यासन्योग भी कह जासकता है। 
इल्लोक ७-६ क्योंकि, इस अभ्यास के परिणाम में समबुद्धि की 
सिद्धि द्वोती है। जिस मनुष्य ने इस अम्यास को पूरा 


चिच-निरोध १६१ 


कर लिया है, वह मनोजयी, अत्यन्त शान्त, स्दो-गर्मा, सुख-दु/!ख, मान- 
अपमान आदि-न्द्रों में चित ऊ'ः सनाव्रान न खोनेवाला, पुरुष तथा 
प्रकृति की शोध कर उसके ज्ञान से तृव और निर्विकार एवं निश्चल 
पु बे परी डे 

चेतन्य रूप पुरुष में ही स्थिर भोर इन्द्रियों का स्वामी बनता है । फिर, 
इस सिद्ध पुरव की पत्थर और सोना, सुदृर, मित्र भोर तठस्थ, सध्यस्थ, 
शत्रु और सम्बन्धी, साथ और पापी सब्र के थ्रति समट्रि होती है। 
अर्थात्‌ सोना मिलने से वह अपनेको भाग्यशाली नहीं मानता भर पत्थर 
मिलने से दुर्भागी नहीं समझता; सुदृद अथवा मित्रों का द्वित हो, अथवा 
उन्हींका द्वित करना, और शत्र का अद्दित द्वो अथवा उसका अद्दित करना, 
इस प्रकार की इच्छा नहीं करता । प्रत्युत्‌ शत्रु का मो मित्र के ही समान 
द्वित चाहता और करता है । इसी प्रकार जहाँ वह साधु पुरुष का 

2 ड़ 

सक्तार करता ह वहाँ पापी का तिरस्कार नहां करता, वरन्‌ पापी के 
प्रति भी मन में अनुकम्पा तथा कपणा रखकर उसका भला करने का 
प्रयत्न करता है । 


“अजुन, पत्थर और सोने में समबुद्धि होने का कदाचित्‌ तू यह श्र 
समझे कि सिद्ध योगी का व्यवद्वार 'ठके सेर भाजी, ठके सेर खाजा? के 
समान द्वोता है, अ्रथवा उसको आँखें सोने और पत्थर का वाह्मभेद 
पहुँचान नहीं सकतीं | वस्तुतः अजुन, सिद्ध पुरुष की विवेक बुद्धि अथवा 
ज्ञनेन्द्रियों में कोई त्रुटि नहीं होतीं; जिससे कि ऐसा हो सके। प्रत्युत्‌ 
सामान्य मनुष्य को सोने के प्रति जो आम्रक्ति थौर पत्थर के प्रति जो 
निरादर होता है, वद तिंद्व पुरुष को नहीं होता । इससे, सत्त्त-रक्षा के 
लिए अथवा किसी प्राणी के द्वित के लिए वह पत्थर का त्याग करता हो 
उतनी द्वी सरल रौति से सोने का भी त्याग करता है और सब पदार्थों 
की नाशमानता का ज्ञान होने के कारण, जिस प्रकार सामान्य पुरुष 


श्हव२ गीता-मन्थन 


पत्थर खोया जाने से उद्देग नहीं करता, उसी प्रकार यह मूल्यवान रत्नों 
का नाश होने पर भी उद्वेग नहीं करता । 


#इसी प्रकार, अजुन सिद्ध पुरुष की शत्रु ओर मित्र में मी समइष्टि 
द्वोती है । इससे कदाचित्‌ तू यह समझ लेगा, कि वह मित्र को शत्रु के 
हाथ में सौंप देगा अथवा शत्रु के पक्ष में जाकर शामिल द्योसकता है। 
ऐसी बात नहीं है | इसका अर्थ तो यद्द है कि उसके अपने मन में शन्नु 
के प्रति भी मित्र-भाव रहता है । वह शत्रु को मित्र बनाना चाहता है, 
और यदि किसी उपाय से वह उसे मित्रवर्ग में लासकत्ता हो तो वैसा 
करने का यह अत्यन्त प्रयत्न करता है। किन्तु जबतक शत्रु शत्रुमाव ही 
रखता रहे, तबतक उसे मित्र-भाव से वश में करने की वृत्ति रखते हुए 
भी आवश्यकता होने पर सामान्य जनों की माँति विरोध भी करना 
पड़ता है , परन्तु, इसकी विशेषता इस बात में रहती है कि वशीभूत शत्रु 
के प्रति यह किसी प्रकार का रोष, द्ेष अथवा तिरस्कार नहीं दर्शाता, 
वरन्‌ अपने मन में पोशित सद्भाव व्यक्त करने का प्रयत्न करता है | 


£ इसी प्रहार, कोन्तेय समदृष्टि वाले सिद्ध पुरुष की साधु और पापी 
के प्रति समबुद्धि द्ोती है, इसका श्रर्थ कहीं तू यह न समकना कि वह 
सदृव्यवहार ओर दुबव्यंवद्दार को एक द्वी कोटि का समझता है, और 
पुण्य और पाप के लिए उसका एकसमान द्वी माव होता है | वास्तव 
में बात ऐसी नहीं है | पाप के प्रति उतर घृणा द्योती है, किन्तु पापी का 
वह तिर॒स्कार नहीं करता | वह जानता है कवि पापी अ्रपनी प्रकृति के वश 
होने के कारण परतन्त्र के समान है ) उसके-पापी के--चित्त का 
समुचित रूप से अनुशोीलन न होने के कारण, थारी की टोंच से चलने- 
वाले बैल के समान, बढ परवशता से पाप का घाचरण करता है। अथवा 
जिस प्रकार क्षय के रोगी को, दूसरे की नींद का विक्षेप द्वोता है यह 


, चित्त-निरोध १९३ 


जानते हुए. भी आतःकालीन, खाँसी खाँसे.विना छुटकारा नहीं मिलता, 
उसी प्रकार उसंके--पापी के--पिकारी चित्त के कारण उससे पापाचरणु 
हुए बिना नहीं रहता । इससे, जिस प्रकार क्षय-रोगों के पति पड़ोसी रोप 
नहीं करता वरन्‌ अनुकम्पा रखता है और स्वयं वैद्य हो तो-उसकी खाँसी 
मिटाने का प्रयत्न करता हूँ; उसी प्रकार सिद्ध योगी पापी के प्रति 
अनुकम्पा. रखता है और उसके चित्त को सुधारने का प्रयत्न करता है” 
है -पैणज्नदा 
* शअ्रजु न, इस समत्व का अथवा संकल्प-संन्यास का योग सिद्ध फरने 
: के. लिये अनेक प्रयल्नपूर्वक अभ्यास करने की 
श्लोक १०-१२ आवश्यकता है | क्‍योंकि, जबतक चित्त :के .समुचित 
रूप से परीक्षा ओर परथककरण द्वारा प्रज्ञा को सूचम 
कर आत्मा का स्वरूप ध्यान-में आ,नहीं जाता, तबतक समबुद्धि अथवा 
संकल्प-संन्धास का प्रयोजन एवं उसकी महिमा तथा फल भी ध्यान में 
नहीं आसकता | इसलिए इस अभ्यास क्रम को तू समभले | 
:. “कौन्तेय, यह अभ्यास .एकान्त में और अकेले ही. बैठकर करने की 
है। यह स्थान शान्त, पवितन्न, लोगों के आने-जाने और.. ग़ड़बड़ से 
मुक्त होना चाहिए | वहाँ जीव-जन्तु, पशु-पक्ती भी न रहें, इसलिए वहाँ 
कोई सरोसामान भी नहीं रखना चाहिए | 
« "' क्ैन्तेय, यह साधना संकल्पों का नाश करने के लिए है, इसलिए 
इस साधना के अन्त में कोई ऋद्धि-सिद्ध की तृष्णा हो, तो 'इस साधना 
को दूर से दीः नमस्कार करना उचित. हैं;। क्योंकि, ,इसका उद्देश्य- तो इस 
'प्रकोर की .तृष्णा का .उच्छेद. करना है । इसलिए, तृष्णा का और इस 
साधना का म्रेल सम्भव ही नहीं है। : 
/# इस प्रंकारं साधक को'ओशा- और परिग्रह त्याग कर इस. स्थान में 


१६७ गीता-सन्थन 


शीत-आग्नि न लगे, अटपटापन प्रतीत न हो, खुजली उत्पन्न न करे। चुमे 
नहीं, जहाँसे गिर पड़ने का मय न हो, ऐसा न बहुत ऊँचा न बहुत॑ 
नीचा विछोना विछाकर, उसपर शान्त और प्रसन्न चित्त से बेठना 
चाहिए. | सिर्फ दभ की चटाई पर मृगचर्म डालकर, ऊपर एक कपड़ा 
इतना बिछौना अच्छा और सुलभ भी द्वोगा | 


“घनझय, योग का अभ्यास करनेवाले साधक के लिए पीठ के 
बीच का मेरुदए्ड' शरीर का अस्पयन्त मदत्तपूर्ण भाग है | इस मेरु- 
दण्ड' के आधार पर चित्त के वाहन-रूप सव ज्ञानतन्तुओं का जाल बिद्धा 
हुआ है । इस मेरुदणड के मार्ग से चित्त की सब वृत्तियों का प्रवाह 
शरीर में से सिर में और सिर में से शरीर में आता-जाता रहता है। 
यह मेरुदए्ड' और उसपर टिका हुआ मस्तक जितना सीधा, दृढ़ और 
स्थिर रहता है उतनी द्वी बुद्धि तीवर होती है और इसलिए साधक को 
लम्बे समय तक स्थिर रूप से बेठने के लिये, अपने अनुकूल होगया हो 
ऐसा सिद्धासन अथवा पद्मासन जैसा कोई आसन लगाकर मेरुद्‌एड, 
गर्दन ओर सिर को सीधा दृढ़ तथा निश्चल रखकर उप्त बिछौने पर 
बैठना चाहिए।। कम-से-कप्त पहरभर ( दो त्तीन घण्टे ) तक इस प्रकार 
ब्रैठने की आदत डालनी चाहिए. । 


/इस प्रकार आसनबद्ध होने के बाद साधक को अपनी दृष्टि नासिका 
की नोक पर ट्थिर करना और उसे इधर-उधर कहीं भी न भटकने देना 
चाहिए। अजुन, ज्ञानेन्द्रियों में आँल सबसे अ्रधिक चश्नत्न है| क्योंकि 
दूसरी इन्द्रियाँ तो विषय जब आकर चिपटते हैं तमी उनका भोग 
कर सकती हैं और पैरों .की सहायता बिना विषय को भोग नहीं सकतीं। 
परन्तु आँख तो मानों पैरवाली द्ो.इस प्रकार चारों ओर से दूर-दूर 
के विषयों को भोगती रहती है ओर बीच, में, कुछ रुकावठ.आने पर 


चित्त-निरोध १६५ 


दी उसका भोग झकता है | इसलिए आँख को संयम में रखना अत्यधिक 
मद्दत्त की बात है । 


“इसके बाद साधक को अपने चित्त की शुद्धि के लिए प्रथम तो 
मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए ' अजुन, एक विषय पर 
में दूसरे पर और दूसरे पर से तीसरे पर दौड़ते हुए चित्त की परीक्षा 
और शुद्धि करना सम्भव नहीं है। इसलिए पहले उसे एक स्थान 
ओर एक विषय पर बाँध देना चाहिए। नासिकाग्र पर दृष्टि स्थिर 
करने से वह पहले वहाँ और फिर धीरे-धीरे आज्ञा-चक्र में कैद द्वो 
जायगा, भोर एक विषय का ध्यान धरने से उसको वृत्तियों की शाखायें 
न्यून होकर वह परीक्षण के योग्य होजायभी | 


“अरब, एकाग्रता सिद्ध करने के लिए. किसका ध्यान धरना चाहिए, 
यह तू समझ ले | अज्जुन, यह तू भूल न जाना कि इस अ्रभ्यास द्वारा 
चित्त को शुद्ध करना है और परमात्मा की पहचान कर लेनी है। इसलिए, 
अशुद्ध विषय का ध्यान घरा नहीं जा सकता, यह कहने की 
आवश्यकता द्वी नहीं | 


#स्वामाविक रूप से यही प्रत्तीत द्वोगा कि परमात्म ज्ञेय होने के 
कारण ध्यान भी परमात्मा का द्वो करना चाहिए. । किन्तु, पाये, परमात्मा 
मन और वाणी से परे होने के कारण, मला उसका ध्यान किस प्रकार 
किया जा सकता है ? इसलिए परमात्मा के स्थान पर, मन और वाणी 
का विप्रय हो सके ऐसा कोई शुद्ध ध्येय लेना चाहिए | 


“ऐसा शुद्ध ध्येय परमात्मा की वह वैष्णवी शक्ति है। संसार का 
पालन, धर्म डी वृद्धि तथा संतों की रक्षा का साखिक सहडल्प दी पह 
पैष्णंवी शक्ति है । सीधे इस सड्डल्पको दी चित्त का विषय बनोकर इस 
सहल्प पर एकाग्र होना यह एक रीति है। किन्तु, सेड्लेल्प का ही सीधा 


श्ध्दद गीता-मन्थन 


ध्यान कठिन प्रतोत होता हो, तो उस सहुल्प की साक्षात्‌ मूर्ति-ूूप 
विद के किसी अवनार की अयवा सूतिमन्त करनेवाले विष्णु की 
किसी काल्पनिक किन्तु शुद्ध ओर सात्तिक आकृति का भक्ति और प्रम 
से ध्यान धरना यह दूसरी रीति है। 

भज्ौन्तेय, इसकें साथ उसके नास का जप करना इस ध्यान में 
और चित्त शुद्धि में सहायक होता है. इसलिए उसका जप अवश्य 
करना चाहिए | जप में प्रशव ( ऊ ) का जप प्राचीनकाल से चला 
आता है और अह्मवाचक हैं | किन्तु साधक को जिससे ध्येय में 
भक्ति और स्म्रति उत्पन्न होती हो, ऐसे किसी मी पविन्न नाम का 
जप करने में कुछ द्वानि नहीं । 


#इस प्रकार साधक को दूसरे सब सड्डल्पों और विषयों 
से निकालकर, असन्‍न और शान्त चित्त से प्रति दिन नियमित रूप से 
एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। 


४एुक बात कहनी रह गई, वह यह कि ध्यानास्यास करनेवाले 
साधक को ब्रह्मचय-ब्रत का पालन करते रहना चाहिए ॥ अक्मचये की दृढ़ ता 
बिना आत्मा को पहचान नहीं होसकृती | अत्रह्मचयं के साथ देह, मन 
अथवा प्राण की शुद्धि अथवा वासनाओं ओर काम का चाय सम्भव नहीं 
होता । इसलिए साधक को ग्रयक्नपूर्वक ब्रह्मचय का पालन करना चाहिए | 
(१०-१४॥ 
“इस प्रकार सन और इद्धियों को रखनेवाला और अपने चित्त 
को एकाग्र करने के लिख निरन्तर अभ्यास करनेवाला योगी धीरे-धीरे 
निर्वाणु देनेवाली आत्मा की शान्ति को प्राप्त करता है ।” ॥१५॥ 
यहां अर्जुन को एक संकल्प का स्पष्टीकरण कर लेने को , इच्छा 
हुईं। उसने पूछा +-- 


चित्त-निरोध १६७' 


“शोगरेश्वर, जिस प्रकार आपने ब्रह्मचर्य के विषय में सूचना की, 

उसी तरह साधक की दिनचर्या तथा बाह्दार, निष्ठा 

श्लोक १६-१७ शादि के सम्बन्ध में मी रिग्दशन करावें तो श्रच्छा हो | 
इसपर जनाद॑न बोले--“श्रच्छा, यह प्रश्न वूने ठौक पूछा । 


भञ्रजु न, साथक फे रहन-सददन के सम्बन्ध में एक ही वाक्य में 
कहना हो तो मैं कट्टूँ गा कि साधक को सब्र प्रकार की श्रतिशयता का 
त्याग करना चाहिए। साधक के शरीर और मन में स्कूर्ति दथा 
उल्लास रहना चाहिर। शरीर श्रथवा मन में ब्याधि शथवा अशक्ति 
श्रयवा जड़ता उत्पन्न न द्ोनी चाहिए; साथ ही शरीर में इतनी उष्णता 
भीन बदनी चाहिए कि जिससे अच्छी तरह जोर जनाये बिना उसे 
चैन नहीं पढ़े । उसका शरीर और मन इतना इलका होना चाहिए. कि 
ध्यान में. श्रम्यास के लिए उसने जितना समय रक़्खा ही, उत्तन समय 
तक वह साववानी रखकर, आलस्य, निद्रा, सुत्ती तथा शरीर 
अयवा मन की थकान श्रादि अनुमव कित्रे बिना ब्रैठ सके। ऐसे 
थ्म्यास के लिए प्रतिदिन लगभग एक प्रदर ( दोन्‍्तीन घण्टे ) 
बिताना, कर्ममार्यी के लिए उचित माप है। जो श्रम्यास का इतना 
प्रेम भी सहन नहीं कर सकता, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं कद्ा जा 
सकता । 


“ऐसा स्वास्थ्य सम्पन्न करने के लिए क्‍या खाना और क्या छोड़ना' 
चाहिए यद्द जितने महत्व की बात है | उत्तकी श्रपेज्षा कितना खाना चाहिए 
यह श्रध्रिक मद्ित्व की वात है यह कद्दने की आवश्यकता नहीं! कि किसी 
साथक को राजस-तामस पदार्थ एवं मादक द्वव्य तो छूने दी नहीं चाहिएँ, 
वरन्‌ सात्विक आद्दार में से दी खुराक पसन्द कर लेनी चाहिए। ' 


श्ह्८ गांता-मन्यन 


किन्तु ऐसा सात्विक आद्वार भी नियमित मात्रा में ही लेना चाहिए | 
इतने माप से खाना चाहिए कि खाने के पश्चात्‌ पेट भारी न लगे, 
छुस्ती न आवे और सोना न पड़े । 


£ अजु न, अत्याहार करनेवाले के समान ही वारम्वार उपवास करने- 
प्ले को भी योग सिद्ध नहीं होता | इसलिए सावक को जल्दी पच- 
पकने जैसा और सत्तिष्क को पोषण देनेवाला आहार करना चाहिए, 
किन्तु भूख से कुछ कम मात्रा में लेना चाहिए । सामान्य माप यह 
बनाया जा प्कता है, कि एक बार आसानी से जितना खाया जा सकता 
हो साधक उससे थ्रार्धो ही खुराक ले | किन्तु उसे अच्छी तरह चवाकर 
खाना चाहिए। आधो खुराक से मानसिक श्रम अच्छी तरह किया जा 
सकता है, और फिर भी शरीर रोगी श्रथवा अशक्त नहीं होता। 


“दूसरी वात है निद्रा की। साधक को तेरी तरह निद्रा का अध्यन्त 
नाश करने की आवश्यकता नहीं । उसे उचित मात्रा में नियमित और 
गाढ़ी निद्रा लेने में आलत्य न करना चाहिए, उसी प्रकार अत्याधिक 
निद्रालु भी न होना चाहिए | 


#सासान्यतया रात्रि का अन्तिम प्रहर ( रात्रि के ढाई अथवा तीन 
से पाँच-साढ़े पाँच बजे तक ) नीरोगी स्ताधक के अभ्यास के लिए अनुकूल 
समय समझा जाता है | साधक को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि 
जिससे अन्तिम प्रहर रदते द्वी नींद खुल जाय और वह पूर्णतया जायत हो 
जाय | मिताद्वारी साधक के लिए दो-सवा दो प्रददर (पाँच से सात घण्टे) 
की नींद पर्यात होगी । ढाई पहर (सात घण्टे) से कम् ही होनी चाहिए, 
अधिक नहीं । अधिक निद्रा आती हो, तो समझना चाहिए कि आहवार- 
विद्दर में कुछ दोष है। 


चित्त-निरोध १६६ 


/श्ब, दूसरी दिनचर्या के सम्बन्ध में मेरा कथन सुन । अजुन, 
साधक को केवल ध्यान के अम्यास के समय ही तृष्णाओं का उच्छेद 
नहीं करना है, वरन्‌ जीवन में से द्वी उन्हें निकाल देना है इसलिए, 
यदि वह दिन में तृष्णा-पोपक व्यवसाय करता ऐवं योजनायें नाता रहे, 
तो यह आशा न रखनी चाहिए छि उसकी साधना क्रमी सिद्ध द्ोगी। 
इसलिए, साधक को केवल पवित्र एवं आवश्यक कर्तव्य-कर्म ही करने 
चाहिएँ यह कहाँ भर वह कल, यहाँ झराऊँ और वहाँ जाऊँ, इस 
प्रकार की योजना यें न बनानी चाद्िएँ | किन्तु इसके साथ ही जो करतेब्य 
आवश्यक हो, उसका त्याग भी न करना चाद्विए | फिर, साधक को ऐसे 
कर्म निष्काम रूप से, निःस्वा्थ भाव से, पवित्र चित्त से श्रौर चित्त की 
प्रसन्नता एवं शान्ति फायम रखकर फरने का प्रयत्न करना चाहिए । 


“अजुन, साधक को यह समकाने को आवश्यकता नहीं कि बह 
आसन लगाकर बेठे उत्तना हो समय साथना का और शेप समय मन- 
चादे भाचरण करने का हैं । चित्त की परीक्षा और यूछमता करने फे 
लिए जो विशेष अ्रयत्त करना पड़ता है, उप्तकी पूर्ति जितने ही ध्याना- 
भ्यास की आ्रावश्यकता है। पैसे जिज्ञासु की साधना तो शआठों पहर 
चलती रहती है । इसलिए उसे दिन में अपने जीवन का ध्येय न भूलना 
चाहिए. और अपने कर्मों में विवेक तथा विचार की एकाग्रता सदैव 
रखनी ही चादिए। 


“साथ ही, एक और सूचना साधक के लिए उपयोगी होने जैसी है । 
“अजुन, मैंने तुके एकाग्रता सिद्ध करने के लिए परमात्मा के 
वैष्णवी शक्ति-संकल्प का अथवा उस संकल्प का मूर्तिमान आदर्श उप- 
स्थित करनेबाला अवलम्बन लेने की सलाह दी है। साधक श्रपनी 
दिनचर्या में इस वात को न भूले। उसे स्मरण रखना चाहिए, कि 


२००, गीता-सन्थय 


इस वैध्णवी संकल्प के साथ उसे एकरूप होना है और अपने जीवन 

द्वारा इस संकल्प को विशेष रूप से सिद्ध करना है। इसलिए उसे इस 

प्रकार. जीवन व्यत्तीत करने का थाग्रह्द रखना चाहिए, जिससे कि धर्म: 
का स्थापन, अधर्स का विरोध, भूतों का पालन तथा लोगों का कल्याण ' 
हो, और इस प्रकार.उसे खाते-पीते, चलते-फ्रिरते और काम करते हुए.. 
अपने ध्येय का' एकाग्र चिन्तन न द्वो तो भी अनसन्धान.तो रखना, 
ही चाहिए । 


“इस प्रकार दिनचर्या रखने वाले को दु.खनाशक अ्रभ्यासयोग 
में सिद्धि निश्वय मिलती है ।? ॥१६-१णा 


“योगेच्छु, . इस एकायता के अभ्यास की समाप्ति किस प्रकार दो, 

यह तू अब सुन-- “पार्थ, जिस प्रकार भय और बेर 

श्लोक १८-२२ के कारण कट्टर शत्रु का सहज ही स्मरण रहता है, 

* भूलने की इच्छा करने पर भी उसे भूल नहीं सकते, 

प्रसंगवश दूंसरे-दूसरे विषय में चिंत्त रुका हो तो उसके निवृत्ति होते 

ही फिर शत्रु का स्मरण होआता है और स्वप्न में भी वही दिखाई 

देता है- जिंस प्रकार उदर में कट्ठाके की भूख लगने पर श्रन्न का स्मरण 

करने के. लिए प्रयत्ष नहीं करना पड़ता, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ संन 
स्वथमेव ही तिलमिला उठता है, जिस प्रकार साध्वी स्त्री को अपने 
पति की प्रयन्रपूवंक चिन्ता करनी नहीं पड़ती वरन्‌ उसकी चिन्ता 
करना रुत्नी का स्वभाव ही _वन जाता है, जिस प्रकार माता अनेक कार्य 
करती होने पर भी अपने दूघ, पीते बच्चे की. स्छृति उसे स्वयं द्वी हुआ 
करती है, उसी तरह ,जब ध्येय पदार्थ, की, सहज स्मृत्ति- रहने लगे. 
और शम्यास - के, समय तो. जिस . प्रकार ढालू जमीन. . पर .:वन्नी .नाली 
में पानी का प्रज्नह;सन्‍नादे के. साथ चला. जाता है. उस तरह . ध्येय से : 


चित्त-निरोध २७०९ 


वृत्ति का प्रवाह सन्‍नाटे के साथ चलता ही रहे, और किसी प्रकारं को 
प्रयत्ष करना पह्ता यद्द भात्तित न दो, जिस प्रकार चलना आजाने 
पर एक के बाद दूसरा कदम किस तरह उठाया जाय इस थोर कुछ 
ध्यान नहीं. देना पड़ता वरन वद्द अपनेशाप ही उठता जाता है उसी 
तरह याद रखने का प्रयक्ष किये बिना ध्येय में चित्त रम्ता रहे, तब कह्दा 
जा सकता है. कि एकाग्रता सिद्ध होगई ) 


अजुन, इस प्रकार प्रथम ध्यान सिद्ध करने के पश्चात्‌ चित्ते- 
नितेध-हूपी योग का अम्थास धारम्म होता है। बह किस प्रकार होता 
है। यह अ्रव उदाहरणपूर्वक समझता हूँ, सो छुन | 
“यह मान लो कि साधक ने वेष्ण॒वी संकल्प की साक्षात्‌ सूत्ति-सम 
श्रीनारायण का रामचन्द्र का अथवा मेरा ध्यान धर उसपर एका- 
ग्रता सिद्ध की हो। तत्पए्चात्‌ वह नारायण के, राम के अ्रयवा भेरें 
जीवन का जो भाव माला के दाने में धागे की तरद्द पिरोया दश्ना दवा, 
उसका ध्यान धरे । अर्थात्‌ वद देखे कि नारायश है अन्याय और 
दुःख से पीड़ित जनों के लिए तपश्चर्या की मूर्ति राम है धरम को 
मयांदा पालन करने का अतीव श्राग्रह; अयवा जिस प्रकार संजय ने 
मेरे विषय में विचारंपूवेक कहा है, उस तरद जहाँ सत्य, , धर्म, लजा 
एवं सरलता है व्ाँ गोविन्द ई; कृष्ण सत्य में रहता है, और सत्य 
क्ृष्णु में प्रंतिप्ठित हैं '' 


,.._ “अजुन, मूर्ति में. सिद्ध हुई एकाग्रता. के प्रति साधक को अब 
धयान ही ,नहीं .देना चादिए:। वह स्मृति से. निकलना “चाहे तो -भी 
उसके प्रति. उदासीन होजाना चाहिए। किन्तु -राम:: के :'जोवन: में 
दिखाई देता ,धर्म-मर्यादा-पालन का, नारायण के :जीवन में दिखाई:देता 
अनाथ-नाथ का अथवा मेरा सत्योपासना का साव.: ताइश:- कूए उसका 


२०२ गीवान्मन्थन 


ध्यान घरना आरम्म करना चाहिए, और इस भाव में पहले जितनी 
ही एकाग्रता सिद्ध होने तक उसका अभ्यास करते जाना चाहिए। 


#इस प्रकार करते-करते साधक इस भाव के साथ एकरूप हो 
जायगा, और इस प्रकार एकरूप होते समय उसके हृदय में अत्यन्त 
मुदिता--अर्थात्‌ उल्लास तथा पृज्यता-युक्त प्रेम-भावना-उत्पन्न 
होगी | जब ऐसी मुदिता का स्पष्ट अनुमव होने लगे, तब उसे तीसरा 
ध्यान आरम्भ करना चाहिए | 

“पुदिता का ऐसा भाव चित्त की ही एक अवस्था है। इसलिए, यह 
कहा जा सकता है, कि आत्मपरीक्षण तीसरे ध्यान से आरम्भ होता है। 

. "श्ब इस उल्लासयुकत प्रेम-भाव का ध्यान किस प्रकार घरा जाता 
हैं, सो तू सुन । ह 

“अजुन द्रोणाचार्य ने सबसे पहला शर-सन्धान कर कुएँ में पड़ी 
हुई गिलली बाहर निकाल दी थी, उस समय तुमे कैसा सानन्दाशचये 
हुआ था--उसकी कुछ याद आती है ९ अथवा, जिस समय आचाये से 
तूने शर-सन्धान का सबसे पहला पाठ लिया था. उस समय तुझे जो 
कुवृहल हुआ था, उसका स्मरण कर । और जब लक्ष्य वेधने में तू 
सबसे पहले सफल हुआ, उस समय के अपने आनन्द का विचार कर। 
कौरव बालकों में आचार्य ने तुझे दी परीक्षा में उत्तीं किया, उस समय 
हुर में प्रतीत हुई कताथ ता का स्मरण कर। कोई राजकुमार न कर 
सका ऐसा मत्स्यवेघ कर तूने स्वयंवर में द्रौपदी प्रात्त की, उस समय 
तेरे मन की स्थिति 'किंस प्रकार की थी ? इसी प्रकार, श्रजु न, साधक 
स्वमं अनुभव की हुई मुदिता का स्मरण करता है। वह अपनेमें ऐसी 
मुदिता'की वृत्ति वरावर उत्पन्न करने का आग्रह नहीं रखता, न प्रयत्न 
ही करता है, वरन्‌ अपनेको हुए ऐसे स्पष्ट अनुभव की रुठूंति जाग्रत 
करने का प्रयत्न करता है । 


चित्त-निरोध २०३ 


“अजुन, उसको उस पिश्य में पहली वृत्ति फिर पीछे उसी तरह 
अनुभव नहीं दोती। सफलता का पहला आनन्द अनुपम ही होता हे । 
उसी तरह ध्यान के अम्यास्र में पढने जो मुदिता अनुभव हुई, चढ़ फिर 
अनुभव नहीं होती | इससे, साथक किसी समय निराश द्योजाता है, 
श्रौर इस प्रकार दुःख करता है मानो अपना कोई दोप द्ोगया दो। 


“किन्तु अनुभवी श्राचार्य से उपदेश प्रात्त साधक ऐसी दुविधा में 
नहों पहुता | क्योंकि, अपनी इस बृत्ति को बारबार अनुभव करना 
योगी का साध्य नहीं, बरन्‌ उसका साध्य हैं अपनी स्मृति को जाग्रत 
करना । इसलिए साथकक को मुद्ता के इस प्रथम अनुभव का स्मरण 
करना और उसीको ध्यान का विषय बनाकर उसपर एकाग्र होने का 
प्रयत्ष करना चाहिए उसे इस प्रयत्न में बारस्वार इस प्रकार की सुदिता 
उद्धव अवश्य दोती है, किन्तु साथक्र उस अनुभूति पर लघ्य देकर इस 
वृत्ति के साथ एकरूप नहीं दोता, वरन्‌ मानो एकाग्न चित्त से उसकी 
परीक्षा करता हो इस प्रकार उसका ध्यान धरता है। 


५क्षेन्तेय; योग के ऐसे अभ्यास में साधक समझने लगता हे कि 
हरष-योक, साहस -मय श्रादि जो वृत्तियाँ चित्त में उठती है, और मानों 
बह अपना कोई स्वरूप ही हो ऐसा भासित होता है, वत्त॒तः वह 
ऐसा नहीं दे । प्रत्युत्‌ जिस प्रकार लिपी हुई भूमि पर स्त्रियाँ विविध 
शआऊृतियाँ बनाकर उनमें मिन्न-मिन्न रंग मस्ती हूँ उस समय चह 
भूमि वैसे रंगोंवाली भासित होती हे, किन्तु इससे वह भूमि कुछ इन 
रंगों वाली वन नहीं जाती प्रध्युत्‌ उन्हें केवल चआाश्रय ही देती हें, 
श्थवा जिस प्रकार तालाब में कंकरी फेंकने पर एक के बाद दूसरी 
गोलाकार लहरें उठती हैँ और सब दिशाओं में फैलकर शान्त द्योजाती 


हैं श्र तब दूसरा कंकर डालने पर फिर दूसरी तरह की लहरें उठती 


२०४ -गोता-मन्थन 


हैं, फेलती हैं और शान्त हो जाती हैं, किन्तु ये लहरें कुछ पानी का 
. सहज धर्स नहीं है, प्रच्युत पानी इनका आधार है; उसी तरह मुदिता, 
प्रेम, हृष, शोक, भय, तथा क्रोध आदि भाव इस चित्त पर उठते हुए 
रंग अथवा लहर ही हैं, और उनके पीछे भूमि अथवा पानी की तरह 
चित्त की स्वाभाविक स्थिति आवार-रूप से स्वृतन्त्र है। इस्त प्रकार 
साधक को अपने चित्त की राग-द्वेप-रद्धित तथा कामना-विहीन अवस्था 


का भान होता है । 


'कौन्तेय, साधक को चितं की ऐसी निष्काम और निःस्यृह अवस्था 
सुखमय प्रतीत द्वोती हैं । जिस प्रकार सारे दिन के समस्त कार्यों से निवृत्त 
होकर भ्रमजीबी मनुष्य शाम को अपने सब स्नायुओ्ओों को ढीला कर 
निश्चित होकर पड़ता है, उस समय उसे अत्यन्त विश्राम और छुख 
प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार बालक के कपड़े उतार लेने पर उसे 
मानो किसी बन्धन से छूटने के समान स्वतन्त्रता और सुख प्रतीत द्वोता 
है, अथवा जिस प्रकार स्वप्न में डरे हुर मनुष्य को जगा देने से स्वत्थता 
प्रतीत द्वोती है, उस प्रकार जिस समय साधक को यह पता लगता है कि 
अपने पर हप , शोक आदि भावों का भार कर्ण के कवच की तरह, 
अथवा कोयले की कालिमा की तरह, जो ऐसा चिपक्रा हुआ मालूम 
होते हैं कि मरने के साथ ही छूटेंगे, ऐसी बात नहीं बल्कि ये भाव 
समुद्र की सतद्द पर उठती ओर विलीन द्योती लहरों की तरह चित्त 
की सतह पर ही उठते और विलीन होने वाले हैं, और उन भादों के नीचे, 
जिस प्रकार बड़े-ते-बड़े तृफानों के नीचे समुद्र गम्भौर और शान्त ही 
होता है उस तरद्द, स्वयं सुखरूप, गम्भीर और शान्त्र डी है । अजुन, 

जिस समय साधक को चित्त की.ऐसी दशा- का अनुभव होता है,. उस 
सम्रय उसे अत्यन्त विआन्ति मिली हो,.निरिचन्तता मिली हो, संसार का 


चित्त निरोध २०५ 


त्याग कर संन्यास लेनेवाले को भी जैसी निवृति नहीं मिलती ऐसी 
निवृत्ति मिली हो, मानों अनेक वर्षों को थकावट एकरम उतर गईं हो, 
इस प्रकार अत्यन्त सुख होता है । ॥श्दा 

“अ्रजुंन वायु का किश्चित मात्र भी वेंग न हो ऐसे स्थल 
में दीपक को ज्योति स्थिर होती है, वह उपमा चित्त की इस स्थिति 
को पूर्णतः लागू पड़ती है। नदी के प्रवाह की त्रदद एक क्षण भी 
विराम न लेनेवाला चित्त मानों एकारक स्थिर तथा गहन सरोवर में 
परिणत होंगया हो इस प्रकार योगी की स्थिति होजाती है। ॥१६॥ 

धयोग के अभ्यास से चित्त का निरोव कर साधक इस स्थान पर 
पहुँचकर, स्थिर सरोवर के तटपर पहुँच अपना स्पष्ट प्रतिविम्ब देखने- 
वाले पुरुष के समान अपनी साक्षी अवस्था का अनुभव करता है और 
उसके साथ अत्यन्त सन्तोष पाता है | ॥२०॥ 

“मद्दाबाहो, जिस प्रकार गूंगे ने गुड़ खाया हो तो वह अपने मन 
में ही समभकर वेठ रहता है, उसी तरह यद्द आत्यन्तिक सुख केवल 
बुद्धि स्वयं अपने तक ही समझकर रह जाती है, इन्द्रियाँ उसे समझ 
नदीं सकतीं । किन्तु सात्विक मार्दों के उठने से इस सुखका परिणास 
सारे शरीर पर अवश्य होता है ओर पश्चात्‌ उसके जीवन पर भी 
होता है । ॥२१॥ 

, “कीन्तेय, यह अनुभव होने के बाद साधक को अमृतत्व के विपय 
में ऐसी हृढ़ स्वानभवयुक्त तथा शंका-रहित प्रत्तीति होजाती है कि उसमें 
से वह फिर कभी विचलित नहीं होता । * 

यह पद प्राप्त होने के वाद विश्व में कोई ऐसा ऐश्वर्य अथवा 
स्रिद्धि नहीं, जिप्रका उप्ते कुछ अधिक मूल्य प्रतीत हो | इस. स्थिति से 
सभो वस्तुय अत्यन्त स्वल्प मूल्य की द्वोजाती हैं। इससे बड़े-से-बड़ा 


२०६ गीता-सन्थन 


दुःख आ पड़ने पर भी उसके चित्त में ऐसी दीनता कभी नहीं आती कि 

आह, में हतभागी हूँ, मेरा सत्यानाश हो गया । घरे रे, देव ने मेरी 
ओर न देखा !? ॥ २२॥ 

#प्रिय मित्र, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुके योगाम्यास का मार्ग 

सममकाया। किन्तु सच पूछा जाय तो इसस्रे मैंने 

छोक २३-२७ तुझे उसकी थोड़ी सी कल्पना ही दी है। इसकी पूरी 

समझ तो साधक इसका अभ्यास करना आरम्म करे 

तभी होती है, और वैसा करते हुए कितने ही अंरा उसी सम्रथ समझे 

जा सकते हैं । 


/इस योगाभ्यास की यथावत्त पद्धति समझ ली जाय और योग्य 
माग-दर्शक की सहायता मिले तो इसमें प्रारम्म, मध्य अथवा कहीं भी 
दुःख उत्पन्न नहीं होता | सच्चे मार्य-दशंक की सहायता लेकर, अच्छी 
तरह समझ कर, प्रसन्न चित्त से तथा अद्भा से उत्साहपूर्वक इस योग का 
अभ्यास करना चाहिए.। ॥२३॥ 

“धनुधर, इसके बाद सावक को सह्ुल्प से उत्पन्न होनेवाली सत्र 
कामनाओं का सम्पूर्ण रूप से त्याग कर, मन तथा इन्द्रियों को चारों ओर 
से वश में रखकर, चठुराई और पैयंयुक्त बुद्धि से आत्माभिमुख मन को 
शान्त करके, मुद्दिता के भी ध्यान का त्याग कर, किसी अकार का चिन्तन 
ही न करा और जो-जो रुएृतियाँ उठ उनका तत्काल त्याग कर देना, 
इस प्रकार का अभ्यास पीरे-बीरे आरम्म करना चाहिए. । ॥|२४-२६॥ 

“मुडाकेश, इप अम्यास के परिणाम से योगी की सब तूफानी 
राजस वृत्तियाँ शान्त होजायँगी और उसके चित्त में अनुपम शान्ति-हूपी 
परमसुख उत्पन्न होगा | प्रथम कहे सुख से भी इस शान्ति का सुख 
विशेष स्थिर प्रकार का है, इस प्रकार वह अपने सन में समकेगा । कारण 


चित्त-निरोध २०७ 
कि पहले सुख में कुछ करने का, प्रात करने और अनुभव करने का 
सम्बन्ध रद्दता है, इसे गरम में, जिस प्रकार समुद्र शान्त हो तो भी 
वूफ़ान का अवसर रहता है उस तरह, वासना के अछ्लुर रहते हैं। किन्तु 

यद शान्ति, सुख ओर दुःख से रहित, शोक की सम्भावना से विद्वोन 
होने के कारण ही सुखमय प्रतीत होती कुछेक केवल सत्तामात्र स्थिति 
है, ऐसा बुद्धि से समझा जाता हैं। इसलिए विद्वानों ने माना है कि 
यह शान्ति ही जितना मानत्रबुद्धि से जाना जा सक्के उतना सर्वत्र, 
समानभाव से, सर्वगुण दोपों से और श्रुति के सर्वशर्मों से परे चेतन्यब्रक् 


का अपने में निवासित स्वरूप है। ॥२७॥ 
#अ्रजु न, अन्र तुमे ऐसे योगाम्यास का फल बतलाता हूँ, वह्द तू 
ध्यानपूर्वक सुन। 


/पइस प्रकार पापरद्धित हुआ निरन्तर भात्मस्वकूप का अनसन्धान 
रखनेवाला योगी सरलतापूवंक ब्राह्मी स्थिति का 
अनुपम शान्ति-रूपी सख प्रात करता हैं। ॥रपा। 
“वह अब आत्मप्रतीति से जानता द्वै कि भृतमात्र में एक चेतन्यरूप 
परमात्मा ही व्याप्त है ओर भृतमात्र इस परमात्मा में ही बस्ते हुए हैं-- 
अर्थात्‌ विश्व में जो कुछ भी नामरूप प्रतोत द्ोता है, सत्र अ्ल्मरूप ही है। 
दौन्तेय, ऐसा जाननेवाला सर्वन्न समद्टि द्वो द्योता है, इसमें ता 
कहना ही क्या ? सोने की परीक्षा स्वंकार अपने पास आये हुए गहने 
पैर में पहनने के हैं अथवा सिर में लगाने के हैं इसपर से उनका 
मिन्न-मिन्न मूल्य थोड़े दी लगावेगा ! वह तो कसौटी पर पूरा उतरा हुआ 
सोना चाहे जिस आकार का और चाहे जिस अंग में पहरने का दो; उसका 
समान मूल्य ही समकेगा । इसी तरह सत्र ब्रक्ष को द्वी देखनेवाला 
योगी यह जानता है कि जडू-चेतन एवं चींटी-पतंग .से लेकर अह्मा .-तद- 
सकल सद्दि एक द्वी चैतन्यमय तत्त की वनी हुई है।. ॥रछ॥ 


छोक २८-३२ 


गीता-मन्थन 


और कौन्तेय, इस प्रकार जो भ्रात्म को ह्वी सबंत्र देखता है ओर 
आत्मा में.द्वी सबक्नो निद्वारता है, भला वह केसे मानेगा कि बात्मा 
और अपना भी कहीं कमी नाश द्दोसकता है ? अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से 
वाश शब्द ही अर्थद्वीन होजाता है । ॥३०॥ 


“इसलिए, अजुन, सर्वसष्टि में एक दी तत्व को देखनेवाला 
ऐसा योगी सब क्रियायें करने पर भी, पानी में खड़े होकर, पानी को 


अ्रश्नल भरकर उसी पानी में डालनेवांले पुरुष के समान, ब्रह्मरूप 
न हो ऐसा कुछ भी आचरण नहीं करता । ॥३१॥ 


“अ्जुन, यह समक कि जो परमयीगी इस प्रकार यह देखता है कि 
सर्वत्र समान रूप से श्रात्मा ही निवासित है तथा सुख और दुःख सब, 
समुद्र की लहरों के समान, इसीके भाव हैं, भर इसलिए अपने को 
किसी से अधिक नहीं समझता. न किसीसे न्‍्यून ही समझता है, अपने 
चित्त में उठनेवाज्षे सुख-दु.खादि भाव जितने अ्रंश में विचारने योग्य 
सममे जाते हैं, उतने ही दूसरे के भी समझता है, बह योगकी पराकाष्ठा 
को पहुँच गया है | ॥शश॥। 


श्रोकृष्ण का योगमार्ग का ऐसा सनोरंजक विवेचन सुनकर पहले तो 
धर्जुन अत्यन्त उल्लास में आरगया | किन्तु एकाग्रता का श्रस्थास करने के 
विषय में वह कोई सर्वथा नया विच्र्थो नहीं था | शस्त्रविद्या सीखने 
तथा शास्त्रास्त्रों की प्राप्ति के लिए. यह आजतक एकाग्रचित्त से विधिष 
प्रकार के अम्यास एवं अनुष्ठान कर चुका था। गरायत्री-जप शआआादि 
नित्यकर्मों का भी उसे अच्छी तरह अनुमव था | इसलिए एकाग्रता का 
अन्‍्यास कितना कठिन है, इसका उसे अच्छी तरद्द ध्यान था। इसलिए 
बह बोला; -- ए 


चित्त निरोध र्वः 


“जनादेन, आपने यह जो समत्व का योग कहा, वह अत्यन्त अवण 
मनोहर तो है ही, इसम कुछ शंका नहीं । किन्तु वह कितने अंश तक 
साध्य है, इस विलय में में शंक्राशील हूँ । केशव, चित्त का मुझे अच्छी 
तरह अनुभव है, और अपने अनुभव से मैं जानता हूँ कि चित्त को 
एकाग्र अथवा निरुद्ध करने का काम, व्यावहारिक रूप से कहा जाय-तो,' 
अशक्य ही प्रतीत होता है | मुके तो प्रतीत द्ोता हैं कि समुद्र यदि- 
गरजना छोड़ दे, वायु यदि वहना छोड़ दे, सूर्य, चर्द्र, प्रद इत्यादि यदि 
चलना बन्द करदें, तभी इस मन की चंचलता रुक सकती है और उस- 
का निरोध द्वो सकता है । इसलिए जहां मूल आधार में ही अराक्यता 
अनुभव होती है वहाँ आगे के अभ्यास की आशा किस प्रकार की 
जाय !?? ॥ ३३-२४ ॥ 


अजुन की इस शंका का उत्तर देते हुए भ्रीकृष्ण बोले; -- 


“अजुन, यह सच है कि तू कद्दता है उसी तरह सन अतिशय 

ह चेचल है और उसका निम्नह करना कठिन है। किन्त॒. 

श्लोक २५-३६ यदि तू यह मानता द्वो कि यद्द अशक्य हैं तो तेरी 

यह धारण ग़लत है। बस्त दुः्साध्य हैं, इसलिए 

असाध्य है यद्द कहना निर्नंलता का चिह्न है । इसलिए यह निश्चयपूर्यक 
जान कि मनोनिग्रह् असाध्य नहीं है । 


“आजुन, सव योगियों ने यह अनुभव किया है कि अभ्यास और 
चैराग्य इन दो उपायों द्वारा वायु के वेग के समान मन भी पकडट्टा जा 
सकता है |.प्रयल्नशील तथा पुरुषार्थी मनुष्य के लिए इसमें कुछ भी: 
अशक्य नहीं | मनुष्य अपने मनोबल: से गाह्मशक्तियों को वश में करता 
है, तव वही सनोवल इसो सन.को वश सें,करने सें.सफल होता ही है, 
इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं । उपाय करने से, धीरज रखने! 


२१० गीता-मन्धन 


से, संत्मता से, संयम से सन अवश्य द्वी वश में होगा और गरीब गाय 
की तरह जहाँ एकाय करना चाहे वहाँ एकत्र होगा | 

*विविपूर्वक्ष लगन रखकर अम्बास काना यद्द एक शर्च, और 
दैराग्य अर्थात्‌ इन्द्रियों तथा मन के सर्वे वाह्मयरसों के प्रति तृष्णा का 
चमाव यह दूसरी शतें; जो इन दोनों शर्तों का पालन करे, उसका योग 
अचश्य ही सिद्ध होगा, इसका में तुके विश्वास दिलाता हूँ /? ३५-३६ 





भीकृष्ण का ऐसा उत्तर सुनक को एक भौर स्पष्टीकरण ऋर 
ऐने की इच्छा हुईं। उसने कहा;-- 


“श्रीकृष्ण, आपने कहा कि अम्यास तथा वैराग्य से मन अवश्य 
एकाग्र किया जा सकता है, सो ठीके । किन्तु मान 
श्लोक ३७-३६ लीजिए. फि कोई वेचारा श्रद्धालु और योग को 
इच्छा रखनेवाला सावक सन की चंचलता के कारण 
उसे वश में न कर सके, तो उसकी क्या दशा द्वोगी ? क्या शरद्‌ एवं 
प्रीष्म ऋतु की बदली के समान वह आकाश में नाश को प्राप्त हो जायगा? 
न तो योग ही मिला, न भोग ही मिला, इस प्रक्वर दोनों ओर से भ्रष्ट 
हुआ साधक कौनसी गति प्राप्त करेगा, ऋपाकर यह मुझे कहो |”? 
'र२७०-रेधा 
श्रीकृष्ण वोले;-- 
“पाथ, तेरी शंका स्वाभाविक है। किन्ठु उसका उत्तर ब्रह्म विषयक 
सिद्धान्त में से ही मिल जाता है। मेंने तुरकूसे कहा 
इ्लौक ४०--४७ है कि इस विश्व में ब्रह्म के सिवा कोई दूसरी वच्तु 
है नहीं, और विश्व के त्थूल अथवा सूरम तलों में 
चाह जितने परिवतंन द्ोते रहें तो भी उसमें कोई वस्तुगत परिवर्तन 
होता ही नहीं । 


चिंत्तें-निरोध श्११ 


अजुनं; दूध कुछ घंएटे ही अच्छी रहता है, दंद्ी- उससे अधिक 
समये तक टिक सकता है, मक्खन कुछ दिलों तेके “नहीं विगड़ेता ओर 
घी तो मद्दीनों तंक काम में लाया जां सकता है। एंथ्वी पंर गिरे हुए 
पानी में कंचरों और मिट्टी मिलेकर उसे गदला कर डालते है ओर 
अशुद्ध कर देते हैं. किन्तु कषा कभी गदले पानी की भी भेंवबृष्टि छुनी 
हैँ १ इसी प्रकार, अजुन, अशुद्ध और भ्रज्ञानी चित्त में श्च्छेशचुरे .परि- 
बर्तनों की-सम्मावना अधिक रद्दती है, किन्तु ज्ञानामिमुख हुए चित्त को 
चूंल्दे पर चढ़ाये हुए. मक्खन के समान कह्दा'जा सकता है। यदि 
मक्खन के पूरीतरह तप जाने के पूर्व द्वी अम्ि बुक जाय तो इससे कुछ 
वह फेंक नहीं देना पड़ता | फिर अग्नि सलगाने तक उसे रखा जां 
सकता है और श्रावश्यकता हो तो उपयोग में भी लिया जा सकता है| 


#अ्जु न, मैंने पहले तुकै समझाया है कि सांख्यवेत्ता कहते हैं कि 
प्राणी का आत्मा के आश्रित रहनेवाला लिंग अथवा वासनात्मक देह 
इन्द्रियों से अंगोचर तथा आकाश की तरह सूचम होने पर भी वज्र से भी 
अधिक कठोर और दुर्मेद्च है। शरीर के मरने से इस लिंग-देह का नाश 
नहीं होता, वरन्‌, जिस प्रकार वृक्ष की ज्ढें भूमिमें जिस ओर पानी मिलने 
की सम्भावना होती है, उसी ओरं फेलने की सहज प्रवृत्ति करती हैँ, 
उसी प्रकार वह अपनी अतृत वासनाओं की सिद्धि के लिए जहाँ अनुकूल 
शरीर धारण करने के लिए. उचित क्षेत्र होता दे उसी” शोर पहुँचने की 
सहज प्रवृत्ति करता है । पे 


' “अशुद्ध और अनेक वासनाओं से यक्त चित्त भी. सहज ही नाश 
होने अथवा शीघ्र ही रूपान्तर होनेवाला नहीं द्वोता, प्रच्युत्‌ जेसे-जेसे 
चांसना कम और शुद्ध होती जाती है पैसे-तैसे यह अंधिक शुद्ध परन्तु 
श्रधिक केठिन और दुर्भेच् होता जाता है । 


श्श्र गीता-मन्थन 


*“अजु न, इस सबेब्यापक आत्त्मा को ही देख | यह आकाश से भी 
अधिक सूचम ऐ, किन्तु इसकी कठोरता अभेद्य द्वी है। कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जो इसके स्वरूप में किश्वितमान्र भी अन्तर कर सके | उसी तरह 
शुद्ध दोनेवाला चित्त भी ज्यों-ज्यों आत्त्मा के स्वरूप को प्राप्त करता जाता 
है, उसकी सूच्मता के साथ दुर्मेद्रता भी बढ़ती जाती है। 


“इससे, घनुध॑र - शुद्धि के लिए, प्रयत्त करनेवाला मनुष्य अपनी साधना 
पूरी होने के पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो तो इसमें कोई डर की बात नहीं । 
जिस प्रकार सहलों छिद्रों में से निकलता हुआ पानी का प्रवाह एक ही 
छिद्र॒में से निकलने लगे, तब वह जोश में सहत्नगुणा श्रधिक बढ़ जाता 
है, उसी प्रकार जिसने अशुद्ध सड्डल्प का त्याग कर आत्मशुद्धि तथा 
आत्मप्राप्ति का दी.प्रबल सड्ल्प रकखा है, उस संकल्प का बल अशुद्ध 
चित्त की अ्रपेत्ञा सहस्ों गुणा अ्रधिक होता है। उसके विषय में हम 
कह सकते हैं कि उसने जहाँ चाहे वहीं जाने तथा अपनी रुचि के अनुसार 
शरीर ग्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करली है | बाह्य बलों तथा परिस्थिति 
की अवगणना करने की इसकी शक्ति सामान्य जीवों की अपेक्ता अधिक 
द्ीती है। इसलिए 'धोबी क! कुत्ता घर का न घाट का? वाली स्थिति 
किसी साधक की द्वोती ही नहीं | यद्द डर व्यर्थ है। यह तो, देह-घारण के 
लिए श्रनुकूल समय, स्थान तथा परिस्थिति प्राप्त होने तक, दीघंकाल 
पर्यन्त अदृश्य रूप से भी पुण्यशीलों में दी रहकर, वहाँ मी लाभ प्राप्त 
करता और कराता रहता है | फिर अनुकूल स्थान का निर्माण होते ही 
यह योगमश्रन्‍्ट जीव किसी पवित्र तथा भाग्यशाली कुट्ुम्ब में अथवा किसी 
अत्यन्त दुलम योगी परिवार में ही जन्म लेता हे । ॥४०-४२॥ 


*जिस प्रकार क्रोयल्ञ की कूकने की कला सीखनी नहीं पड़तो, वह 
अपनेशाप सहज स्वमाव से कूकती ही है, उसी तरद यह पू्े-जन्म 


चित्त-निरोध २१३ 


के संस्कार से सहज रूप से ही योगास्यास में प्रवृत्त दोता है और अपनी 
साधना की पूर्ति का प्रयत्न, करने लगता है।कर्मकाश्ड की विधियों से 
तथा सकाम धर्मों से परे होकर मानों बरबस सिंचता हो, उस प्रकार वह 
योगाम्यास में सिंचता जाता है.। . ॥४३-४४॥ 


“अलुन, किसी सिद्ध योगी को देखकर तू कहीं यह न समझना कि 
यह सब उसकढ़ी एक द्वी जन्म की साधना का फल है | पस्तुत्त: इस जीव 
ने अनेक जन्मों तक अवर्म से धर्म, आसक्ति से वैराग्य, अज्ञान से ज्ञान 
तथा मृत्यु से अमृत की और बढ़ने का प्रयत्न किया है और ऐसे शनेक 
जम्मों के प्रयतनों का फल उक्त योगसिद्धि है । . थण॥ 

“किन्तु, पार्थ, इसका यह्द अर्थ भी न करना कि तब .फिर अनेक 
जन्मों के पश्चात फल देनेवाली योगसाधना करने से क्या लाभ ? क्योंकि, 
कमी-म-कमी तो यह प्रयत्न करना ही पड़ेगा | इसके थिना शान्ति का 
कोई दूसरा मार्ग द्वी नहीं | इसलिए, कल्याण इसीमें हे कि अम्यास 
आज से ही आरम्भ कर दिया जाय | फिर, इसके सिवा, यह योग-मार्ग 
सुनने की और प्राप्त करने की इच्छा होना और उसमें रुचि द्ोना भी 
सत्कर्मों के उदय का ही फल है | साथ ही, यद्द भी सम्भव है कि ऐसी 
साधना किश्चित मात्र द्वी अधूरी रही हो और यह बात उस ओर प्रवृत्त 
करने के लिए निमित्त मात्र ही बन जाय । कुछ भी हो, ऐसा योग सिद्ध 
करने का अभ्यास आरम्भ करने के लिए तू उत्साह धारण कर | 

: #अजुन, तप, स्वाध्याय तथा कर्मोंपासना की अपेक्ता यह ध्यानयोग 
अधिक मद्दत्व का है और ऐसे ध्यानयोग में भी भद्धा तथा'भक्ति से 
आचरित आत्त्म-प्राप्ति का योग संबसे अधिक महंत्व॑ का है। इसलिए, तू 
ऐसा भात्मयोगी हो । यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है ।“॥४६-४०] 





सप्तम श्रध्याय. 
प्रकृति-विज्ञन 


“पार्थ, जिज्ञासु के मन में यद्द शझ्ढा उत्तन्न दोतीः है कि यद समग्र 

विश्व यदि एक चेतन्य-रूप परमात्मा के सिवा दूसरा 

श्लोक १-३ कुछ नहीं है तो फिर विश्व में दिखाई देते हुए ये 

अनन्त प्रकार के भेद ओर विश्व का यद्द विस्तार किस 

लिए, है ! कोन्तेय, तू परमात्मा की भक्ति में आसक्त होकर और उसका 

श्राश्रय लेकर उसको जानने का योग साधने की इच्छा रखता है। इसलिए 

श्रात्मा का ज्ञान तथा विश्व की रचना का विज्ञान और इस प्रकार परमात्मा 

का समग्र स्वरूप तुफे नि:संशयरूप से समक लेना चाहिए. । क्योंकि 

इसमें ज्ञानमात्र का समावेश दोजाता है। इसलिए, शअ्रव वह्दी विषय 
मैं तुमसे कहता हूँ , उसे तू ध्यान से सुन। ॥१-रा। 

“परुन्तप, यह एक आवश्यक विष्रय है; कारण कि यह ऐसा 
अटपटा विषय है कि सदख्तों मनुष्यों में से ऐंकाथ व्यक्ति ही इस योग- 
सिद्धि के लिए अयत् करता है, और ऐसे सहखों प्रयत्न ऋरनेवालों में से 
एकाघ ही मुझे तत््वतः अच्छी तरह समझ सकता है। , 

५अजु न, इस आत्मा और विश्व-विस्तार के सम्बन्ध में पढिडतों में 
अनेक प्रकार के मत और वाद प्रचलित हैं ओर अनेक दशंनकारों ने 
इसके विषभ्र में विविध प्रकार की कल्पनायें रची. हैं. ) फ़िर वे, इन 
कल्पनाओं में कौनसी सी हैं, कौनसी बुद्धियुक्त है श्रौर कौनसी 
प्रशंसा किये जाने थोग्य हैं, इत्यादि बातों पर परस्पर विवाद तथा शाला 
“करते हैं। इन सब वादों तथा मर्तों में से जितना सवेधा आवश्यक तथा 


प्रकृति-वज्चातत र्१५ 


सहज ही समका जासऋने योग्य है, भर जो भ्रच्छी तरह तात्विक विचार 
देनेवाला है, उतना ही मैं तुकपे ऋहूँगा। इतना जान लेने से तत्ततज्ञान 
में अधिक जानने की आवश्यकता न रहेगी | ॥१॥ 


*इस सम्बन्ध में मैंने यह मत निश्चित किया है कि सर्वव्यापी 

परमात्मा दो प्रकार की प्रवृत्ति अथवा स्वभाव का हैं। 

श्जोक ४-७ एक अपर प्रकृति भोर दूसरी पर प्रकृति । इनमें ने 

अपर प्रकृति के आठ प्रकार के और भेद विश्व सें 

देखने में थ्ाते हँ-प्रथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश इन पश्चमद्दाभूत 

के रूप में' तथा मन, बुद्धि श्रीर भरदृद्वार के रूप में | श्र्यत्त्‌ इन आठ 

प्रकारों में से परमात्मा के रवरूप के साथ कम-से-कम एक ध्वमाव उसकी 
अपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ दीखता है । 

“इसके सिवा, अजुन, इस परमात्मा का एक पर स्वभाव भी विश्व में 
जहाँ-नहाँ अपर प्रकृति विदित होती है वद्दाँ-वहाँ सर्वत्र उसके साथ ही 
रहता दिखाई देता है | इस स्वभाव को परमात्मा का जीव स्वमाव कहा 
जा सकता दे । 

“क्षौरबकुल-भूपण, परमात्मा का जीव-स्वभाव उसकी पर प्रकृति 
कहलाता है, कारण कि वह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा एकहूप है और 
अपर प्रकृति को आधार देकर विश्व का धारण करता है | श्रर्थात्‌ इस 
विश्व का अस्तित्व इस चेतन जीव प्रकृति के कारण ही है। ॥४-५॥ 

“बीरेन्द्र, तू यद्ध समझ कि विश्व में जो कुछ .स्थावर-जंगम पदार्थ 
तथा प्राणी हैं, उन सब्रका कारण परमात्मा करा यह दो प्रकार का-- 
आठ प्रकार का अपर तथा एक अकार का पर--जड़ चिदात्मक स्वभाव 
है। इन दो प्रकृतियों द्वारा परमात्मा दी अखिल विश्व की उत्पत्ति तथा 
प्रतलंय का कारण है | इस परमात्मा के ऊपर, उसके . पीछे, अयंकों 


२१६५: गीता-मन्थन 


उसे आधार देनेवाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं, प्रत्युत्‌ धागे में' माला के 

दाने-पिरोये होने के समान इस परमात्मा में ही अखिल विश्व 
पिरोया हुआ है ।” ॥६-»॥ 

५क्ैन्तेय, प्रत्येक बत्तु में कुछ ऐसा गुण रहता है कि वह यदि 

निकल जाय तो हम उस वस्तु को उस नाम से पह- 

शक्नोक ८-११ चानना छोड़ देते हैं। अजुन, जिस रेखा के दोनों 

छोर मिल जायें क्‍या हम उसे सरीध्री रेखा कहेंगे? 

अथवा जिसमें से मिठास निकल जाय कया हम उसे शकर कह सकेंगे ? 

दूध में खठाई आजाय और उसमें से पानी जुदा होने लगे, तब उसे 

दूध कौन कद्दता है ? इसलिए यों कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
वस्तु का जो लाज्ञणिक गुण है वह उस वस्तु का सार-रूप है । 


“परन्तप, इस प्रकार तू यह समझ कि परमात्मा की जो अपर तथा 
पर प्रकृतियाँ बतलाईं, तथा उन्हें प्रकट करनेवाले महापदार्थों में उनका 
जो लाक्षणिक गुण है, वही परमात्मा का तत्व है। 

“उद्दाहरणारथे, यह समझ कि, जल का रस धर्म, चन्द्र-सूर्य का 
प्रकाश-धर्म, सब वेदों में निहित प्रणव, आकाश का शब्द धर्म, मनुष्य 

पुरुषतत्व, प्राणियों में जीवन तत्व, पृथ्वी का गन्ध ध्ं, अग्नि 
का तेजगुण अथवा तपस्वियों का तप-प्रभाव--यही सब इन प्रत्येक में 
बसे परमात्मा का चिह्न है। ॥८-९॥ 

धनज्ञय, संज्तेप में ही यदि तू परमात्मा को जानना चाहे तो यों 
कहा जा सकता है कि प्राणीमात्र का यह सनातन बीज ही वह अ्रक्ष है 
और विभूतिरूप में जानना चाहें तो यों कद्दा जा सकता है कि बुद्धिमानों 
की बुद्धि तेजस्वियों का तेज, बलवानों का काम तथा राग से रहित 
बल और धर्मयुक्त कांम ही ब्रह्म है। | फ्नश्शां 


प्रकृति-विज्ञान २१७ 


(अथवा, संक्तेप में इसे यों मी समकाया जा सकता है कि विश्व 
रपीबपकजह मे जो कुछ सात्विक, राजत अयपा तामस भाव है, 
वह वस्तुतः पर्मात्म-रूप द्वी है। 

“किन्तु , ऐसा कइने में' एक गलतफ़्टमी होने का मय है। 
अर्जुन, तीनों गुण परमात्म-रूप ही हैं, इसका तू यह अर्थ न सम्रकना 
कि परमात्मा त्रिगुणात्मक है। नहीं, ऋदापि नहीं। परमात्मा तो इन 
तीनों गुणों से परे तथा उन्हें केबल आधार ही देनेवाला है और 
त्रिगुण का इनके स्वरूप को स्पर्श तक नहीं द्वोता। 


त्रिगुण का भाव ब्ह्मर्प ही है यों कहने से गलतफदमी पेश 
होती है । ऐसा न होने देने के लिए दी सांख्यशास्त्र चाले ब्रह्म द्वी एक 
वस्तु है इस सिद्धान्त को छोड़कर पुरुष और प्रकृति--अयवा ब्रह्म और 
माया-ये दो स्वतन्त्रतत्न हैं यह अतिपाइन करते हैं, और पुदष तथा 
प्रकृति को एक-दूसरे से सम्बद्ध किन्तु जुदा ही तत्त्व मानते हैं | 

“कुरुभ्रेष्ठ, यह वात निर्विवाद है कि सृष्टि में तीनों गुणों के भाव 
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हूँ । इन तीनों गुणों के कार्यों से ही यह सर्व 
जगतू रिसा व्याप्त हुआ प्रतीत होता है कि एक श्ओर सामान्य जोव इश्षके 
मोह-जाल में फंसे रहकर इससे परे अविनाशी परमात्मा को समझ 44] 
नहीं सकते, और इसलिए, यह मानते हूँ कि यह सब त्रिगुण प्रकृति का 
ही कार्य है, दूसरी ओर विद्वान लोग भी परमात्मा तथा त्िगुणों के 
बीच किस प्रकार सम्बन्ध समझा जाय और त्रिगुण के भाव परमात्म- 
स्वरूप होने पर भी परमात्मा को उससे अलित्त तथा परे किप्त प्रकार 
समझा जाय इसविषय में असमंजस में पड़ जाते हैं ओर विविध प्रकार के 
कल्पना जाल रचकर उनमें फँस जाते हैं । 

# इस प्रकार परमात्मा की यह त्रिगुयात्मक प्रकृति एक प्रकार की 


२८ : ग़ीता-मंन्धन 


अटठपटी समत्या है - इसलिए. जिस प्रकार वाजीगर के कौशल तथा 
थुक्तियों को साया' कहते हैं, उसी तरद्द इसे परमात्मा की दैवी माया 
क्््ते हं ) 
कौम्तेव, इस पर इस त्रिगुण के जाल में-विद्वान-अविद्वांन समी 
फँसे- हुए हैं। उसमें से निकल जाने का एक -ही साग है, वह यह कि 
विद्वान को गुणों के विषय का यह कल्पनावाद ही छोड़ देना चाहिए और 
अविद्वान इन शुणों तथा इनके कार्यों सम्बन्धी आसक्ति छोड़ दें तथा 
दोनों परसात्मा का ही आश्रय रखकर, उसे शोध कर, उसके स्वरूप की 
तथा ज्ञान प्राप्त कर लें | 
४ ऋजुन, गुणों का आकर्षण तथा तत्सागवन्धी कल्पनायें छोड़कर, 
योगम्थात द्वारा परमात्मा का अपरोक्त ज्ञान प्राप्त करनेवाला दोनों चस्तुएँ 
यथार्थरूप से देखता हे--परमात्मा का स्वरूप ब्रिगुणों से परे तथा 
आलप्त है, और फिर भी त्रिगरण उस परमात्मा के आश्रित ही हैं, और 
ये तीनों ही परमात्मा की ही अपर प्रक्षति के रूप में रदते हैँ। बस्ठुस्थिति 
यहीं है कि वह मिश्चित रूप से देखता है, किन्तु यह विषय इन्द्रियातीत 
है ऐसा ज़ानकर उसकी उत्पत्ति जानने के लिए कल्पना दौड़ाने की. 
ऑऋमट में नहीं पडता । कौन्तेय, जीम को गुड़ सीठा लगता है यह 
प्रत्यक्ष अनुभव तो किया जा सकता है, किन्तु क्या उस. मीठेपन का 
स्व॒वूप और>उसकी व्याख्या विद्वत्ता से समकाई जा सकती है! वह तो 
खाकर ही पहचाना जा सकता है और पहचानकर मी मन में केचल समकऋ 
कर ही रह जाना पड़ता है। अथवा, दूध की सफेदी निकाल दी जाय तो 
वह किस रंग ह्ञ रहेगा और उसका स्वाद रहेगा अथवा नहीं, इस विवाद 
का क्‍या कहीं अन्त आसकता है ६ इसी प्रकार इन गुणों दी माया 
केवल परमात्मा के ज्ञान से ही समझ्की ओर पार की जा सकती हे; .किन्तु 
समझकर भी वाण द्वारा समक्ताई नहीं जा सकता | ॥१२-श्था 


प्रकति-विज्ञान २१६ 


#पुप्रद्रेश, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैँ-- एक तो यह सममने- 

वाल्ले कि जिसमें त्रिगुणों का व्यापार दिखाई देता है, 

शछोक १५ वह अपर कृति ही विश्व का कारण तथा कल्तेवर है | 

पे इस संसार को जड़ भूतों का ही समुदाय समझते हैं और यह मानते 
हैं कि जिस प्रकार दूध का ही विकार दही है, उसी तरह इस जड़ 
का विकार चेतना है। इसलिए वे आत्मज्ञान की प्राप्ति, चित्त की 
शुद्धि तथा उत्तर, इन्द्रियों का संयम, अनासक्ति तयाः मोग की मर्यादा 
आदि में विश्वास नहीं करते। प्रत्युत्त प्राप्त स्थिति में जिस प्रकार 
जितने भोग, ऐश्वर्य और सुख मिल सके उतने 'प्त कर लेने के 
सिवा दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं देखते । दुष्कर्म करने में उन्हें किसी 
कार का सट्लीच नहीं होता । किसी प्रत्मक्ष आपत्ति के भय सेद्टी वें 
दुष्कर्म करने से रुकते एवं किसी प्रत्यक्ष सुख्ोपझोग को आशा से दी 


कोई सत्कर्म करने को प्रेरित होते हैं। 


“परन्तप, यद्द विचारसरणि आसुरी है। यह श्राँखोंवाली समान 
दिखाई देती हुई भी अन्धी दें भर विद्वत्तायुक्त दिखाई देने पर भी 
झ्रशानमय है। कारण कि, अपनेमें तथा आसपास सर्वन्र चैतन्य का 
इतना सब व्यापार दिखाई देते हुए भी चैतन्य के बीज से रहित जड़ 
प्रकृति में निर्माण करने की यह शक्ति किस प्रकार आसकवती है, 'इसवा 
वे विचार नहीं करते । 


- “परद्यबाहो, प्राणियों के द्वान छो अ्ज्ञान से आवरित - करने वाली 
माया नाम से जो पहचानी जाती है, वह यह भूलमरी विचारसररि 
हो दे । ऐसी आसुरी प्रकृति में फँसे हुए मनुष्य कमी आत्मा का.अव- 
लम्बन:महीं सेते । - अ१७॥ 


२४७० गीती-संन्थंने 


“ग्रजुंन, अब तू उंने सत्क्मे में अद्धां रेखनेवाले दूसरे प्रेकार के 
मनुष्यों के मेद सुन, जो परमात्मा कां अवलम्बन लेते और त्रिगणात्मक 
प्रति के जाल को संकट-रहूप समझते तथा उससे 
छूटने की इच्छा रखते हैं । 

“अजुन, ऐसे मनुष्यों के चार विभाग किये जा सकते हैं। ये चारों 
ही परमात्त्मा का आश्रय लेनेवाले हैं, फिर भी इनमें बड़ा अन्तर्गत भेद 
हैं। इनमें एक तो दुःखी एवं निराश, निष्फल, संसार की व्याधि और 
बिन्ताञ्रों तथा रोगों से तप्त लोग परमेश्वर को शरणं द्वढते हैं। 
यह आतंजनों का वर्ग कह्दाता है । 


श्लोक १६-१६ 


४ दूसरा विभाग ऐसे पीड़ितों का नहीं, वरन्‌ , पीड़ित न होने- पर भी 
विशेष सुख-समृद्धि की इच्छा रख, परमेश्वर की कृपा से उसकी प्राप्ति 
होती है यह मानकर, अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी उपासना, भक्ति 
करनेवालों का है। यह अर्थायियों का वर्ग कद्दा जाता है | 

“तीसरा वग जिज्ञापुओं का है | सांसारिक सुख्तों की प्राप्ति,अथवा 
-दुःखों के नाश के सम्बन्ध में. वे उदासीन-से होते हैं । 'थे मिले, न मिलें, 
जैसा प्रारूघ और जैसी प्रभु की इच्छा! ऐसे विचार की गाँठ बाँधकर 
उसकी न तो कभी याचना करते हैं ओर न उसकी इच्छा से परमात्मा की 
शरण लेते हैं। प्र्युत्‌ उन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की , महद 
अभिलाषा रदहतो है, ओर परमात्मा की भक्ति कर, उसका अनग्रह प्राप्त 
कर, उसे समंकनें की शक्ति प्राप्ते करंते की ये. महान आशा रखते 
'हैं। यद्द अक्भनतार्थ जिज्ञासुओं का वर्ग है 

#ज्नौथा वर्ग है ज्ञानियों का.। इन्दोंने-कर्मग्रोग- तंथा-' भक्ति उद्वांर 
आसाप्रैतीति से यह जान लिया है कि वाठुदेव ब्रह्म ही एक॑-मसत््य- है, 
उसके सिवाय दूसरे करिस्ोका अत्वित् ह्वो नहीं है, ओर इप्रतिर वे इस 


परकृति-विज्ञन रर्‌ 


त्रह्मस्वरूप में ही अपने व्यक्ितल् को जलीनः किय्रे :हुए हैं इन्होंने एक- 
पश्मात्सा का ही अवलुम्मन लिया हैं, -अश्वा 'निरालंम्ब, द्वोकर : बैठे: हैं, 
इन दो में से क्यां ठीक है, यह कहना भी कठिन है | कौन्तेय; मनुष्य 
के 'लिए:कंहा जासकता है कि वह भूमि का आभ्य लेकर सो रहा है,- 
किन्तु'क्या .यहः कहा:जा सकता है: कि खड़े-खड़े सोनेवाले घोड़े का 
शरीर किम्रके ग्ाश्रव पर सो रहा है ? अथवा, जवतक नदी समुद्र 
तक पहुँच नहीं जाती तव तक यद्द कद्दा जासुकता है कि वह समुद्र की 
ओर दौड़ रही है ओर कवि इस नदी को पत्नी की तथा समुद्र को पति 
की उपमा दे सकता है | किन्तु उसके समुद्र में मिल जाने के वाद 
क्या यद्द कुह्द.जा सकता है कि वह दौड़ती है या नहीं दौड़ती १ अथवा 
क्‍या फिर पति-पत्नी की कल्पना का अवकाश रहता है ! इस प्रकार 
ब्रह्मपद को प्राप्त ज्ञानी परमेश्वर का अवलम्बन लेकर रहता है श्रथवा 
निरालम्ब दे यह भाषा ही स्थानीय होजाती है | पाय, अम्विया में यूदा 
और गुठली इस प्रकार दो भाग किये जा सकते हैं, किन्तु क्या वादाम 
के लिए कद्दा जा सकता है कि उसमें गूदा कौनसा और गुठली कौनसी 
है ! इसी तरह परमात्मा और ज्ञानी के बीच कौन श्रात्मा और कौन जीव 
है यह निश्चित करना कठिन है। ज्ञानी को शरीरधारी परमात्मा कहना 
. अथवा परमात्मा को ज्ञानी का आत्मा ऋहना, ये दोनों ही एकसमान 
हैं। वह उस स्थान पर जाकर बैठा है जिससे कोई विशेष उच्च स्थान 


नहीं है । 
“अर्जुन, इस कारण यद्यपि उक्त चारों प्रकार के ईश्वर-भक्त पवित्र 
रेति के और आदरणीय पुरुष हैं, फिर भी ज्ञानी को इन सबसमें प्रथम 


स्थान देना चाहिए | जिसका योग पूरा होगया 'है, उसे निष्ययोगी 
कहना अयवा योग-वियोगनरदहित कहना एकता हीं है। किन्तु जिस 


श्श्र गीता-सन्थन 


प्रकार मनुष्य को अपने जीव से बढ़कर और कुछ अधिक प्रिय नहीं 
होता और जीव को दूसरी ममताओं की अपेक्ता अपने शरीर की 
ममता सबसे अधिक होती है, उसी प्रकार ज्ञानी को, अपने जीव के स्थान 
पर परमात्त्मा को द्वी स्थापित करने के कारण, परमात्मा से अधिक प्रिय 
और कुछ नहीं होता और परमात्मा को, अपने शरीर समर बने ज्ञानी की 
अपेक्षा और कोई अधिक प्रिय नहीं होता । 


“धनंजग्र, अनेक जन्मों को साधना के अन्त में ऐसी त्रश्लनिशता प्राप्त 
द्वोती है, और संसार में ऐसे महात्मा पुरुष बिस्‍ले ह्वी उत्तन्न द्वोते हैं। 
इनका दर्शन और इनका समागम दुलंभ ही है ।?. ॥१६-१६॥ 

श्रीकृष्ण का यह प्रवचन सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया -- 

/जनादन, आपने मनुष्यों के आसुरी और ईश्वर- 

छोऋ २०-३० भक्त, ये दो भेद बताये | आपने कट्टा कि आंखुरी 

मनुष्य त्रिगुणात्मक जड-प्रकृति को दी जगत का 

कारण और कज्नेवर सममते हैं और परमात्मा के प्रति नास्तिकता प्रकट 

करते हैं | तत्पश्चात्‌ आपने यह कहा कि ईश्वरमक्त अनन्य होते हैं 
ओर केवल परमात्मा का द्वी आलम्बन रखते हैं | 

: किस्तु, केशव, संसार में ऐसे सेकड्रों मनुष्य देखने में आते हैं. 
कि जो परमेश्वर का अनन्य आलम्बन भी नहीं रखते, और उसी प्रकार 
देवमाव के प्रति नास्तिकता भो नहीं रखते, प्रत्युतू मित्र-मिन्न अनेक 
देवों के प्रति आत्या रख5र उनकी श(ण हंदेते हैं श्रांर उनको भक्ति 
करते हूँ । ऐसे मनुष्यों को आप कित्र श्रेणी का समझते हैं १ 

इसका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण बोले-- 

4ञ्रजुन, अपर-तथा पर प्रकृतिवाले और दोनों के आधाररूप पर- 
ब्रक्म के सिवा दूसरे जो कुछ देवता अथवा शक्तियाँ हैं, वह सब परमात्मा 


पक्ृति-विज्ञान २२३ 


की त्रिमुणात्मक अपर प्रकृति का ही कोई गौण, अंशमान तथा व्यक्त 
रूप हैं। ये शक्तियाँ मर्यादित हैं और सब परमात्मा के आश्रित रहने- 
वाली तथा उसकी अपर प्रकृति का कार्य है | प्राणियों की अनेक कामनायें 
इन शक्तियों द्वारा सिद्ध होती हैं और, इसलिए अपूर्ण ज्ञानवांले होंने 
तथा अज्ञान और भोग ऐश्वर्य इत्यादि कामनाओं से युक्त धोने के कारण 
अंशतः आतुरी स्वभाव वाले मनुष्य उनका आश्रय लेते हैं। 

“परन्तप, आउुरी स्वभाव वाले मनुष्य नास्तिक द्वोते हैं, इसका यह 
अथ' नहीं कि उनमें कहीं भी श्रद्धा अथवा भक्ति नहीं होती। भोग और 
ऐश्वर्य में तो उन्हें अपार श्रद्धा ओर मक्ति होती है, और जिस शक्तिद्वारा 
उसकी सिद्धि होती है, उस शक्ति की तथा कामनाश्नों की वे श्रद्धा, मृक्ति 
तथा उत्साह से आराधना करते हैं । 

#इस प्रकार अपनी कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हरण 
हो गया है, वे अपनी कामना के अनुरुष शक्ति दवंढ कर, उसे देवस्थान 
पर बैंठा कर श्रद्धापूर्वक उसे मजते हैं, और उनके हृदय में स्थित 
अन्तर्यामी प्रभु मी उसकी प्रकृति से परिचित होने के कारण उनकी 
श्रद्धा को वहीं स्थिर होने देते हैं | 


# क्योंकि, ऐसे मनष्यों का देवका मजन तो केवल साधन ही होता 
है | इनका साध्य तो इनकी कामनाएँ दी द्वोती हैं । इससे बाह्यतः देव 
की मक्ति करते हुए; भी वे एकाग्रतापर्वंक अपनी कामनाएँ का ही ध्यान 
धरते हैं। ओर इस एकाग्रता के परिणाम में उनकी कामनाएँ सकल सी 
होती हैं। क्योंकि, आत्मा के सत्य-सइल्प होने से एकाग्रता के 
कारण सड्भल्प शीत्र सिद्ध होते हैं ।. 

“अजुन, इससे, ऐसे कामनिक भक्तों का समावेश, अज्ञान से आच्छा- 
दित आएुरी स्वमाव वाले मनुष्यों में ही करना उचित है | इनकी 


श्र श्मीता-मन्धुन 


बुद्धिभी-धझल्प- होती. है, इन्हें मिलनेवाला फल भी- अल्प-समय ही. 
टिक्लेनेवाला होता है और इनकी गति भी, इनके देव की मर्यादा तुक ही. 
होती है।बल्ननिष्ठ की गति ब्रह्मोपासक को ही प्राप्त होती है । ।,२०-र शा 
कोन्तेय, अजुद्धि मनुष्यों का तक यहद्द द्वोता है कि प्राणियों के 
शरीर से रदनेवाला आत्मा केवल अव्यक्त (अप्रकट 
श्कोंक २४-२६ त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृत्ति) का ही प्रकट स्वरूप है, बस 
इतना द्वी | देह की उत्पत्ति के साथ यह आत्मा प्रकट 
होंता है, और देह के नाश' के साथ वह फिर अव्यक्त सें रूपान्तरित हो 
जीता है। अंथंवा, सरल रीति से समभारँ तो, उनके विचार से 
प्रोणियों के शरौर में दिखाई देता मन द्वी भात्मा है और इस मन से परे 
कोई स्वतन्त्र चैतन्य है ही नहीं । 
+१.४परन्तप, ये मूढ़ बुद्धि लोग यह नहीं समझ सकते कि परमात्मा 
तो अव्यक्त और व्यक्त से परे है, अव्यय और अविनाशी है, भूत, व्ते- 
मान और भविष्य स्वंकाल म॑ सदा एक रूप रहता और भविष्य एवं 
भूत सबका सांछ्ी है। वे यह नहीं जान सकते कि जिस प्रकार यह रथे 
अपना वाहन है, उसी प्रकार मन तो इस चैतन्य रूप परमात्मा का केवल 
एक बाहंन ही है | अर्जुन, जिस प्रकार यह रथ अपने लिए ही चलता है 
और हंस इसे जान सकते हैं किन्तु चह हसें जान नहीं सकता, उसी प्रकार 
सन. इस आत्मा को जान नहीं सकता किन्तु आत्मा इस मन को जानता 
है'। जिस प्रकार काग़ज़ पर लिखे हुए अक्षर को काग़ज्ज पढ़ नहीं सकता, 
वह तो केवल अक्षर को धारण करता है और उससे अक्लित -होता है. 
और जिस प्रकार वीणा के तारों से निकलते सुर के मेदों को वे तार नहीं 
जानते किन्तु बजानेवाला ही जानता है, वे तार तो केवल कम्पायमान 
ही होते हैं, उसी प्रकोर मन का चिन्तन तो सन का कप मात्र है, उसंका 


प्रकृति-विज्ञान ३२४ 


अज्ञायमान द्वीना द्वी है . यह कम्प किप्त-विचार का सूचक है; वैचारी मन 
इंस बात को क्या जाने ( यद्द तो कागज के 'पढ़नेंवाजे अथवा 'वीणा के 
बजानेवाले के” समान श्रात्मा ही जान सकता है 

५हेसा आत्मा योग के बिना जाना नहीं जा सकता । अर्थात्‌, जिस प्रकार 
बाजीगर का सत्त्य उसकी जादू की माया के पीछे छिपा रईता है, और 
उक्त जादू को सीखऋर ही वेह पहचाना जा सकता है, उसी-प्रकार आत्मा 
का स्वरूप योगमांयरा के नीचे ढका और इससे योगविद्या सीखकर “ही 
नाना जा सकता है । 

. अश््नुन माया का अर्थ ही हैं विद्या से नाश पानेवाली और 
उसके अमाव में चमत्कारक प्रतीत द्वोती हुई वस्तु | आसुरी माया अर्थात्‌ 
झासुरी विद्या से नाश पानेवाल्ली- और उसके अमाव में चमत्कार प्रतोत 
होती वस्तु; दैत्री माया अर्यात्‌ देवी विद्या से नश पानेवाली और उसके 


अमाव में चमत्कारक प्रतीत होतो वस्तु; इसरो प्रकार योगमाया का ध्यथं 
है योगविद्या से नाश पानेवाली और उसके अभाव में चमन्ततारक 


प्रतीत द्वोती वत्तु | यह आत्मा योगविद्या से जाना जासकने वाला है 
किन्तु उस विद्या के अभाव में चमस्‍्तारी प्रतीत्त दोता है, योगविद्या के 
परिणाम से वह स्वयंतिद्ध प्रतीत होता है । ॥२४-२६ ॥ 

“परन्तप, जिस प्रकार जादूगर अनेक प्रकार कीयुक्तियों और चालाढी 

से प्रेज्ञकों को अपनी कगमात जानने नहीं देता और 

छोक २७-३० इससे प्रेक्षक उलटे रस्ते भठककर उसकी करामात के 

. प्रति आश्चर्ययकित तथा अन्धा और मूच्छित के 

समान होजाता है उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में अपने रागन-द्वेषों के 

कारण निर्माण दोनेवाले सुख-दुःखादि इन्दों से मूच्छित रहते हैं। थे 

उलये रस्ते लगजाते हैं और आत्मा को जानने का उन्हें मार्ग ही नहीं 
समता, तब फिर प्रयह्ष तो कहाँ से करें ९” ॥२ण। 


हि. ५4: गीता-मन्थन 


५क्षैन्तेय, यद तो जो पुण्यश्ञाली पापों का ज्ञय कर, राग-देष छोड़ 
कर इन्दों की मूर्न्डा से जाग जाते हैं, वे दी दृढ़ त्रत धारण कर परमात्मा 
ख्े भजते हैं और जरा मरण से छूटने के लिए उसका आश्रय लेते हैं 
और उसके लिए प्रयत्ञ करते हैं । 

#पाय॑, ऐसे योगीजन ही ब्रह्म को पूर्णरूप से जानते हैं, अध्यात्म 
जले जानते है, समग्र कर्मों को जानते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधि- 
यज्ञ को जानते हैं, और अन्तकाल के समय भी इस परमात्मा के ज्ञान 
दी इन्हें विस्मृति नहीं होती और इसलिए उसीमें वे निर्वाण को प्राप्त 
होते हैं ।” ॥रब-रेगा 


अ्रष्टम अध्याय 
योगी का देह-त्याग 


थर्जुन ने पूछा--' पुरुषोत्तम, आपने अभी ब्रह्म, अध्यात्म, करें, 
.अधिभूति, अधिदेव, और अधियज्ञ ये जो शब्द 
सलोक १-२ व्यवह्ृत किये और उनसे युक्त परमात्मा को पहचानने 
के लिए कहा, भोर यह कह्दा, कि अन्तकाल में संयमी 
पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान रखना चाहिए-यहदद मैं विशेष स्पष्ट रूप से - 
समझना चाहता हूँ ”? ॥१-र॥। 
श्रीकृष्ण बोजे --'अच्छा, सुन । मैंने अमी जो शब्द कहे वे विशेष 
रूप से प्रयोग किये हैं। में जो तुके आत्मज्ञान और 
छोक ३-४  यष्टि-विज्ञान समझा गया हूँ. उसी विषय का यह 
भिन्न प्रकार और मिन्न परिभाषा में निरूपण है | 
#क्षौन्तेय, मेरा कथन यद्द है कि ज्ञानी ही परमात्मा को, उसके 
ब्रह्ममाव, अध्यात््ममाव. कर्ममाव, अधिभूतमाव, अ्रधिदेवभाव तथा अधि- 
यंज्ञ-भाव सहित पर्शरूप से जानता है | इसमें अधि? और भाव! ये दोनों 
शब्द प्रत्येक स्थान पर प्रयुक्त हुए हैँ | उनके सामान्य अर्य तू जान ले | 
इसमें पहले अधि! उपक्षण का अथे कहता हूँ । “अधि” का अर्थ 
सम्बन्धित अथवा सिम्बन्ध रखनेवाला' तथा 'फँचे स्थान पंर रहने- 
वाला होता है.। उदाहरणार्थ, अधिकारी अर्थात्‌ कारयकर्ताओं से सम्बन्धित 
ओर उनसे उच्च: स्थान प्राप्त पुरुष, अधिराज अर्थात्‌ राजाओं से 
सम्बन्धित और उंनेसे उस पद प्राप्त युरुष, इत्यादि । 


श्य्८ गीता-मन्थन 


॥द्भव 'भाव' शब्द का अर्थ समक भाव का अर्थ है किसी पदार्थ 
का विशेष धर्म, लक्षण, चिह्न, प्रकृति ओर स्रभाव, जिप्रके द्वारा वह 
पदार्थ दूसरों से जुदा किया जा सके । उदाहरणार्थ, शिष्य-माव अर्थात्‌ 
शिष्यत्व का लक्षण, दया-भाव अर्थात्‌ दयापन का लक्षण, वानर- 
भाव अर्थात्‌ वानर-प्रकृति, वानर का स्वभाव, इत्यादि | 

“अब मैं तुझे ऊपर कट्टे हुए शब्दों का अथ' समता हूँ । 

#ब्रह्ममाव का अर्था है ब्रह्मपन का विशेष घस | 

* अध्यात्ममाव का अर्थ है चित से सम्बन्धित ओर उसकी उच 
प्रकृति अथवा घसमे । 


४ क्षमंमाव का अथ' है कम की विशेषता अथवा स्वभाव, कर्म का 
विशेष चिह । . 

“अधिमूतमाव का अर्थ है भूतों-सम्बन्धी तथा भूतों से परे का धर्म । 

पञधिदेवमाव का अर्थ है देवों अयवा शक्तियों से सम्बन्धित तथा 
उनकी श्रेष्ठ अक्ृति अथवा स्वभाव | 

“अधियज्ञमाव का अर्थ है यज्ञ से सम्बन्धित-यज्ञ का श्रेष्ठ 
उद्देश्य-जिसे यज्ञ पहुँचता है वह | 

#परन्तप, मैंने तुझसे यह कहा है कि इन सब भावों सहित परमात्मा 
को जानना, यह ज्ञान और विज्ञन है । वे माव क्या हैं, यह में तुझे 
विशेष स्पष्टलूप से सममाऊँगा | 


ध्वारय, मैं ठुकके यह समर्ता चुका हूँ कि परमेश्वर अजन्मा, 
अनादि, अविनाशी तथा अब्यय है; उसमें किसी प्रकार का परिवत्त॑न नहीं 
होता; वह अक्र ( न घिसे जाने योग्य ) है, सर्व नाशमान वस्तुओं के 
मूल में वह अविनाशी रूप से रहता है, और नाशमान्‌ प्रतीत होती हुई 
बस्तुओं का वह अविनाशी तत्त्व है | परमेश्वर की यह प्रकृति, यह लक्षण 


न 


योगी का देह-त्याग २२६ 


उस परमेश्वर का अ्रत्तरभाव है और उस अचक्तरभाव को ही ब्रह्ममाव 
भी कहते हैं। 


“तत्पश्चात्‌, भजु न, मैं यह भी कह चुका हूँ कि वह परमात्मा सर्वत्र, 
समानरूप से रहते हुए भी, प्रत्येक प्राणी के चित्त में तथा पदार्थ में 
मिन्न-मिन्न रूप से प्रकाशित होता है, और इससे प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ 
अपना-अ्रपना व्यक्तिव्य भिन्न-मिन्न प्रकार से प्रकट करता है | इस 
प्रकार ऐसा प्रतीत द्वोता है मानों प्रत्येक प्राणी तथा पदाथ में भिन्न-भिन्न 
लक्षणोवाले भिन्न-भिन्न श्रात्मा निवास करते हों * यह परमात्मा का 
शध्यातक्तमाव है और प्राणी की व्यक्तिगत प्रकृति अथवा स्वभाव 
( श्रपना भाव ) रुप में देखा जाता है | 


“अ्जु न, भ्रव कर्म का लक्षण क्या है, “यह सुन | संक्षेप में यह 
कद्दा जासकता है कि कर्म का सामान्य लक्षण है भूत प्राणीमान्न को 
उत्पन्न करनेवाला सृष्टि का व्यापार | संसार में भ्ौर मन में जो कुछ 
स्थूल अ्रथवा सूचम उत्पत्ति-लय चल रहा है, वह सब कम है; और 
यह भी परमेश्वर की ही एक प्रकृति है | 


“गुडाकेश, यों समझ कि जिस प्रकार अक्षरमाव उस परमात्मा 
का ब्रह्म-भाव है उसी प्रकार च्षरमाव परमात्मा का श्रधिभृतमाव हैं । 
सब भूतों का, से दृश्य सृष्टि का सामान्य लक्षण क्षरूूप--निरन्तर 
हैरफेर होते रहना, ज्षण-क्षण में रूपान्तर होना--यह है ।.अजुन, समुद्र 
के जल-रूप में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं द्ोता, फिर भी उसके ऊपर 
निरन्तर रूपान्तरित होती हुई लहरे' धू-धू करती ही रहती हैं । समुद्र 
का जल-भाव उसका अक्षरभाव है, थों कहा जाय, तो लद्दरे' उसका क्षर- 
भाव कददलायँंगी । इस प्रकार कई अंशों में सम॒द्र में मो अक्षरंभाव और 
चुरभाव साथ रहता है; तव फिर, जिस परसात्त्मा की एक प्रकृति कर्म भी 


२३० गीता-मन्थन 


है, उसमें अक्षरभाव और क्रमाव साथ ही रहें, श्समें कुछ मी श्राश्चर्य 
नहीं । सर्व भूत्तों का यह सामान्य लक्षण है और यह परमात्मा कीही 
एक प्रकृति है । 

“अजुन, अब तू श्रधिदेवमाव क्‍या है, यद्द ध्यानपूर्वक्त समझ। 

#परन्तप, मैंने तुके समस्काया था कि चेतन्य-रूप, सर्वेब्यापी परमा- 
त्मा को कितने ही लोग परमशक्ति कहते हैँ और कितने द्वी परमदेव 
कहते हैं, तथा उसकी अवान्तर दृश्य शक्तियों को भी भिन्न-भिन्न देवों के 
नाम से पुकारते हैं | इसी प्रकार कितने ही विद्वान देव अथवा शक्ति के 
बदले बलसूचक पुरुष शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ओर इस प्रकार 
परमात्मा को परमपुरुष तथा उसकी सृजन, पालन और संहारक 
शक्तियों को विराट पुरुष, ईश्वर पुरुष, इत्यादि नामों से पुकारते हैं । 
साथ ही, प्राणियों फे हृदय में स्फुरित चैतन्य को भी वे पुरुष अथवा 
प्रत्यकू पुरुष का नाम देते हैं । इस प्रकार पुरुष का श्रथं है देव, शक्ति 
और बल | 

“अब परमात्मा का अधिदैवभाव क्या है? सर्व देवों का--सर्व 
शक्तियों का सामान्य लक्षण बल है | यों समझना चाहिए कि यद्द बल 
अथवा पुरुपत्व उस परमात्मा की द्वी प्रकृति है । 

“इसके बाद अब अधियज्ञ का रहस्य समझ ले | 

#क्ोन्तेयं, मैं यज्ञ के विषय में तुझे वहुत विस्तारपूर्वक कद्द चुका हूँ। 
यज्ञ की भावना, यज्ञ के प्रकार, यज्ञ का उद्देश्य और इसका महत्व में 
ठुके समसा चुका हूँ | यह भी तू जानता है कि भिन्न-भिन्न देवों को उद्दे- 
श्य कर, मिन्न-मिन्न वासनाओं से, मिन्न-मिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। 
किन्तु ये सब भेद दृष्टियाँ तो मन की धारणायें ही हैं | अन्त में तो सर्व 
यज्ञों का सच्चा उद्देश्य एक ही होता है; क्योंकि सर्वे यज्ञ उसीको पहु चते 


योगी का देह-सत्याग २३१ 


हैं। यह उद्देश्य उस हृदय में निवासित परमात्मा ही है । क्योंकि, 
यज्ञ का जो कुछ फल प्रात द्वोता है, वह उसके द्वारा दी होता है | इस- 
लिए हृदय में स्थित परमात्मा द्वी अवियज्ञ है। 

“हस्त प्रकार, अजुन, परमात्मा का अन्ञर और ज्ञर भाव, अध्यात्म, 
अधिभूत और श्रधिदेव भाव, परमात्मा का कर्म भाव और अधियज्ञ भाव 
उस परमात्मा के विपय का ज्ञान तथा विज्ञान है| ॥३-श॥ 

“प्रारडुनन्दन, अत्र श्रन्त समय में ज्ञानी त्तपा अज्ञानी की क्‍या गति 
होती है, वह में ठुभसे कद्ठता हू । 

५परन्तप, विद्वानों ने सामान्यता यद्द विचार किया है कि मनष्य 

मरते समय जिस माव का चिन्तन करता हैं, वह उस 
छोक ४-६. भाव के साथ एकरूप दोजाता है और उस्रीको 
पाता है। 

“अज्ुन, यदद कुछ मंर्ण-समय ही द्ोता हो, सो वात नहीं | जीवित 

मनुध्य भी जिस-जिस पदार्थ का अत्यन्त रागपूर्वक अथवा द्वेपपू्वंक 
चिन्तन करता है, उसके साथ इतना तन्मय ह्ोजाता - है कि उसे अपने 
अत्तित्व तक का भाव नहीं रहता | ध्येय के साथ एकरूप द्दोजाना चित्त 
का स्वभाव ही हैं | किन्ठ॒ जीवित मनष्य की एकरूपता स्थिर 
नहीं होजाती । उसके शरीर के साथ के सम्बन्ध के कारण उसकी वृत्ति 
उस पदार्थ से खिसककर फिर किसी दूसरे पदार्थ से चिपक जाती है | 

“किन्तु, कौस्तेय, अन्त समय में जीव का शरीर के साथ का सम्बन्ध 
हुने की तैयारी में द्ोता है। इसलिए, विद्वानों का कथन है कि जिस 
समय उसे शरीर की सम्पूर्ण रूप से विस्मृत्ति हो जाती है, उस समय वह 
जिस भाव का चिन्तन करता हैं. उसी भाव के साथ संल्रन द्वोजाता है 


और उसी का रूप अहण कर लेता है । 


श्३्२ गीता-मन्थन 


“इस प्रकार जो ज्ञानी अन्त समय में परमात्मा का ही अनुसन्धान 
रखकर और उसी के स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर-त्याग करता है। 
वह तत्काल ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं 7? ॥२-६ा। 


यद्द सुनकर अजुन ने पूछा --“ गुरुवर, यदि श्रन्त में अन्त समय 
की भावना पर ही जीव की गति का आधार रहताहे 

श्कोक ७. तो केवल अन्तकाल के पमय द्वी परमात्मा का स्मरण 

किया जाय तो इसमें कुछ हानि है ? मरते 

मरते समय ही उसका विचार करना पर्याप्त नहीं है ? जीवित समय 

में कटिन और दुःसाध्य तप, संयम, स्वाध्याय तथा योंगाभ्यास 

करने की क्‍या आवश्यकता है ! क्योंकि, ऐसा मालूम द्ोता है कि यह्द 

सब कुछ करने पर भी यदि अन्त समय में उस का स्मरण न हो और 

इसका चित्त किसी दूसरे ही विषय में संलग्न द्वो जाय, तो वह त्रह्मभावको 

प्राप्त न होगा । इसलिए. ऐसा प्रतीत द्वोता ह. कि केवल अन्तकाल का 
स्मरण ही आवश्यक है। इसमें मेरी भूल हो तो बताइए ।” 

यह सुनकर वासुदेव किडिचित मुसकराते हुए बोले -- 

#अजुन, आसानी से मोक्ष प्राप्त करने की तेरी कल्पना तो अच्छी 
है | किन्तु कठिनाई यही है कि वह शक्‍्य नहीं है। 

“क्ैन्तेय, जिस विद्या का अभ्यास जारी नहीं रक्खा जाता, वह 
श्रावश्यकता पड़ने पर याद भ्राही जायगी, यद्द निश्चय नहीं । निरन्तर 
अम्यास करते रहने वाले को भी यदि अत्यन्त आपत्ति के समय मन 
व्याकुल होगया दो तो पुरानी विद्या भी याद नहीं आती। शअ्रच्छे तैरने- 
चाल्ले भी कभी घबराकर डूबजाते हैं। तब फिर जिसने तैरने का अभ्यास 
ही नहीं किया-वह डूबे तो इसमें क्या आश्चय १ 

४क्षैतिय, अपनी अज्विद्या के मंत्रों का मला तू समय समय पर 
झनुष्ठान किसलिए करता है | युद्ध के. समय ही उनका उपयोग होता 


योगी का देह त्याग २३३ 


है, तब उसके पहले उनके याद करने की क्या आवश्यकता हैं । किन्तु 
तू जानता है कि कदाचित चुद्ध के समय उनका विस्मरण होजाय तो 
तू फँस जायगा, इसलिर उनका अनुष्ठान कर उनका ज्ञान ताजा 
स्खता है । 

£ इसी प्रकार, अर्जुन, क्या यह सम्भव है क्नि जिम सनुष्य ने अयना 
क्षारा जीवन विवित्र प्रकर की कामनाश्रों के विन्तन में बिताया हो वह 
अन्त समय में परमात्मा का स्मरण कर सक्रेगा ? अरे, जिस समय योगी 
तक के लिए कफ, वात पिच से परेशान होने, ज्वर से अचेत होने, 
श्वास दक जाने तथा अनेक पीड़ाओं से व्याकुल द्ोने की सम्भावना 
रहती हैं, उस समय, क्या यह अपेक्ता को ज सकूनी है कि जितने सारा 
जीवन तृथ्णाओं के सेवन में ही बिताया है वह परमात्मा के विन्तन सें 
एकाग्र वन सकेगा ९ वह तो, उस सम्रत्र, प्रकट करने में सम न होने 
पर भी, अपने धन सम्पत्ति, कुटुम्बी, शत्रु एवं अत्यन्त आसफि से सेवित 
अथवा सेवन के इच्छित भोगों के ही चिन्तन में एकरूप दो जायगा, 
यद्दी श्रधिक सम्मवनीय है | 


“और तजुन, रुत्यु कुछ पहले से सन्देरा भेजकर थोड़े द्वी भाती 
हैं। जिस प्रकार निर्दोष और निःशह्ढ रूप से रास्ते में चलते हुए चूहे 
को विज्ली मानों आकाश से द्वटकूर एकदम रपट लेजाती हैं, उसी प्रकार 
बिना किसी पूर्वसूचना के ही यम अपने लक्ष्य को कपट लेजाता है | 
इस युद्ध में अनेक सैनिकों का धात केसा अऋस्मात्‌ होगा, इंसीका विचार 
कर | यौवन के मद और वल से चूर इन लाखों योद्धाओं में से किस 
स्ण किसका छृदय वींघकर शत्र का वाण प्राण निकलने ते पूर्व हा !? 
करने तक का अवकाश देगा, क्या इसका निश्चय है ? उससमय, उनकी 


परमेश्वर के साथ एकरूप होने की तैयारी किस प्रकार दोसकती हैं ९ 


२३७ मीता-मन्थन 


“इसलिए, गुडाकेश, मोक्ष की इच्छा रखनेवाले को सदैव साथ- 
धान रहने की आवश्यकता है | पर॒सात्मा का अनुसन्धान छोड़ा जा सके 
ऐसा एक लक्षण भी सुरक्षित नहीं हैं । जिसे अन्तकाल के समय ब्रह्म- 
भाव बनना हो, उसे प्रत्येक क्षण परमामा का चिन्तन जारी ही 
रखना चाहिए। उसे अपना श्वासोच्छवास ही ब्रह्मलप कर डालना 
चाहिए। 

#इस प्रकार परमात्मा के प्रति मन और बुद्धि समर्पित कर, सर्वकाम 
में ईश्वर का स्मरण कर, युद्ध करता हुआ तू ईश्वर को ही प्राप्त होगा, 
यह श्रद्धा रख | ॥ ७ ॥ 

“पाथ, साधक जिम रीति से ध्यान का अभ्यास कर सर्व संकल्प 

का संन्यासरूपी योग सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, 
छोक ८-१४ उसकी प्रकृति मैं तुके समझा: चुका हू इस प्रकार. 

के साधक को जिस समय यहद्द प्रतीत हो कि उसे .देह 
छोड़ने का कारण “उत्पन्न होगया अथवा शरीर रखने का कारण नहीं 
रहा है, उस समय चह योग-विधि से अपना शरीर त्याग कर अन्तसमय 
में परमगति प्राप्त करने के विष्रय में निःशंंक होजाता है | 

£ वह श्रभ्यास! बल से, एकाग्रचित हो, सर्वज्ञ, अनादि, सर्वनियन्ता - 
सूच्मतिसूचम, सर्वेदष्ट, भ्रचित्यरूप, अज्ञानरूपी अन्धकार के नाशक 
होने के कारण सूर्य की उपमा योग्य परमात्मा का अनुसन्धान करता हुआ 
अपने प्राण को पहले आज्ञाचक्र में घारण करता है।. ॥्८+श्था. 

“तत्पश्चात्‌ वह योगी सब इन्द्रियों का संयम कर, मन को हृदय में 
स्थिर करके, धीरे-धीरे अपने प्राण को अपने मस्तक में ऊंचा चढ़ाकर 
योग धारण करके रहता हे इस समय वह ऊ' के अह्यवाचक एकाक्तरी , 


मन्त्र का जप करता है। .. 


योगी का देह-त्याग २३५ 


/ज्लैन्तेच, वेदपाठी ब्राह्मण इस शंकार की महिमा बखानते है 
ओर बारम्बार इस पद का उच्चारण करते हैँ, किन्त उससे पहचाने जाने- 
वाले पदार्थ को वे नहीं जानते | राग रहित यती उस पद के मस्म को 
यथावत जानते हूँ श्रौर साधक उसकी इच्छा से ब्रह्गमचर्य घारण करते हैं। 
देह छोड़ जानेवाला योगी भी उस पद का जप करता शौर उसके लद्य 
त्रद्म का अनुसन्धान रखता हुआ इस प्रकार प्राण को तालु पर चढ़ा कर 
देह छोड़ देता है भीर परमगति को प्राप्त करता है।?. ॥१०-९ रा 

योगाम्थास से प्राण छोड़ने की उपयुक्त रीति सुनकर अजुन कुछ 
विचलित हुआ | उसने कहाः-- 

#वोगेश, आपने योग-धारणा से देह छोड़ने की जो रीति समभझाई 
बह तो निश्चित रूप से सिद्धि देनेवाली है, इसमें शंका नहीं | किन्तु 
सांसारिक प्रवृत्तियाँ करनेवाला तथा यद्ध के साहस मोल लेनेवाला 
मुझ जैसा ज्षत्रिय इस प्रकार प्राण छोड़ने का अवसर पायगा, यह 
आशा किस प्रकार रख सकता है ? और इसलिए, यदि इस प्रकार देह- 
त्वाग करना ही इष्ट हो, तो क्या ऐदी प्रवृत्तियों से अलग रहना दी 
अधिक श्रेयस्कर नहीं है ? इस विप्रय में अपना वास्तविक मत बताइए ।”? 

इसपर श्रीकृष्ण बोले;-- 

४अ्जु न, श्रद्धा शरीर भक्ति मनुष्य की तारक है, साधन तो निमित्त- 
मात्र हैं | निर्वाण की इच्छा रखनेवाले और उसके सिवा दूसरे किसी 
पदार्थ की कामना न रखने वाले योगी की मृत्यु किसी भी तरद दो, 
अन्त में उसे निर्वाण ही प्राप्त होगा | किन्तु, परतप, सड्ड ल्पबल इतना 
प्रबल होता है कि यदि किसी शुद्धचित्त थोगी ने किसी विशेष प्रकार 
से द्टी अपनी देह छोड़ने का निश्चय किया हो, तो सत्य संकल्प के 
प्रभाव से वह उस तरह भी देह छोड़ सकता है। 


बल 3 मनन नीता भगएए 


श्र गीता-मन्थन 


/क्षैन्तेय, इसमें पवित्र मीष्मपितासद्द ही उदाहरणलहूप हैं। तू 
जानता है कि इस उद्दारचित्त महात्मा का इच्छा-मरणी होने का इंढ़ 
संकल्प है | साथ हो तू जानता है कि वे राज-क्ाज की सब प्रवृत्तियाँ 
करते हैं, और इस भोपण संत्राम में घोर युद्ध करनेवाले हैं, फिर मी 
उन्हें अपने योगवल पर इतनी हृढ़ भ्रद्धा है कि वे अपनी इच्छा होगी 
तबतक शअ्रपना प्राण ठिक्षत्रे रख सकेंगे और स्वयं जिस मुहूर्त को उचित 
मानते हैं. उसी उसे छोड़ेंगे। इस श्रज्गार यदि योगबल से द्वी देह 
छोड़ने का तेरा निश्चय हो, तो तू योगाभ्यास ओर संकल्प के वल से 
युद्धादि कमें करता हुआ भी ऐसा कर सकेगा, इसमें शंका नहीं । 

“किन्तु इसका यह अथे नहीं हि अगुक रीति से देह छूटे यह 
आग्रह रखने की आवश्यकता है । 

“किन्तु, अजुन, जिसके सर्वे सक्लल्प नारा होगये हैं, जो योगारूढ़ 
भर सिद्ध कहे जासकने योग्य नित्ययोगी द्वोगया है, जिते देह का 
अस्तित्व और उसका नाश दोनों एकसमान अतीत होते हैं, जिते एक 
ज्ुण भी ऐसा अतीत नहीं होता कि गतिमात्‌ अथवा रूपान्तरित हो सकते 
वाले इस विश्व में परमात्मा के सित्रा दूसरा कोई पद अथवा पदाये है, 
जिप्ते देह का उद्भव और उसका नाश सुद्र में उठने और फूटनेवाले 
बुलजुलों से अधिक महत्व का भासित नहीं होता, वह निरन्तर योगी देह 
होते हुए भी ब्रह्म में हो लीन है और देह छा नाश होने पर भी उसी- 
में स्थित है। उसका शरीर छूटने से द्वोने वाला निर्वाण, उसको 
अपनी दृष्टि से निवांण नहीं प्रत्युत्‌ दूसरों की दृष्टि से ह। है 

#अजुन, प्रेच्कों को दृष्टि से घड़े में का आकाश और विश्व में व्याप्त 
आकाश इस प्रकार आकाश में मेद किये जा सकते हैं, किन्तु सर्वत्र समान 
रूप से ज्यातत आकाश ओो मिट्टी के घड़े के आवरण का कुछ भास होता 


योथी का देह-त्याग २३७ 


है 0 अथवा प्रेक्षक की दृष्टि में बुलदुज्ञा बना पानी दूसरे पानी से जुदा 
दिखाई देता है, किन्तु कया स्वयं पानी को इससे श्पने स्वरुप में कुछ 
भेद दिखाई देता है १ इसी प्रकार शांत हुए योगारूढ़ लिद्ध को मरण 
समय परमात्ममद प्राप्त नहीं करना होता, वरन पहले से द्वी प्रात्त हुआ 
होने के कारण, उसका मरण संसार की दृष्टि से ही निर्वाण है, उसकी 
अपनी दृष्टि से नहीं। इससे उनके लिए निर्वाण कोई दुःसाध्य प्राप्ति 
नहीं बरम्‌ रुहज रुप से सिद्ध हुई स्थिति है ।” ॥श्था 


'क्षैन्तेय, शरीर रद्दते ही स्व संकहपों के संन्यास से श्र ज्ञाननिध्ठा 

से शान्ति प्राप्त तथा ब्रह्मश्प हुआ 'योगारूद सिद्ध 

श्लोक ११-१६ हो, अथवा अन्तकाल के समय भी वेसा होने की दृढ़ 

इच्छा रखनेवाला योगाभ्यासी साधक दो 

परमपद प्राप्त करने के वाद इन महात्माओ्रों को दुःख का निवासरूप तथा 
नाशमान देद पुनः धारण नहीं करना पड़ता | किन्तु जबतक इस प्रकार 
सर्व सट्टल्पों का संन्यास सिद्ध नहीं होजाता, तबतक ठेठ ब्रह्म तक सब 
भूतों को अपनी बामनाओं के कारण जन्म-मरण की घटमाल में फिरना 
ही पड़ता है । परमात्मपद को पहुँचनेवाले का हवी इस चक्र से छुटकारा 
होता है, कारण कि जन्म का कारण-रूप इस ज्ञान कीं वासनाओं का ही 
क्षय द्वोनाताहै। ह ॥१४-१ छ॥। 


“पांडीवधर, इस सम्बन्ध में पुराणकारों का मत मैं हमे कहता 

हूँ. चह सुन- कोन्तेय, पुराणकार यह मानते हैं 

श्लोक १७-१६ कि जिस प्रकार मनुष्य अपने संकहप से अपनी 
छोटी-छोटी सष्ठि रचते है ओर उनमे उलमे रहते हैं. 

ओर अपनी छोटी सृष्टि में समाविष्ट जीवों -का समतव रखकर उनकी 
चिन्ता करते हूँ; उसी प्रकार ययय-चन्द्रादि भद्दों सह्दित इस पृथ्वी की 


२३८ गोता-मन्थन 


उत्तत्ति किसी मद्दान्‌ सह्लल्पधारी सत्व (विरोष प्रकार के जीव) ने की 
है | इसी मद्दात्मा को पौराणिक, ब्रह्म कहते हैं । 


८ पार्थे, इसके साथ ही उन्होंने प्रथ्वी की काल-गणना के सत्य, 
श्रोत्ता, द्वापर और कलियुग इस प्रकार चार झुग किये हैं भौर प्रत्येक युग 
कितने वर्ष का होता है इसकी गिनतो की है | उनकी यद्द कल्पना है कि 
ऐसे चार युगों को एक चोऊड़ी रट्टा जाय तो एक हज़ार चौकड़ी जितना 
( भ्र्थात्‌ श्रपने चार अरव वत्तीस करोड़ वर्ष जितना ) लम्बा ब्रह्मा का 
एक दिन द्वोता है भर उत्तनी दी लम्दी उसकी रात होती है । 

“उनके हिसाब से इस सृष्टि का भ्रायुष्य ब्रह्मा के एक दिन जितना 
अथवा अपने युगों की एक हज़ार चोकड़ी जितना होता हैं । ब्रह्म के 
सड्डूल्य से रचित यद्द सृष्टि उसके दिन में स्थित रहती है, और उसकी 
रात होते ही उसके संकल्पों का यत्न होने के कारण इस सुष्टि का अ्लय 
होजाता है । ऐसा प्रलय भी एक दृजूर चौकड़ी तक रहता है | इस 
प्रत्ञय में स्थावर जंगम तथा जड़-चेतन सर्व सृष्टि नाश को प्राप्त होकर 
सानों आकाश में विलीन होगई हो इस प्रकार अदृश्य होजाती है और 
ब्रह्म का प्रातःकाल होने पर फिर उत्पन्न होने लगती है । 

४ इसी प्रकार सजन-्प्नलय का चक्र उठता रहता है । 

“प्रार्थं, इस प्रकार ब्रह्मा का दिन निकलने पर उत्पत्ति और रात्रि 
होने पर प्रलय हुआ करता है, फिर भी जिन्होंने ज्ञान से सड्लल्पों का 
संन्यास नहीं किया हैं, उनके शिग-पेह का नाश नहीं होता | वासनारूप 
लिग-देह इतना सूक्म और दुर्भेध है कि छट्टि के आकाश में विल्लीम 
होजाने पर भी, वहाँ भी देहं-धारण की अनुकूल परिस्थिति की वाट 
जोहता हुआ अपना व्यक्तित्व ओर जोब-भाव सम्हाले रखता है, किन्तु 
निर्वाण को प्राप्त करता है और उत्पत्ति का समय आते ही फिर शरीर- 


यीगी का देह-त्याग २३६ 


घाग्णु की तैयारी काने लगता है । इस प्रकार कज्पों तक -निर्वाण होने 
तद् -जीवों की गति श्रप्नकट प्रकृति में से प्रकट सृष्टि में भर प्रकट सृष्टि 
में से अप्रकट प्रकृति में आवागमन करती रहती है । ॥१७-१६॥ 
“ज्षैन्तेय, इस प्रकार प्रलय-काल में प्रकृति में लीन हुए समान जीव 

कुछ निर्वाण प्राप्त किये नहीं होते, वरन्‌ भव्यक्त बने होते हैं, बस इतना 
ही । इस अव्यक्त दशा में मी उनका व्यक्तित्त कायम रहता है। किन्दु 
इत्त अ्रव्यक्त दशा से मी अधिक अप्रकट एक दूसरी 

श्कौक २०-२२ सनातन वस्तु है, जो इन भूतों के नाश में भी नह्ट 
नहीं दोती और श्रव्यक्त दशा में भी इन भूतों को 

आधःर देती रइती है । इस सनातन सत्ता-रूप श्रप्रकट वस्तु को ही श्रक्षर 
कहते हैं, परमपद कद्दते हैं, और जो इसके माव क्रो ग्राप्त करते हैं उन्हीं- 
का लिंग-देह भी विलीन द्वोनाता है और उस परमात्मा को पहुँचता 
है और निर्वाण क्रो प्राप्त द्वोता है । ॥२०-११॥ 
“पार्थ, यह परमपुरुष, परमपद, परमधाम, परमसत्ता और श्रेष्ठ 
च॒स्तु ही, जिसमें स्व भ्रव्यक्त और व्यक्त भूत्तों सद्दित प्रकृति निवात्ष 
करती हैं ओर जो सबको व्याप्त कर रहती है, प्राप्त करने योग्य है, 
और उसे प्राप्त करने का एक ही मार्ग हैं, और वह है उसकी अनन्‍्य 
भक्ति का । ॥२२॥ 
“पार, श्रव योगमार्ग से देह त्यागने का आग्रह रखनेवाले योगियों 

ने परमपद-प्राप्ति की दृष्टि से देह-त्याग के लिए 

श्लोक २३-२८ जिन समयों को अनुकूल अथवा प्रतिकूल माना है 
बह भी तू जानले, क्योंकि योगमाय के सम्प्रदाय में 

ये मुहूर्त महत्व पूर्ण समके जाते हैं । ॥२१॥ 
४उनके मत से उत्तरायण के छः महीने, शुक्ल पक्ष, दिन का समय 


२४० गीता-मन्थन 


और जब धूम्र-रह्ित अग्नि प्रज्वलित हो वह समय निर्वाण प्राप्त करने 
के लिए. अनुकूल होता है| यद्द निर्वाण का अचि-मार्ग कह्दाता है, 
इसमें प्राप्त ब्रह्मरन्त्र में होकर सूर्यममए्डल को भेद कर ब्रह्मा के अधिकार 
से बाहर जाकर निर्वाण को प्राप्त करता है। ॥२५॥ 


४इसके विपरीत दक्षिणायन के छ मास, क्ृष्णपक्त, रात्रि का 
समय भर धुएँ सद्दित श्रस्नि जलती दो, उस समय्‌ देह छोड़ना उचित 
नहीं | यह चन्द्रमार्ग कहता है। इससे यह सूचित होता है कि इस योगी, 
की साधना अपूर्य है ओर इसलिए, उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा । ॥२श॥ 


#परंतप, संसार में निर्माण तथा संस्ति देनेवाली शुभ और 
अशुभ दो यतियाँ सनातन का॥ से चली आरही हैं। जो बोगमाग' के 
अभ्यासी हैं, पत्र हैं, मुमुचु हैं, उन्हें भले द्वी उपयुक्त मुहूर्त अनुकूल- 
प्रतिकूल होने वाले हों, किन्तु जो कल्याण का प्रयत्न ही नहीं करते 
उनके लिए, इन मुहूर्तों से कुछ लाभ नहीं होता | इसी तरह मेरा मत्त है 
कि जो बुद्धिमान पुरुष मुह्र्तों का आधार नहीं रखते, इस बीतनेवाले 
कण में ही मुत्यु आजायगी यह मानकर सदेव परमात्मा में युक्त होकर 
रहते हैं एवं एक क्षण भी अचेत नहीं रहते, उनके लिए देह-त्याग के 
हेतु सब मुहूंत अनुकूल दी हैं । इस लिए मेरी सलाह है कि तू सर्वकाल 
के लिए योग की सिद्धि आत्त कर। . -- ॥रइ-तरणा 


“पग्रेय कौन्तेय, जो यह कहा है कि वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान 
इत्यादि सब सत्कर्मों से जो कुछ पुण्य प्रात द्वोता है, वह सब परमात्मा 
को तेकर ह्वी है। इसलिए. इन सब क्मों के फल की वासना छोड़कर-- 
उनकी ग्राप्ति के मोह से परे रह कर- योगी सबके मूलरूप परमस्थान 
को ही प्राप्त करता.है।? | ॥२८॥ 


योगी का देह-त्याग २४१ 


सूचना 


आठवे' अध्याय का मन्थन लिखने में में निःसंशय रहा हूँ. सो वात 
नहीं । निर्वाण के लिए योगमाग से ओर उत्तरायश आदि मुहूर्तों में 
देह-त्याग करना आवश्यक ही है अथवा नहीं, इस विपय में व्यास का 
क्या मत था यह स्पष्ट नहीं है। गीता के टीकाकारों ने सामान्यतया 
इसकी अनिवार्थता स्वीकार नहीं की, किन्तु निर्वासनिकता तथा ज्ञान- 
निष्ठा की आवश्यकता स्वीकार की हैं। मैंने भी इसी भाव के अनुकूल 
मंथन अवश्य किया है, किन्तु महाभारत के अन्य भागों से, उसी प्रकार 
भीष्म आदि के चरित्र से ऐसी सम्मावना प्रतीत होती है कि व्यास के 
काल में उपयुक्त विधि से ही देह-क््याग करने की मान्यता हृद होगी। 
सत्ताईसवे' इलोक से ऐसा भाव निकाला जा सकता है कि गीता ने इस 
मान्यता का त्याग किया है, फिर भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहीं व्यक्त नहीं 
किया है। इससे सम्भव है कि गीता-काल के ' पश्चात्‌ इस विषय" में 
विचार आगे बढ़ा हो और पुरानी मान्यता अ्रश्नद्धेय वनी हो, और इस- 
लिए टीकाकारों नेःइस अध्याय की मान्यताओं को गौणरूप से ही स्वीकार- 
योग्य ठहराई हो । यह तो सवंथा निश्चित है कि पीछे के कोई मक्ति- 
मार्गी, ज्ञानमार्गी अथवा ज्ञानेश्वर जैसे योगमार्गी मी इस अध्याय को' 
मान्यता पूरी-पूरी स्वीकार नहीं करते हैं ।. 


नवमस श्रध्याय 
जन का सार 


$ प़ों 3 ९ ् 
सर्च संकल्पों के संन्‍्यास और सत्र समबुद्धि विषयक योग, उसके 


लिए भीकृष्ण का बताया हुआ ध्यान का अश्रम्यास- 
श्लोक ९-३... क्रम, उससे सम्बन्धित अपर तथा पर प्रकृतियुक्त 
परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान ओर साथ ही मरण समय 
उसका चिन्तन, यह सब्र अजुन ने ध्यानपृर्वक सुना ओर समझता भी 
सही | किन्तु ज्यों-ज्यों वह सुनता और उसपर विचार करता गया, 
स्यों-त्वों इसे सिद्ध करने दी शक््यता के सम्बन्ध में बह संशोधित और 
इसलिए विचलित होता गया। 
फिर उसे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि यदि इसी मार्ग पर रूवल्षोगों को 
जाना दो, इसके साथ दी फिर श्रीकृष्ण का यह भी मत हो कि सांसारिक 
कर्मों का त्याग न किया जाय और उसके साथ पौराणिकों द्वारा वर्शित 
उत्पत्ति तथा प्रलय की कल्पना सच हो, तो सामान्य चुद्धि और 
शक्ति के सहलों स्त्री-पुरुषों को ऋपने कल्याण की आशा छोड़ 
देनी चाहिए, ओर यही मानकर चलना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से 
देखने पर मोक्ष जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, प्रत्युत्‌ वह कभी सिद्ध न 
होने वाले आदश की केवल एक कल्पना ही है। व्यपहार्य दृष्टि से जो 
जीव-स्वभाव आत्तित्व में आया हुआ है, वह अनन्तकाल तक टिका 
ही रहेगा | 
चतुर-शिरोमणि भ्रीकृष्ण अर्जुन की मुख-मुद्रा से ताड़ गये कि उसके 
मन में क्‍या विचार चल रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत'हुआ कि अर्जुन 


योगी का देह-त्याग २४३ 


ने उपरोक्त योग की दुःसाध्यता के सम्बन्ध में कुछ अधिक भय कर लिया 
है, और इसका कारण यह है कि वह यद्द भान बैठा है कि. इस योग की 
सिद्धि केवल बुद्धि द्वारा द्वी हो सकती है; किन्तु भक्ति के उत्तकर्प पर जो 
ज़ोर दिया है, उसे उसमे अच्छी तरद्द ध्यान में नहीं लिया। भक्ति का 
साधन कितना बलवान है भोर बुद्धि से अथवा तीव्र अभ्पास-पैराग्य से भी 
जो सिद्ध नहीं दो सकता, वह मक्ति से कितना शीघ्र सिद्ध होता है यह 
उसकी समझ में नहीं आया है | इसलिए अंजुन की उलमन दूर करने 
तथा उसने प्रोः्सादइन देकर, उसका, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए श्रीकृष्ण 
ने हस विपय का फिर दूसरी दरह' निरूपण करना शुरू किया। 


मधुसूदन बोजै --प्रिय और निर्म॑स्सर शजुन, मैंने तुके जो मोक्षदायक 
ज्ञान-विज्ञान समझाया था, उस्ते प्राप्त करने की कुझ्ी अब में तुमे बताता 
हूँ। इससे तेशा भय दूर हो जायगा शोर तुके सहज ही यह प्रतीत होगां 
कि इस मार्ग में तेरे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। 

“प्ररत१, जब तक मनुष्य ज्ञान और साधना की इस कुझी का महत्व 
नहीं समर लेते ओर उसमें श्रद्धाहान रहते हैं, तब तक उनके लिए, 
जन्म-मरण का चक्र छूट नहीं सकता । किन्तु इस कुझी को प्राप्त करने 
और उसका उपयोग करने वाला सहज ही संसार-सागर से पार 
हो जाता है। े से 

“ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान और उसेफे रहस्य को तू ध्यान देकर सुन [? ' 

“पाद्दावाहो, परमात्मा का ज्ञान- और विज्ञान एक बार फिर से में 
संक्षेप में ओर अधिके सरलता तथा भिन्न प्रकार से 
कह जांता हूँ । 

“पार्थ, जिससे यह सब विश्व फैला हुआ है औौर इसके चारों 
ओर जो व्याप्त हैं, उस परम पुरुष परमात्मा का त्वरूप अस्येन्त अप्रकट 


श्लोक ४-६ 


र्छ्छ गीता-मन्थन 


तथा सूचम है। संसार के भूत मात्र, पानी में मछली की तरह, इस 
परमात्मा में ही स्थित देँ। किन्तु, अजुन, जिस प्रकार जल मद्चली में 
नहीं है, उसी प्रकार इन भूतों में परमात्मा भी नहीं है | 


#४किन्तु यदि इस दृष्टान्त को तू पूर्णतया घटित करने जायगा तो 
और चक्कर में पड़ जायगा । क्योंकि परमात्मा भूतों में है द्वी नहीं यह्द 
कहना भी सर्वया समय नहीं है | कारण कि में दूसरे ही वाक्य में यह्द 
कहना चाहता हूँ कि यह परमात्मा मृतों के अन्दर और बाहर सर्वत्र 
विद्यमान है, किन्तु जिस प्रकार जल मछली के श्रास-पास ही फैला रहता 
है, उस तरह केवल बाहर से ही फैला हुआ नहीं है ।” ॥४॥ 

#इस प्रकार परमार्मा और संसार का सम्बन्ध चमत्कारिक है | वह 
संसार के भूतों का पोषण और धारण करने वाला द्वोने पर मी उनमें 
नहीं है। और उनमे होने पर भी यह परमात्मा ही सब भूततों की उत्पत्ति 
का कारण है | ॥५॥ 

“परंतप, एक और उदाहरण देकर, इसे और समझाने का प्रयक्ष 
करूँगा । किन्तु एक तरद्द यह सब उदाहरण तुमे श्रयूर्ण ही समझने 
चाहिएँ,क्योंकि संसार में ऐसा कोई पदार्थों का सम्बन्ध नहीं है,कि जिसकी 
उपमा परमात्मा ओर विश्व के सम्बन्ध में स्वंथा लायू कीजा सके। 
परमात्मा का स्वरूप एक भर अद्वितीय द्ोने, उसी प्रकार मन और 
वाणी से अतीत होने के कारण, अपने को निश्चित रूप से दो ही वश्तश्रों 
का ज्ञान है अथवा हो सकता है एक, चैतन्य रूप परमात्मा है इसका 
और दूसरा, यह संसार नाशमान होने पर भी अनुभवित होता है इसका । 
इन दो ज्ञान के सिवा एक तीसरा निश्चय अपने को यह होता है कि यह 
संसार किसी प्रकार परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है 
आर उसी में व्यय हो जाता है, ओर परमात्मा अविनाशी है, जब कि 
संसार नाशमान है, इतना ही नहीं प्रत्युत क्षण-क्षण परिवरततनशील है। 


कब 


योगी का देह-त्याग श्श्रर्‌ 


“परन्तु धनज्य, इस परंमात्मा में से संसार-चक्ष किस प्रकार चलता : 
है यह विपय इन्द्रियातीत होने के कारण उस सम्बन्ध में केवल कल्पना 
दी की जा सकतो है, उपमाशरों से ही समम्काने का प्रयक्ष किया जा सकता 
है, श्रोर युक्तिवाद ही रचे जा सकते हैं । समर्थ तत्वचिन्तक मित्र भिन्न 
उपमाओं, कल्पनाओं तथा युक्तिवादों से उसकी संवन्ध में खुयाल-- बनाने 
का प्रयक् अवश्य करते हैं; किन्तु कोई भी इस विप्रय में निश्चित जानकारी 
नहीं दे सकते । यह परमात्मा ही जानता है कि अपना कैसा स्वरूप है, 
कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, किस प्रकार संसार को पर कट करता, रखन्ग, 
और नाश करता है; किन्तु किसी किसी प्राणी की बुद्धि इस रहस्य का 
उद्घाटन कर.नहीं सकती | 


“इसलिए, उदाहरण देने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि किसी 
प्रकार तृ परमेश्वर तत्व के नि्ंय पर पहुँच जाय और दृश्य सृष्टि के मूल 
में रहने वाली सद्वस्तु का विचार कर सके | तुके उदाहरणों से पूर्ण 
बोध होने की आशा न रखनी चाहिए । 


'अलुन तू. मेरे उदाहरणों का विचार करते समय यह सावधानी 
सदैव रखना, जिसमे कि तू उलमन में नहीं पड़ेगा । 


/तब परमात्मा और जगत के सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण श्राकाश 
और कायु का दिया जा सकता है ) 


“अजुन, जिस प्रकार सदा और सर्वत्र चलता रहने वाला वायु निर्मल 
और निश्चल आकाश में से उद्भूत हुआ है भौर उस्ती मे रहता है, उसी 
प्रकार यह सदैव परिवर्तनशील जगते निर्मल भर निश्चल परसात्त्मा में 
से ही उद्भूत हुआ है और उसो में रहता है | भर जिद्ध प्रकार आकाश 
इस वायु के प्रत्येक अगु-अरु के साथ मिला हुआ है, और उसके मीतर 
और बाहर सर्वत्र है, उसी तरह परमात्मा संसार के अगु॒ु-अग़ु के साथ 


२४६: - गीता-सन्थन 


मिला हुआ. है और उसके भीतर और बाहर सर्वत्र है। और जिस प्रकार. 
आकाश-वायु से अधिक व्यापक है और इसलिए जहाँ वायु न हो वर्दा 
आकाश तो है ही, उसी तरह परमात्मा की व्याप्ति विश्व की अपेक्षा 
अधिक है, इसलिए जहाँ विध्व का किसी प्रकार' का नाम-निशान भी 

नहीं होता वहाँ भी परमाम्मा का निवास है. और फिर अजुन, जिस तरह * 
आकाश और चायु का इतना त्रनिश्ट सम्बन्ध है, तिय पर भी आकाश को 
वायु के गुण-दोषों का जरा स्पर्श भी नहीं होता बल्ले मानो आकाश 
वायु को पहचानता द्वी न हो इस प्रकार सदैव उम्तम्े अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार आत्मा तथा जगत का इतना घनिष्ट और निकट सम्बन्ध 
हैँ तो भी जगत के गुश-दोषों का परमात्मा को जुरा स्पर्श नहीं है, बरन्‌ 
मानों परमात्मा संसार को पहचानता द्वी न हो, इस प्रकार सदैव श्रलिप्त 
रहता है ।” ॥ 
“अजुन, दिन में मिन्न-मिन्न रंग.धारण करने वाले गिरगट को हम 

एक ही प्राणी जानते हैं और उसके रंग-मेद को उस 

कोक ७-८ की कोई प्रकृति ( स्वभाव, शक्ति, गुण, तत्व) का 
परिणाम सममते हैं | यह प्राणी अपने से जो कुछ 

रंग-मेंद प्रकट करता अथवा लोप करता है, उससे हम उसके गिरगठपन 
के सम्बन्ध में किसी. म्रान्ति में नहीं पड़ते | इसी प्रकार परमात्मा में भूत्तों 
सद्दित इस विश्व को विविव प्रकार से प्रकट करने, धारण करने और 
अपने में लथ कर डालने की भ्रदुभुत शक्ति विद्यमान है | यह शक्ति उस 
की प्रकृति अथवा स्वमाव ही है | इस से विश्वरूप में अथवा विश्व- 
विद्दीन रूप में एक परमाथ्मा ही है। जिस तंरह गिरगट की चमड़ी में 
कभी-कभी उसके रंग लुप्त द्वो जाते हैं उसी तरह जब कप का अ्रन्त 
आता है उस समय परमात्मा की प्रकृति में विश्व लीन होता है; और 
जि प्रकार कमी गिरगट के 'शरीर में रंग प्रकट द्वोते हैं, उस तरह, जब 


योगी का- देह-त्याग - २७७ 


कल्प का झारम्म होता हैं, उस समय परमात्मा की प्रकृति में से विश्व 
उत्तन्न दो जाता है | इश्त प्रकार अपनी प्रकृति के--अथवा स्वभाव' भूत 
शक्तिके ही आवबार पर परमात्मा इस प्रकृति के वशवर्ती समग्र जड़ 
चिदात्मक विश्व वारम्वार उत्पन्न करता है और लीन करता है।” |॥७-८)॥ 
किन्तु, पा, इस प्रकार परमात्मा को जगत का उत्पाइक, पालक 
ओर संद्षारक कहने से वह कुछ इन कर्मों का कर्ता 
श्लोक ६-१० नहीं हो जाता । सामान्य चुद्धि को चक्कर में डालने 
वाली, परमात्मा सम्बन्धी यह दूसरी विशेषता है। 

_ “अजुन, सामान्य मनुष्य, परधात्मा विषयक ऐसी वातों से चक्षर में 
पड़ जाता है। उन्हें ऐसा भी प्रतीत होता है कि विद्वान लोग बड़ी सर- 
लता से परस्पर विगेधी बातें कह सकते हैं, किन्तु उनका बुछ अर्थ नहीं 
होता । कारण कि सामान्य भनुष्यों को -कर्तापन का इतना भान और 
अभिमान द्वोता है कि वे जो-जो करियाएँ करते हैं. उनमें अपना कर्तापन 
समझे बिना रद्द ही नहीं सकते और इसलिए क्रिया करने वाला श्रकर्ता 
कैसे हो सकता है इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते | 


“(केन्त, धनजय, ज़रा अधिक विचार किया जाय तो यह समम में 
आ:सकता है. कि कर्म करते हुए भी अ्रऊ्तापन हो: सकता है। सामास्थ 
व्यवहार में हम कई वार ऐसा. श्रकर्तापन स्वीकार भी करते हैं | 


#उदाहरणु थे, कौन्तेय, राजा की श्राज्ञा से अपराधी का वध' करने 
वाले ज॑ल्लाद पर हम लोग मनुष्य के वध करने का आरोप नहीं करते। 
कारण कि हम कहते हैं कि बध की प्रेंरणा करने वाला वास्तविक कर्ता 
राजा है, जल्लाद तो साधनमात्र है। इसपे यद्यपि वध तो जंब्वाद ही 
काता है, फिर भी हम यही मानते है कि वह अकर्त्ता है /? 

पक, घर्मशात्ञ के नियमानुसार राज्यशागन करने बाला राजा 


श्ष्ट्८ गीता-मत्थन 


योग्यविधि से न्याय की खोजकर किसी अपराधी के वध किए जाने की 
श्ज्ञा दे, तो उस राजा पर भी हम मनुष्य को वध करने का आरोप नहीं 
करते | वही वर का प्रेरक है, फिर भी हम उत्ते अकर्ता ही मानते हैं, 
तथा धमंशाद्ल के नियम को दी इस कर्म का कर्ता मानते हैं । धर्म 
शास्त्र की आज्ञा अनुचित द्वो तो, उसीमें दम परिवर्तन करे हैं, किन्तु 
राजा को दोष-पान्र नहीं गिनते ।! 

तत्परचात्‌ अजुन, इस धर्म-शास्त्र के स्मृतिकार पर भी हम वक्त 
अपराधी के वध का दोब नहीं डालते । कारण की स्मृतिकार किसी विशेष 
व्यक्ति को उद्धिष्ट कर धर्मशास्त्र की रचना नहीं करता, प्रत्युत धर्म का 
विचार करके ही करता है | फिर उक्त निमय राजा तथा जहलाइ के 
द्वारा अपने आप ही व्यवद्वार में आता है, स्प्ृतिकार को उसका अमल 
करने का किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता | हम यही कहते हैं, 
कि स्मृतिकार का कर्चापन तो धर्मशात्न क्री रचना करने में है, किसी 
अपराधी का वध करने में नहीं । इस प्रकार कर्ता होते हुए भी अकर्त्तापन 
विविध रूप से द्वोता है । 

कपिष्वज, इस प्रकार परमात्मा भी सृष्टि का कर्ता होने पर भी 
अ्रकर्ता है। जिस प्रकार स्मृतिकार, राजा तथा जल्लाद मनुष्य-वध के 
दोषपातन्न नहीं होते, उसी“तरह परमात्मा को र॒ष्टि के कर्त्तापन का वन्‍्धन 
नहीं होता । कारण कि जिम्त प्रद्नार स्मृतिकार, रोगा तथा जल्लाद के 
सन में वध किये जाने वाज्ले अपराधी के प्रति किसी प्रछार का राग-द्वे 
नहीं, प्रत्युत सबेथा तटध्थ एवं उदासोन भाव रहता है, और केवल धर्म 
को दी दृष्टि में रखकर वध का निमित्त बनते हैं; उसी तरह परमात्मा की 
सृष्टि की उच्पत्ति आदि क्रियाओं में किसी, प्रकार की आसक्ति अथवा 
राग ह्वेष नहीं, प्रत्युत.उदासीनता रहती है, और केवल अपनी प्रकृति के 
कारण द्वी उस कर्म का कर्ता कद्दाता है। 


योगी का देह त्याग र्६ 


“अजुन, बिल्ली चूहे को मारती है, अथवा गरुड़ साँप को निगल 
जाता है, उससे हम इन प्राणियों पर पापाचरण का आक्षेप नहीं करते | 
विज्ली तथा गरुड़ जन्म स्वभाव से ही चूहे तथा सर्प के भक्तक हैं और 
उनके स्वमाव का कुछ प्रतिकार है ही नहीं यह मानकर हम शान्त रह 
जाते हैं। और, जिस प्रकार क्रिस्ली को ज्वर हो जाता है, तो दम उस पर 
शरीर को गर्म कर डालने का दोप नहीं लगाते, वरन्‌ ज्वर का यह 
प्रकृति-धर्म है यह मानकर शान्ति रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर की 
अध्यक्षता में उसको सनातन प्रकृति में से चराचर जगत्‌ अपने आप 
उत्तन्न द्वोता है, बढ़ता है और नष्ट होता है; किन्तु परमात्मा को यह सब 
करने के लिये कुछ विचार, प्रयत्न अथवा अभ्यास नहीं करना पड़ेता। 
साथ द्वी भ्रपनी सृट्टि के प्रति उस# मन में न तो क्रिस्ती प्रकार का राग- 
देंष अथवा आसक्ति होती है, न उसका कुछ अभिमान ही होता है। 

४इस प्रकार हे धर्म-प्रिय परमेश्वर सृष्टि का कर्ता होते हुए भी 
अकर्चा द्वी है ।? ॥६-१० ॥ 

. "क्रन्तेय, इस तरह परमात्मा विश्व से प्रथक्न एवं परे, अव्यव और 

अ्रविनाशी है, उसी प्रकार यइ सम्पूर्ण विश्व और 

श्कोक ११-१२ उसका अगु-श्रग़ु सब स्थावर-जज्ञसम तथा जड़-चेतन 

सृष्टि परमात्मा रूप ही है और परमात्मा से मिन्न 

किसी वस्तु का श्रत्तित्व ही नहीं है--थरें दोनों कथन विवेक-पूर्वक 
' विचार करने पर सत्य प्रतीत होते हैं | 


“अजुन, मित्र-मिन्न आकार के मिद्दी के खिलौनों मं, उनके अगु- 
अगर पर्भम्त, मिट्टी के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता और उन. सबको तोड़ 
कर चूरा कर डालने पर मी उसके मिट्टीपन में किसीपकार का अन्तर नहीं 
पड़ता । इस प्रकार सब खिलौने मिट्टी “रूप होते हुए भी किसी भी खिलोने 


२४० गीता-सन्थन 


के आकार में मिड्टीपन है यद्द-नहीं कद्दा जा सकता | मिट्टीपन तो सब 
आकारों से परे है और विशेष श्रव्यय तथा अविनाशी है | श्रजुन, इस 
उदाहरण से परमात्मा तथा विश्व का सम्बन्ध ध्मक में आसकता है। 


“किन्त, कौन्तेय, छोटे बालक मिट्टी की कल्पना किसी आकृति वाले 
ठेले के रूप में, खिलौने के रूप में अथवा रेती के रूप में द्वी कर सक्षते 
हैं। आकृति के बिना केवल मिद्टीपन का विचार नहीं कर सकते । 
उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि के मनुष्य आत्मा अथवा परमात्मा का: विचार 
इनके किसी वाह्म आकार में ही कर सकने हैं । वें यह मानते हैं कि 
मनुष्य का शरीर ही मानव आत्त्मा है । अथवा कभी उनक्री यह धारणा 
होती है कि मनुष्य इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण परमात्मा 
का स्वरूप भी मनुष्याकार द्वी है और जिंस प्रकार मनुष्य योजना करके 
मिट्टी आदि बाह्मपदार्थों से घड़े, मटके, आदि पदार्थ बनाते हैं, उसी 
प्रकार परमात्मा बाहर रहनेवाले आठ प्रकार के प्रकृति तत्वों का मसाले 
'के रूप में उपयोग कर जड़ और चेतन विश्व की रचना करते हैं । 
' किन्तु आबार मात्रे से परे सर्वे भू्तों के महेश्वर तथा विश्व के उपादान 
कारण रूप परमेश्वर की वे कल्पना ही नहीं कर सकते । 


. “और, पाथे, मूढ़ और अवोध बालक सर्प अथवा सिंह शांति से 
पड़ा हो अथवा चलता शथ्राता हो; तो उसमें वे किसी प्रकार का मय नहीं 
देखते, और उससे अपनी मृत्यु की आशा नहीं करते | इसके विपरीत 
उसके साथ खेलने अथवा छेड़खानी करने की इच्छा करते हैं । किन्तु 
जब वह सप॑ अथवा सिंह फुंकार मारने अथवा कीध और बल प्रदर्शित 
करता हुआ गजना करने लगता है, तमी उन्हें इसमें भय दिखाई देता 
है और वे व्य्न हो जाते हैं । इस प्रकार शक्ति के प्रदर्शन बिना उन्हें 
सर्प अथवा सिंह के स्वभाव की कज्पना ही नहों होती | 


योगी- का देह-त्याग २५१ ह 


“इसी भ्रकार, परंतप, आसुरी प्रकृति वाले जीव विश्व में उम्र, 
भयानक, अद्भुत ओर विशाल रूपमें व्यक्त होती हुई शक्तियों में ही 
परमेश्वर की कल्पना करते हैं, किन्तु उप्तका शान्त, सौम्य, सरत और 
यूद्धम रूप का खयाल और उसके प्रति आदर भाव भी नहीं ऋर सकते । 
ध्न्हें व्यक्तवल ही परमेश्वरपन का चिह्न प्रतीत होता है । 

“ऐसे मूढ़ भावना वाले पुरुष राक्षसी अववा आदुरी प्रकृति होकर 
व्यथ गाशा, व्यर्थ कम निरथंक ज्ञान एवं वितरीत बुद्धि का पोषण करते 
हैं शोर भोदक पदार्थ तथा शक्तियों को ही खोज करते हैं ।'॥? १-१२॥ 


पाण्डुसुतत, आपुरीभाव-और दैबीमाव वाले मनुध्षों के भेद के 

| सम्बन्ध में पहििल भी. मैं तुके कह चुका हूँ । साथ ही, 
, श्ल्लोक १३-१४: दैवीभाव वाले. मनुष्यों में भी आते, जिज्ञासु, 
अथार्थी तथा ज्ञानी ये चार प्रकार के भक्त हैं, यह 

बता चुका हू' | ये सब महान आशय वाले सत्पुरुष. परमेश्वर को ही 
:स्च भूतों का मूलकारण तथा सव में अ ययरूप से स्थित मानकर, 
उसके सिवा दूसरे किसी देव को न मानते हुए अनन्य भाव से उसी को 
भजते हैं।.- ॥१३॥ 

#क्षेन्तेग , ऐसे अ्रनन्य भक्तों में मी दो भेद हैं--एक ज्ञानपूर्वक 
सांसारिक कर्मों द्वारा भक्ति करने वाले ओर दूसरे भक्तिमार्ग के नाम से 

' परिचित विशेष प्रकार का कर्मयोग करने वाज्ले । 

“फंड, जिस प्रकार सनन्‍्यासीजन सांसारिक कर्मों का त्याग कर 
ज्ञान तथा चित्त-शुद्धि के लिए तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि के रूप 
कमंयोग का आचरण करते हैं, उसी प्रकार - भक्तिमार्गों ' परमेश्वर का 

“नाम स्मरण, कीतन भजन, पूजन, नमस्कार आदि द्वारा अपना चित्त 
निरन्तर पंरमात्मा से जोड़कर, दृदढ़ता पूर्वक जतों' को घारणकर' और सदैव 
भक्तिमाग में प्रयत्नशील रह कर उसकी उपासना करते हैं?” ॥१्थ)। 


श्र गीता-मल्थन 


किन्तु, पार्थ, जो ज्ञान-यज्ञ करने वाले भक्त हैं, वे इस प्रकार के 
भक्ति-मार्ग का अनुसरण नहीं करते, वरन्‌ अपने 

छोक १५. नित्य कतंब्य-कर्मों द्वारा परमात्मा की भक्ति करते 
हैं। वे स्पष्ट रूप में समसते हैं कि समग्र विश्व में एक 

रूप कद्दिए भिन्न रूप कद्दिए, अ्रथवा अनन्त रूप कहिए, एक परमात्मा 
ही है, और सभी कर्मों द्वारा वह्दी उपास्य है !” ॥१५॥ 


“अजुन, ब्राह्मण अनेक प्रकार की साधन-सामग्री तथा हवन-द्रव्य 
इकट्ठे कर, मश्डप, वेदी आदि रच कर, मन्त्र "कर 
छोक १६-१६ विधिपू्वक, अग्नि प्रज्ज्वलित कर, देवताओं की स्था- 
पना कर और सड्जडल्प छोड़ कर यज्ञ करते हैं । किन्तु 
इन सव भिन्न-भिन्न साधनों, द्रव्यों, क्रियाञ्रं, मंत्रोछ्ारों, देवताओं तथा 
श्रप्मि आदि में कोई भिन्न वस्तु नहीं, प्रत्युत इन सब स्थूल तथा उसी 
प्रकार सूद्रम भोतिक, वाचिक, अथवा मानसिक, द्वव्यों तथा कम रूप में 
एक परमात्त्मा द्वी है. उसे विश्व का उत्पादक एवं पालनकर्ता पिता 
कहिए, धारणुकर्ता एवं प्रसवकर्ता माता कहिए अथवा उसे रचियता 
विधाता अथवा ब्रह्मा कहिए, कुछ ही कद्दिए, वह एक परमात्मा 
द्दीहे। 


#परन्तप, पवित्र झोंक्ार कहो, वेदों के सूत्र मन्त्र कहो, अथवा वेदों 
से गम्य वस्तु कह्दो, वह सब यह परमेश्वर ही है । वेद मी परमेश्वर रूप 
हैं ( ओंकार भी ईश्वर का रूप है और वेदों से निस्ते जानना है, वह भी 
यही है | सब का अन्तिम लक्ष्य स्थान, सब का भरण-पोषण कर्ता, 
सब का स्वामी, सब का साक्षी, सब का निवास-स्थान, आश्रय-स्थान, 

, सबका हितैप्री, सब का उत्पति, स्थिति तथा प्रलय का कारण, निदान 
और बीज यही अव्यय आत्मा है । 


योगी का देह-त्याग श्श्३ 


“पनंजय, परमात्मा ही सूर्य और अग्रि द्वारा तपता है, शोषण करता 
ओर बरसता है। प्राखियों का अमर श्ात्मा भी यही है, मरण पश्चात 
प्राणियों के शव में से मी उसका अन्‍व नहीं होता, प्रच्युत मृत्यु उप में 
भी वह का वही है। अविनाशी - सत्यरूप--भी यही है और नाशवान- 
असतरूप भी यही है |” ॥१६-१६॥ 

“क्षैन्तेय, सचाई इस प्रकार होने पर भी तीनों चेद पढ़े ब्राह्मण भी 

उस परमात्मा को नहीं समभते। प्रत्युत सोमरस 

शोक २०-२६ पान कर. जुदा-जुदा पाों के जुदे-जुदे प्रायश्चित कर, 

तथा अटपटी विधियों वाले विविध यज्ञ कर अन्त 

में स्वर्ग-प्राप्ति की ही इच्छा रखते हैं | गायों तथा स्वर्ण का दान देकर 

इद्टामूर्त कर्म कर अतुल पुण्य एकत्र कर, वे इतनी ह्वी इच्छा करते हैं कि 

इन सब के फल-स्वरूप मृत्यु के पश्चात्त उन्हें स्वर्ग लोक की ग्राप्ति हो और 
वहाँ उन्हें लम्बे अरस तक देवों के भोग मोगने को मिलें। 

, “अज्जुन, कोई दरिद्री एक बार परिश्रम कर पैसा इकट्ठा कर रक्खे 
ओर फिर परिश्रम करना और उसमें वृद्धि करना छोड़ कर, भरामोद- 
प्रमोद में उसे खच करने लगे और उस के बीत जाने पर फिर वैसा का- 
वैसा दरिद्री बन जाय, उसी प्रकार यह पुण्य का संग्रह करने के पीछे 
पड़े हुए लोग अपनी कामना से निर्मित विशाल स्व -लोक का अपने 
सश्चित पुण्यों की समाप्ति तक मोग करते हैं, और फिर दुबारा झृत्यु- 
लोक में आ गिरते हैं | इस प्रकार अजुंन, वेदों के केवल कर्मकाए्ड का 
अनुसरण करने वाले अपनी वासनाओों के दास बन. कर झृत्यु और स्व 
के बीच आवागमन करते रहते हैं ।” .. वरन्रशा। 


२५४ गौता-मन्थन 


' #क्िन्तु प्रिय सला, जो ज्ञानी अनन्य भक्त हैं, जो परमात्मा के 
सिवा दूसरे किसी देव को भ्रद्धेय नहीं समझते और 
छोड़ २२ इसलिए. उसके सिवा और किसी को नहीं भजते, एवं 
जो नित्य केवल परमेश्वर में ही अपनी वृद्धि केन्द्रित 
करते हैं, वे मोग के प्रति इतने उदासीन रहते हैं, कि उसकी कभी 
चिन्ता ही नहीं करते वरन परिस्थिति अठु्सार जो मिलता है उसी में 
सन्तोष मान लेंते हैं । वे न तो अधिक इच्छा करते हैं,न अधर्म की इच्छा 
करते हैं और न अ्रधम से पाने की इच्छा करते हैं | इसलिए, उनकी जो 
आवश्यकताएँ हैं, सर्वान्तर्यारी परमात्मा ही उनकी पूर्ति करता है। 
इतना द्वी नहीं कि उसे क्या चाहिए इसकी चिम्ता दूसरे मनुष्य करते हैं, 
वरन्‌ यह मूक एवं जड़ प्रतीत होती हुई प्रकृति भी, मानों उसके लिए 
चिन्ता करती हो इस प्रकार, उसकी सेवा. में उपस्थित, होदी हे और उसकी 
आवश्यकताएँ पूरी करती है |”? | ॥रदा। 
किन्तु मद्दाबाहों सन्‍कराप मनुष्य में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो 
सकती । वे तो जुदी-जुदी कामनाओं के लिए जुदे-जुदे 
श्लोक २३-२६ देवता निर्माण कर, श्राद्ध से उनकी पूजा करते हैं 
ः ओर उन-उन कामनाओं कौ तृति के लिये याचना 
करते हैं । वे एक से कद्दते हैं; विद्या दो, दूसरे से कहते हैं, धन दो; 
तीसरे की सम्तान के लिए आराधना करते हैं, चोथे को राज्य प्राति 
के लिये बलि चढ़ाने हैं, शोर पाँचवें को रोग निवारणार्थ सन्तुष्ट करने 
का प्रयत्न करते हैं । 
“अज्ुन, इस प्रकार यद्यपि वे मिन्‍न-मिन्न देवताओं को भज्ते हैं, 
फिर भी वे परमात्मा के सिवा दूसरे किसी को नहीं भजते | क्‍्योंक्ति जब 
उसके सिवा शक्तियों का स्वामी कोई दूसरा है ही नहीं, तो सचमुच दूसरे 


हम 


किसकी आराधना की जा सकती है ? परन्तप, मनुष्य गज्जा में नद्गाय, 


योगी का देह-त्याग २५५ 


जमुना में नहाय अथवा सरस्वती में नहाय, किन्तु इन तीनों में एंक पानी 
ही हो, तब भला पानी के सिवा वे दूसरे किस में नहाते हैं | अथवा 
मनुष्य मुझुठ धारण को, 4.एइल पहरे अथवा कह्ठा पहरे, यदि इनमें 
स्वणण के सिवा दूसरी कोई घातु ही न द्वो तो, भला वह स्वर्ण के सिवा 
दूसरा क्‍या पहनता हैं | इस प्रकार, मनुष्य चाहे इन्द्र को पूर्जे वरुण को 
पू्ज अथवा अग्नि की पूजा करें; किन्तु परमात्मा के सिवा वे, दूसरे की 
पूजा कर नहीं सकते; क्योंकि, वह एक नहीं सब यज्ञों द्वारा पुजने वाला 
और सब यज्ञों का फल देने वाला स्वामी है |” ॥२३-२४॥ 
: “किन्तु अजुन, जिश्त प्रकार स्वप्न में शत्रु को लात मारते जाने 
वाला मनुष्य अपने पेर को ही, पलज्ञ पर पद्धाइ कर चोट पहुँचता है, 
अथवा जिस प्रकार रक्ष की परीक्षा न कर सकने वाला कोई मनुष्य अपने 
को मिले मूल्यवान रत्न को सथारण मूल्य में वेच देता है, इस प्रकार ये 
श्रनेक देवताओं की थाराघना करने वाले सकाप्र भक्त, तत्वतः परमात्मा 
कोन जानने के कारण उसे भजते हुए मी पूर्ण फल प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं। 
£ सब्यसाची, सत्त्यसड्डल्प आत्म मक्तों को उसकी कामना के अनु- 
कूल गति देता है | इसलिये देवोपासक देवताओं का, पिठृपासक पितृ 
का और भूतोपासक भूतों का पद पाते हैं और जो परमात्मा के उपासक 
हैं, वे दी परमात्मा का पद प्राप्त करते हैं । 
* अजुन, अनेक देवताओं की ओर एक 'परमाध्मा का 
श्लोक २६ अनन्य भक्ति में और भी कितने द्वी भेद हैं, वद भी 
तुके सममझराना चहता हूँ | | 
“पाएडव, तू जानता है कि देवताश्रों की भर्फि में विशिष्ट प्रकार, 
की ही साधना सामग्री तथा द्वव्यों की आवश्यकता होती है; ज्रा सी भी 
भूल किये विना उसकी विधियाँ पूरी करनी पड़ती हैं, निश्चित मन्‍्त्रों से 


ग्प्र्द् गीता-सन्थन 


ही उनका यजन हो सकता है, भर इन सब में यदि क्रिसी जगह भूल 
हो जाय तो केवल सारी आतपधना द्वी निष्फल नहीं जानी, वरन्‌ भक्त पर 
आपत्ति आने की भी भीति उत्पन्न हो जाती है | े 

#किन्तु, प्रियमित्र, जीवों के परम सुद्दद परमात्मा की भक्ति में 
ऐसे विन्न नहीं आते | एक प्रकार से देखा जाय तो इसमें एक ही वस्तु वी 
श्रपेत्षा रहती है और वह है सी भक्ति की | ईश्वर का ऐसा भक्तिमान्‌ 
उपासक अपने पास पत्र, पुष्प फल अथवा पानी जैसे साधारण साधन 
हों तो भी इनके द्वारा ही ईश्वर का आराधन कर सकता है और मूल्यवान 
सम्पत्ति अपंण करने वाशे सम्राट से भी अ्रधिक्र कृता्थ द्वो सक्ता है । 
क्यों.क परमात्मा केवल भक्ति-भाव को ही जाँच करता है, उप्ते अपंण की 
गई सभात्री के मूल्य की जाँच नहीं करता [?” ॥२६॥ 

“'किन्तु,भर्जुन, इस पर से तू कहीं यह न समझ बैठना कि परमात्मा 

अल्प सन्‍्तोषी और छला जा सकने योग्य है ओर 
श्ज्ो 5 २७२८ तुलसी पत्र अपण कर, फूल चढ़ा कर श्रौर फल एवं 
पानी का नैवेद् चढ़ाने से ही पूर्णतवा उसकी भक्ति 

हो जाती है । 

“क्लैन्तेय, परमात्मा साधन और द्र॒व्यों के मुल्य के विषय में 
उदासीन है और केवल भक्नति की द्वी अपेक्षा करता है, इसका श्रर्थ 
केवल इतना ही है कि देवताओं की तरद्द वह द्रब्वार्थी नहीं है । पार्थ | 
जिस प्रकार जिसके पास कुछ न दो, वह बाज़ार में जाकर कुछ खरीद 
नहीं सकता, उसी तरह जिसके पास देवता के लिये आवश्यक द्रव्य न 
द्वो तो वह उस देवता की आराबना नद्ीं कर सकता | किल्तु परमात्मा 
के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है | तुलम्ी पत्र ओर पानो जेसी वस्तु ते 
भी उसकी आराघना की जा सकती है | 


“किंतु, दूसरी ओर, परमात्मा की भक्ति तो सर्व॑स्वा्पण द्वारा ही 
हो सकती है। अर्थात कि यदि भक्त के पास पत्र-पुष्प द्वी सर्वत्व हो, 


योगी का देह-त्याग रभ्७ 


उसके सिवा दूसरा कुछ न हो, तो वह इनके द्वारा ही परमात्मा की मक्ति 
कर सकता है। किंतु यदि कोई पुरुष अपने पास सर्वस्व रक्त कर केवल 
पत्र धुष्प ही ईश्वराप ( करे तो उसकी भक्ति से भगवान ठगाई में 
नहीं आता ॥ 


* कौंतेय, अनन्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ 
प्रिय न होना | इससे, जिस प्रकार कोई लोभी पुरुष अपने घर आये 
हुए परम मिन्न की अपनी अच्छी-प्े-अच्छी सामम्री से आदर-सत्कार 
करने की अपेक्षा स्वयं तो मिश॒न्न खाय ओर मित्र को खिचड़ी खिलाय 
शथवा स्वयं चाँदी के थाल में खाय और मित्र को मिट्टी के पान्न में 
खिलाय, तो यह न कहा जासक्रेगा कि उसे मैत्री दर्शायी है; उसी तरह 
जो भक्त अपनी सर्वस्व और श्रेष्ट सम्पत्ति परमात्मा के प्रति सौंपने के 
बदज्ले, उसका छोटासा अंश ही उसको समर्पित करे तो वह कर्म भक्ति 
नाम के उपयुक्त नहीं होता, । 


“इससे पाथ, ईश्वरभक्ति के लिए दूसरे शव्॒‌इ की योजना की जाय 
तो वह होगा सर्वस्वापण | तू यदि पूजा के निमित्त कुछेक द्रव्य 
ईश्वरापंण कर अपनी भक्ति को पूर्ण हुई समझता हो तो मैं जो सर्व 
सट्टूल्प सल्यास रूप योग की, समजुद्धि की, ज्ञान-विज्ञान पूर्वक परमात्मा 
के ज्ञान की तथा सांसारिक कर्मो द्वारा मक्ति-माय की बात करता हूँ उस 

शी सिद्धि हो नहीं सकती | न्‍ 


#इसलिए, गुड़ाकेश, इस मोक्ष देने वाली पराभक्ति के लिए तो 
तुझे अपना सम्रस्त जीवन ही ईश्वरापण करना होगा । तू जो कुछ करे, 
भोगे, हवन करे, अर्पण करे, तप करे, वह सब हो परमात्मा के अपण 
करना चाहिए,। अर्थात्‌ कि शरीर, वाणी तथा मनसे तू जो कुछ भी 
क्रिया करे उन सब से तू अपने लिए एक दी फल की इच्छा कए ओर 


श्ष्र्८ , गीता-मन्थन 


चह यह कि इन सबके परिणाम में तेरा चिच् श्रत्यन्त शुद्ध होकर उसमें 
सत्यरूपी परमात्मा का ज्ञान प्रकटित हो और उसमें तेरी ह्थिर निष्ठा हो |; 
इस के सिवा तू इस लोक अथवा परलोक की कोई भी कामना न रख।, . 

४फिर अजुन, ईश्वरापंण का अथ है पर-द्वितार्थ जीवन । संसार 
में जो कोई देव, मानव, पशु पक्ती अथवा जीव जन्तु हों, उन सब के 
परमान्मस्वरूप द्वोने के कारण, उनके द्विताथ ही जीवम व्यवहार कर 
रखना ही ईश्वरसमर्पित जीवन द्वोता है । 

#महारथी, देहधारी को अपने व्यक्तित का भान ही न हो, यह 
सर्वथा शक्य नहीं है | यह ठीक दे कि वह स्वयं भी परमाच्मरूप ही है, 
किन्तु यदि चह इस प्रकार का अ्मिमान करने लगे, तो अधोगति को 
प्राप्त होगा । क्योंकि, परमात्मा के परमभावपन में अहमृंपन के भाव को 
स्थान ही नहीं है, भोर जहाँ अद्दमपन का भाव उठता है, वहाँ परमात्मा 
का परमभाव नहीं, प्रच्युत उप्तकी गौण प्रकृतिं का ही दर्शन है । इस- 
लिए. ईश्वरभक्त अ्रपनी अहंबृत्ति को और व्यक्तित्त को ठाल नहीं सकता, 
किन्तु ज्ञान तथा भक्ति द्वारा ही टालता है। इसलिए, जिसमें उसे में भरौर 
मेरा यह भाव उत्तन्न होता है, उस सब को चह लोक-कल्याण के लिए 
अर्पित कर निरन्तर नि:सव ( अपना कुछ नहीं, ऐसा ) बनता रदह्दता है | 
जिस प्रकार मनुष्य शरीर में मल इकट्ठा करने की इच्छा नहीं करता, वस 
उसे निकाल डालने का ही निरन्तर प्रयत्ञ करता है, उसी तरद्द ईश्वर-मक्त 
स्वयं अथवा अपना जो कछ है, दो, अथवा रहता है, उत्ते पर-हिताथे 
व्यवहृत्त कर डालने में दी प्रयत्शील रहता है ।” ॥२७॥ 

इस प्रकार सर्वस्व को परमात्मा के श्र्पण कर देने वाले भक्त और 
मेरे पूर्व कथित सर्व सड्डल्म सन्‍्यासी में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसे भक्तों 
को, शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म, बन्धनकारी नहीं दो सकते । 
प्रत्युत उनके द्वारा इनकी चित्त-शुद्धि एवं ज्ञान-गुद्धि होती है और उनकी 
परमपद में स्थिति द्ोती है।” ु ु ॥र्प्णा 


योगी का देह-त्याग ५ रेई६ 


श्री कृष्ण का यह सब निरूपण सुन कर झजुन के मन में एक शक्ल 
उत्पन्न हुईं । उसने पूछा-- 
“गोविन्द, आपने कहा हैं कि जो लोग जुदे-जुदे देवताओं. को पूजते 
हैं, वेभी अनजान में. परमात्मा को ही. भजते हैं. 
छोक २६ किन्तु अपने - अनजानपन के कारण परमात्मा को. प्रात 
नहीं होते, बरन अपने-इश्देव को ही पाते हैं। किन्तु; 
जो परमात्मा को पहचान कर उसे द्वी भजते हैं, वेही परंमपद प्राप्त 
करते हैं । | | 
वासुदेव, सर्वत्र; समानरूप से रहने वाले निष्पक्ष ब्रह्म में ऐसा 
भेदभाव किस लिये है ? माघव, कोई व्यक्ति शक्कर को. मीठी समझ 
: कर खाबे अ्रथवा शक्कर समझ कर खावे,दोनों को वह मीठेपन का एकसा 
ही स्वाद देती है। उसी प्रकार ज्ञान से अथवा अज्ञान से भक्ति करने 
बालों को परमात्मा अपने पद की प्राप्ति एक समान क्‍यों नहीं देता ? क्या 
: यह परमात्मा की समानरुपता में न्‍्यूनता न कही जायगी-९” 
' अजुन की शट्ठा सुनकर भ्रीकृष्ण प्रसन्न-मुखं से ब्रोले-- 
“अजुन, तूने ठीक श्ला की है। यद्द “सच “है कि. परमात्मा सबेत्र 
: समान रूप से रहता है, और उसे कोई प्रिय' नहीं है एवं कोई अप्रिय 
भी नहीं है। पुए्यवान को, पापी को, आउुरी स्वभाव वाले को, ' देवी 
स्वभाव वाले को, जड़ को, चेतन को--सब को वह अपने में सम्रान रूप से 
धारण कर रहता है। अपने भजने वाले से वह दूर नहीं हे,. न भजने 
-वाल्ले से भी अणुमात्र दूर नहीं है । देवताओं को भजने वालों - की कास- 
नाओं को यही पूर्ण करता है और परमपद को इच्छा करने वाल्े-निष्काम 
भक्त की कामनाओं का अन्त लाने की इच्छा मी - यही तृप्त “करता: है | 
इस में ज़रा भी संशय नहीं है। 
शक्िन्तु, अजु न, देव-भक्तों को दो कारणों से परमंपद: की..प्राप्ति 


२६० गीता-मन्धन 


तथा उसढ़ी शान्ति नहीं मिल सकती । पहिला कारण तो यह है कि उन 
की बुद्धि अभी भोगों में इतनी आसक्त होती है कि उन्हें परमपद को 
इच्छा ही नहीं होती। उन्हें कोई वह देने जाय, तो भी उसे लेने की 
' वे इच्छा नहीं करेंगे । शत्रु जय, जो व्यक्ति पानी मांगे, उसे दूध देने 
से सुख नहीं होता; नमक माँगने वाले को शक्कर देने से अनुग्रह प्रतीत 
नहीं होता, शराव पीने वाले को सुधारस पिलाया जाय तो वह कृत्तज्ञता 
प्रदर्शित नहीं करता | योग्य हो, श्रथवा अयोग्य हो, प्राणी अपनी 
कामनाश्रों की तृति की ही इच्छा करता है, श्रेय की हूछा नहीं करता | 
इसलिए, कर्म-फल प्रदाता परमात्मा उनक्की उन कामनाश्रों की पूर्ति कर 
उन्हें सनन्‍्तोष देता है। 
“फिर, श्रज्ञ न, सकाम भक्त परमपद को नहीं पहुँच सकते, इसका 
दूसश कारण सुन-- 

: /परन्तप, जिस प्रकार विराट राजा के नगर से तू रथ में बैठ कर 
कुरुक्षेत्र में आया, इस तरह परमपद को पहुँचने के लिये कोई स्थानान्तर 
नहीं करना पड़ता । परमपद में कौन नहीं हे ? जो कुछ हैं सव उसी में 

. रहता है ! न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कुछ प्राप्त ही करना है। 
अपनी इन्द्रियों से भी अधिक निकट, मन की अपेक्षा भी अधिक निकट 
रूप से वह परमात्मा निवास करता है। किन्तु, मद्दावाहो, जिस प्रकार जो 
यह नहीं जानता कि अपने घर में धन गड़ा हुआ है, वह उसका आनन्द 
प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंजूस व्यक्ति उसका अस्तित्व तो 
जानता है, किन्तु अनिच्छा के कारण उसका उपभोग अयवा आनंद 
प्राप्त नहीं कर सकता इसी तरह परमात्मा को न पहचानने वाले अथवा 
पहचानते हुए भी इच्छा न करने वाले को उंस की प्राप्ति अथवा शान्ति 
न मिल्ले तो इस में आश्चर्य क्या है ? 

#इस प्रकार जो परमात्मा को ही भक्ति पूर्वक भजता है, उसे दी वह 

: मिलता है, ।” - 


योगी का देह-त्याग २६१ 


भीक्ृष्ण के इस विवेचन से अजु न को सनन्‍्तोष हुआ और इसलिए 
इस स्थान का उम्मीदवार द्वोने के लिये कितन[ पूर्वाधिकार चाहिए, .यद्द 
जानने को उत्तुक हुआ | वह बोला «- 


हषीकेश, आपने जो कुछ कद्दा, वह मेरी समझ में आगया | किंतु 
अब ऐसी परमपद की आकांक्षा किसे हो' संकती है, 
श्लोक ३०-३४ फोन यह इच्छा रखता है, पद की प्राप्ति के पहिले 
' उसे पर्व तैयारी के रूप॑ में किस देवता का भजन: 
पूजन करना चाहिए, एवम्‌ उसके पूर्व संस्कार केसे होने चाहिएँ, ये 'सब 
बातें मुझे विस्तार के साथ सममाइये ।”” 
बहुत ठीक”? कह कर वासुदेव वोले- 


“अ्जु न, परमपद की प्राप्ति का उम्मेदवार द्ोने के लिए एक ही 
सम्पत्ति को आवश्यकता है-बह है अस्यन्त भक्तिसान हृदय | इसके सिवाय 
दूसरा कोई साधन नहीं चाहिए, पूर्व तैयारी नहीं चाहिए, पूर्व चरित्र 
नद्दीं चाहिए | जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोने का सिक्का लेकर वाज़ार 
जाय, तो उसे भुना कर जीवन के आवश्यक पदार्थ प्राप्त कर सकता है, 
कारण कि स्वणुं-मुद्रा को दुकानदार खुले आम स्वीकार करते हैं, उसी 
प्रकार अनन्य भक्ति वाले हृदय को दूसरे सब साधन प्राप्त कर लेने में 
असुविधा नहीं होती । 

#इसलिए, धनज्ञय, मनुष्य का पूर्व जीवन अत्यन्त दोषमय बीता 
हो, उसका जत्म अधम अथवा पापी-कुल में हुआ दो, स्त्री, वैश्य अथवा 
शुद्ध जता वेदिक संस्कारों से वश्चित वह व्यक्ति हो, तौ भी यदि उसके 
हृदय में परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न हो, तो यह समझ कि 
उससे उसका सब कुछ सुधर गया। अपने सब दोषों को दृटाकर, अपने 
भक्ति-बल से वह तेजी से सम्मार्गपर चढ़ जाता है और दुरात्मा से 
धर्मात्मा बन जाता है । 


श्हर गीता-सल्थन 


“४ इस प्रव्वर यदि संस्कारहीन, चरित्रद्दीन, छुलद्वीन, स्त्री-पुदय भी 
इस पद के अधिआंरी हो सकते हैं तो, जिन्हें संत्कार-सम्पन्न तथा चरित्र- 
सम्पन्न करने के लिये शतताब्दियों से प्रयक्ष किया जाता है,वे तह्मण ओर 
राजर्पिं इस पद की आकांक्षा करें, तो उनके अधिकार के - सम्बन्ध [से तो 
ऋहना हीं क्या है 

#इसलिये, अजुन, इस अनित्य और सुख-दोन संसार को पाकर 
परमात्मा की भक्ति कर ले | इस“परम चेतन्य को श्रेष्ठ समक्क | इसी में 
अपनी सारी बुद्धि और मन तथा अपना सम्पूर्ण.. प्रेम लग। उसी की 
पूजा कर, उसी को नमत्कार कर | इस प्रकार तू उसी को पावेगा, यह 
में तर ते प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ । परमेश्वर के भक्त का कभी .अनुद्धार 


३. 


होता द्वी नहीं [” ॥३०--३४॥ 


दसवाँ अध्याय 
विभूति वर्णन 

भक्तवर्सल भ्रीकृष्ण ज्ञान-सद्वित भवित का विषय सममाते हुए 

अत्यन्त प्रेमाद' हो गये। अजुन जैसा बाल सखा 
छोक १--३ सुनने वाला हो, आत्मस्वरूप का तथा पराभक्ति का 
निरूपण हो, और ज्ञानियों के, योगियों के और घर्मझों 
के राजा भरीकृष्ण जैसे वक्ता हों, तब वक्ता और भ्ोता दोनों को निरूपण 
करते और सुनते हुए अ्रगर तृप्ति न हो तो इसमें कुछ आश्रर्य नहीं। 
इसलिए अज़ुन का द्वित चिन्तन करनेवाले और उसके प्रेमके वश में रहने 
वाले वासुदेव अजुन को बारम्बार परमात्मा के ज्ञान तथा भक्ति का तत्व 
समसाने लगे | उन्हों ने कह्दा-- 

#प्रियवर, सदैव सत्यरूप परमात्मा का उद्मव कहाँ! से हुआ ' और 
कब हुआ यद्द न कोई जानता है, न जान द्वी सकता है। क्योंकि, जो कुछ 
विश्व में है, उसका उद्भव परमात्मा के चाद का है ओर परमात्मा में से 
है। इस से, जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म सम्बन्धी यथार्थ जाते हम 
यथाथरूप में नहीं जान सकते, उसी प्रकार परमात्मा के उद्भव को भी 
दम यथार्थरूप में नहीं जान सकते | * 

४ परंतप, हमारे बचपन में भीष्म की तरह कोई वृद्धावस्था को पहुँचा 
हो, तो उसके विषय में हमें यद्दी खयाल होता है कि 'जब से हम उसे 
जानते हैं, तब से ऐसा वृद्ध द्वी देखते हैं !” इसी तरह परमात्मा के विषय 
में हमारा यह निरन्तर ज्ञान है कि वह अनादि है, सदेव एक रूप है तथा 
सवव लोगों का महेश्वर है। उसे इस प्रकार यथावत समझ करे जो उसके 


रह गीता-सन्‍्थन 


विषय भें किसी प्रकार श्रम में नहीं रहता, वही सब पापों से मुक्त 
होता है [” ॥१-श॥। 
"पराथ , प्राणियों के हृदय में और संसार में सुख-हूप अयवा दुःख- 
रूप, पुए्य-रूप अथवा पाप-रूप कल्याण-कारक अथवा 
छोक ४-७  श्रकल्याण-कारक, जो कुछ भाव अनुभव में आते हें, 
वे सव सत्यरूप, औप ज्ञानस्वरूप उक्त परमात्तमा में 

से ही मित्न-मित्र प्रकार से उद्भावित द्वोते हैं | 
४घनकझ्य, वास्तव में तो परमात्त्मा स्वयं तो सुखरूप भौ नहीं है 
और दुःख रूप भी नहीं है; उसमें पुर्य मी नहीं है, पाप भी नहीं है, यश 
छथवा अपयश इन दोनो में से एक भी परमात्मा का भाव नहीं है । 
प्रत्युत वह तो जिस प्रकार बुद्धि, ज्ञान, निशज्ठता, क्षमा, सत्य, दम, शम, 
सुख, जन्म, अमय, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश श्रादि सबका 
आधाररूप है, उसी प्रकार. अबुद्धि, अज्ञान, मोह, कोष असत्य, दुःख, 
विनाश, उच्छुड्डुलता, उद्देंग, मरण, भय, हिंसा, विषमता, असन्तोष, 
भोग, कृपणता, अपयश, आदि भावनाश्रों का भी आधार है । दोनों 

उसी के कारण हैं । ; 


“दन्तेय, अपार आकाश में तिरते हुए ब्रह्माणोमें कौन ऊपर है और 
कौन नीचे है, कौनसा दाहिने हाथ पर है और कौनसा बाँये हाथ पर है, 
यह स्वतन्त्र.रूप से निश्चय नहीं किया जा सकता । यह तो देखने वाला 
किसी तीसरे द्वी स्थान पर खड़ा होकर अपने स्थान की दृष्टि से. दिशाओं 
का मेद करता है । फिर, महावाह्दो, मनुष्य के एक ही ओर श्ाँख 
आदि इद्रियाँ होती हैं और दूसरी ओर उनका अभाव होता है, तथा एक 
ओर छाती और दूसरी ओर पीठ द्वोती है, इसलिए, वह अगला-पिछला, 
दाहिना-बायाँ, आदि भेद करता है | किन्तु जिसके चारों ओर इच्द्रियांः 
हों, और छाती तथां. पीट एक समान ही हो, वह किसे आये .और, किसे: 


विभूति-बर्णन २६५ 


पीछे कहेगा ! कौन से द्वाथ को बायाँ और कौनसे को दाहिना कहैगा ? 

“उसी तरदद, परंतप, परमात्मा के स्वरूप में भेदों को स्थान नहीं हैं। 
किन्तु भनुष्य जुदा-जुदा पदार्थों तथा भावों को मिन्न-भिन्न भूमिका से 
तोल्कर उन भावों में तारतम्य तथा तुलना का विवेक करता है.। इन मावों 
को वह ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्ये, बल, प्रकाश, अमरता शआ्ादि के 
उद्देश्य से लेजाता है, ओर मानों अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म -से 
धर्म की ओर, आसक्ति से वैराग्य की ओर, कार्पण्य से ऐश्वर्य की ओर, 
निबलता से बलकी ओर, अंधकार से प्रकाशकी ओर, एजंम्‌ मंत््यु से 
श्रमरता की ओर पहुँचना सृष्टि का उन्नति क्रम है, इस प्रकार देखता है । 
साथ ही, वद्द यद्द भी देखता है, कि ज्यों-ज्यों रृष्टि उस-उस क्रम को 
सिद्ध करती है, त्यों-त्यों उसकी शुद्धि होती जाती है और उसका 
परमात्मा के साथ विशेष साम्य द्वोता हुआ प्रतीत होता है | इस से, सब्य- 
साची, विवेकशील पुरुष यह निर्धारित करते हैँ कि ऐसे उच्च भावों में 
परमात्मा का विशेष श्रस्तित्व है, और जिस में उच्चभावों का दर्शन 
द्वोता हो उसे वे परमात्मा की विभूति--परमात्मा का विशेष प्रादुभाव- 
मान कर उसके प्रति आदर से, आश्चर्य से अथवा मय से देखते हैं और 
उसके द्वारा परमात्मा की महिमा को जानते हैं । 

“कौन्तेय, इस प्रकार मनुष्यों और प्राश्टियों के पूवेज स्वरूप माने 
गए सात महर्षियों, चार सनकादि कुमारों, तथा मनु आदि का जन्म इस 
परमात्मा के सट्ल्प मात्र से द्वी हुआ है यह, मान कर पशिडतजन 
इतिहास का प्रारम्भ करते हैं; क्योंकि इस वास्तविक आदिकाल को हम 
लोग यथा रूप से जान नहीं सकते ।” ... ॥४-६॥ 

“वार्थ इस प्रकार जो ज्ञानी तत्व से परमात्मा की विभूति--उस का. 
विशेष प्रताप--समसते हैं, तथा इसके द्वारा परमात्मा के साथ बढ़ते 
हुए साम्य का क्रम पहचानते हैं,वे परमात्मा के साथ अविचलरूप से मिल 
जाते हैं, इसमें कुछ शंका नहीं?” ह 'एंण। 


4 गीता-मन्थन 


“पनज्ञेय, एक बार में फिर तुमे ज्ञानी पुरुष का दृष्टि 
कोश ओर भक्ति का स्वरूप सममाता हूँ | 

' “देख, वे यह हृढ़तापूर्वक मानते हैं कि इस संसार में जो कुछ 
नामरूप है; उस सव की उत्पत्ति का कारण और स्थान परमाक्ष्मा के 
सित्रा दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए चित्त के अवलम्ब शोर श्रनुसन्धान 
के योग्य कोई द्वो, जिसमें जीव को संलम किया जाय ऐसा कोई हो, 
परस्पर बोध का अ्रथवा चर्चा का विषय बनाने योग्य कोई दो, सदैव के 
लिये सन्‍्तोष और आनन्द देने वाला कोई हो, तो वह केवल एक 
परमात्मा ही है। यह जान कर वें सन, कर्म तथा वचन से प्रेमपूर्वक 
परमात्मा का ही ध्यान, अजन तथा दीर्तन करते हैं । 

“अजुंन, इस प्रकार करते करते उनका चित्त शुद्ध द्वोता है श्रौर 
चित्त शुद्धि के साथ उनकी बुद्धि भी निमंल, तेजस्वी एवम, सूच्म होती 
जाती है। तत्मश्वात्‌ इस प्रकार शुद्ध हुई इच्छा द्वारा वे परमात्मा को 
यथावत्‌ जान कर, उस्षमें स्थिर द्वो जाते हैं और उसके पद को 
प्राप्त करते है । ु 

“क्षैन्तेय, मैंने धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, वल, प्रकाश, अमरता तथा ज्ञान 
आदि परभाक्त्मा की विभूति के जो अनेक अंग तुम से कह्दे हैं, उन में से 
श्ज्ञान में से ज्ञान के प्रति जो उन्नित का क्रम है वंद्दी मृक्ति का देने 
वाला हैं | दूसरी सब सिद्धियाँ गोण हैं | इस ज्ञान रूपी सिद्धि की प्राप्ति 
भक्ति द्वारा जितनी होतीं है, उतनी किसी दूसरे एक साधन में नहीं हो 
सकती । मक्ति भक्त के हृदय को शुद्ध करती है और फिर जिस प्रकार 
निर्मल काँच में दीपक का प्रकाश चसक उठता है, उसी तरह इस हृदय 
में ज्ञान का प्रकाश चमक उठता है।” ८-१ १॥| 

श्री कृष्ण का यह निरूपण सुन कर अजुन सात्विक भावों से शराबोर 

हो. गया | शिक्षक अपने विद्यार्थी को कोई विषय 
श्लोक १२-१८ वारम्वांर समझाने पर भी जबतक वह अच्छी तरह 
उसकी समझ में नहीं आ जाता, तबतक बार बार 


श्लोक ८--११ 


विभूति-व्णुन २६७' 


सुनने पर मी उस्ते उसका पूरा झानन्द, रस अथवा महत्व अनुभव नहीं 
होता। किन्तु जिस दिन अकप्मात्‌ उसका तत्व विद्यार्थी के दूदय में 
समा जाता है उस दिन घोर अन्धकार में मटकते-हुए मनुध्य को जिस 
प्रकार बिजली अकस्मात चमक कर माग दिखा देती है उसी तरह, चह 
अपने हृदय में पेसा अनुभव करता है मानो प्रकाश हो जाता है। अणजुन - 
की दशा भी ऐसी द्वी हो गई थी । 'परमात्मा द्वी सब से मह्दान, सब का' 
निवास-ल्यान और सब से पवित्र तत्व है, वही जगत का सनातन आत्मा 
है, पही श्रादि देव है, दिव्य है, अ्रजन्मा है, और सर्वव्यापक है! 
परमात्मा का इस प्रकार निरूपण नारद, व्यास, श्रगस्‍्त आदि अनेक 
देवपियों, महर्पियों तथा ऋषियों के मुँह से वह वारम्बार सुन चुका था। 
किन्तु इसका पूरा अर्थ उसके ध्यान में अब तक आता दी न था। समी 
एक ओर से कहते हैं कि परमेश्वर को कोई जानता नहीं, उसे कोई सम 
नहीं सकता, वह स्वयं द्वी अपने को जानता है, दूसरे सब्र के लिए वह 
श्रगम्य है, इत्यादि ।द सरी ओर देखिये तो जितने ऋषि-मुनि हूँ, वे सब 
ग़त-दिन परमेश्वर की ही चर्चा करते दिखाई देते दे । ये दोनों बातें उमे 
परत्पर विरोधी प्रतीत होती थीं, श्ौर इस लिए वह असमजञ्ञस में-पढ़ 
जाता था । श्रीकृष्ण के निरूपण से यह बात उसके द्वदय में स्पष्ट हो गई 
और भक्त लोग अज्ञे य परमात्मा का किस प्रकार ज्ञान निरूपण,, चिन्तन 
तथा भजन करते हैं, इस की उसे कुछ झलक मिल गई। वद्द समम गया 
कि परमेश्वर का उसकी विभूततियों द्वारा दही मनन,चिन्तन ओर निदिध्यासन 
हो सकता है और इनके द्वारा ही उसकी मक्ति श्रोर उपासना हो सकती 
है | इसलिए इस ब्रिपय में वासुदेव के पास से अधिक विवरण प्राप्त 
करने के लिए वह भ्ातुर द्वो उठा ओर बोला-- 


“जनाईन, आपने स्वभूतों के कारणरूप, सर्व देवों के देव 'तथा 
जगत के पति का जो ज्ञान और विज्ञान समझाया वह टीक ही है | इंध 


श्द्द्द गीता-मन्धन 


विषय में में श्रव निःसंशय दो गया हूँ | अनेक ऋषियों के मुँद से सुन 
कर भी जो वात मेरी समझ में नहीं आती थी, वह आज आप के प्रवचन 
से में इस प्रकार स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ, मानो कोई किसी ढकी हुई 
वस्तु को खोल कर दिखा देता हो, अथवा मानो कोई आरसी लाकर उस 
में प्रतिविम्व दिखाता हो | अब मैं आप से एक दूसरी वात जानना चाहता 
हूँ। बात यह कि, विभूतियाँ द्वारा सर्व विश्व में व्याप्त परमात्मा की 
चमत्कारिक विभूतियाँ कितनी हैं ? कितनी प्रकार की हैं ? इसका चिन्तन 
करने वाला इन्हें किस तरह समझे ! उसके किस-किस भाव का चिन्तन 
किया जाय ? ये सब बातें आप मुमे विस्तार पूर्वक समसलाश्ये | क्योंकि, 
आप के मुँह से परमेश्वर की बातें सुनते हुए मुके कमी ऐसा प्रतीत नहीं 
दोता कि बस अब बहुत हो गया ।” १२-१८ 
परमेश्वर की महिया सुनने के लिए अलुन का उत्साह और श्रद्धा 

देख कर भी कृष्ण को अत्यन्त आनन्द हुआ | उन्हें 

छोक १६-४२ स्वयं परमात्मा की महिमा का गान करने से अधिक 
प्रिय और क्या हो सकता था ९ इसलिए इस प्रश्न 

का स्वागत करते हुए वे वोले-- 

“परंतप, परमेश्वर की विभूतियों का विस्तार से वर्शन करना तो 
शक्य नहीं है। उसकी विभूतियाँ इतनी अनन्त, अपार और विविध हैं 
ओर मनुष्य का विज्ञान इतना अल्प है कि यह दर्शाने के लिए. कि यह 
कार्य असाध्य है, कवि लोग परमात्मा के अनन्य भक्त के रूप में एक 
हजार मुँद्द वाले शेष नाग की कल्पना करते हैं और उसे सदैव परमात्मा 
की महिमा गाता हुआ बताते हैं; और फिर यह परिणाम निकालते हैं 
कि यह शेषनाग भी उसकी विभूतियों का अन्त नहीं पा सकता। साथ 
ही अनेक कवि इस अशक्यता को दशाने के लिए कद्दते हैं कि समुद्र 
जितनी बड़ी दवात द्वो और उस में सुमेर पर्वत जितनी स्याही भरी हो, 


विभूति-वर्णन शहद 
कलम बनाने के :लिये कत्पतर की डालियें काम में लाई जाती हों, एथ्बी 
के जितने बड़े-से बड़ें काग़ज़ हों, और, इन सब साधनों सहित स्वयं 


सरस्वती लिखने वाली हों, तो मी परमात्मा के गुणों का अन्त नहीं 
आता | 


“इसलिए, अज्ुन, मैं परमात्मा की विभूतियों ऋ विस्तार से वर्णन 
करने पैट्ट' तो भी उनमें से सहज द्वी नज़र में आसकने वाली कुछेक 
मुख्य विभूतियों का द्वी नाम निर्देश मात्र दो सकेगा ।” श्ध्। 

“गुडाकेश, यद्द तू भव श्रच्छी तरह समझ गया द्वोगा कि परमात्मा * 
ही सब प्राणियों का आत्मा है, और सब प्राणियों का आदि, मध्य ओर 
श्रन्त भी वद्दी है | 


““परन्तप, विद्वानों का कथन है कि इस परमात्मा की शक्तियाँ अनन्त 
प्रकार की हैं | किन्तु ये शक्तियाँ किसी एक द्वी पदार्थ में सम्पूर्णंतया 
प्रकटित हुई प्रतीत नहीं द्वोतीं | पदार्थ मात्र में उस की विविध शक्तियों 
का एकाधथ श्रंश दी दिखाई पड़ता ऐ। 

“फिर, अर्जुन उसकी एकाध शक्ति का द्वी विचार किय्रा जाय, तो 
उस विषय में मी हमें किसी पदार्थ में बह शक्ति श्रल्प प्रमाण में 
प्रकठित हुई दिखाई देती है भर किसी जगह थ्राश्चर्य चकित कर डालने 
जितने मारी प्रमाण में प्रकटित हुई देखने में श्राती हैं। उदाहरणाये 
हम परमात्मा की तेज शक्ति का दीपक में, नक्षत्रों में, अथवा चन्द्र तथा 
ग्रहों में अत्यल्प अन्श देखते हैं। किंतु वह्दी शक्ति सूयें में अत्यन्त 
विपुल प्रमाण में दिखाई देती है | इस से हम प्रकाशदाता पदार्थों को 
ध्यान में ला कर यह सममते हैं कि सूर्य. में परमात्मा की तेज शक्ति की 
पराकाष्ठा हो गई. है । और कद्दते हैँ कि तेजरूप में परमात्मा पूर्ण रूप. 
से सूय में प्रकटित हुए हैं । 

किन्तु, कौन्तेय, इस सम्बन्ध में दमें एक दूसरी बात भी ध्यान में 


२७० गीता-मन्थन . 


रखनी है | वह: यह कि तेज की विभूति के रूप में परमात्मा :सूर्य स्वरूप' 
हैं इस कथन, का यह अथ नहीं है कि सूर्य से अधिक प्रकाश देने 5की 
परमात्त्मा की शत नहीं.है। वस्तुतः सूर्य में मी परमात्मा की तेज शक्ति 
का एक छोटा अन्श ही प्रतीत द्वोता हैं | आकाश में लकठते हुए अनेक 
न्ञत्रों में ऐसे अनेक मह्या सूर्य होंगे जो सूर्य के प्रकाश को फीका कर 
सकते हैं। किंतु हमें उनके प्रकाश का परिचय नहीं है। हमारे अपने ' 
लिए तो केवल सूर्य ही परम प्रकाशवान पदाथ रूप में भासित होता है। ' 
इसलिए, दम इसे परमात्मा की विभूति मान कर सन्तोष मान लेते हैं। 
वस्तुतः यह सम्भव हो सकता है कि - इस से परमात्मा , की. अगुसात्र 
शवित ही प्रकटित हुई हो | 

£ धनज्जय, यह कौन जान सकता है कि सोते हुए मनुष्य में कितनी 
बुद्धि है,'सुप्त सिंह में कितना बल है एंवम्‌ शूल्य -समान प्रतीत होते 
हुए आकाश में कितने ब्रक्माएड निर्माण करने की सांमम्ी भरी हुई है ! 
उसी तरह निजरूप परमात्मा के बल, ऐश्ये, ज्ञान, प्रकाश, भावना, शक्ति 
आदि का ख़याल, यदिं वह विश्वरूप में व्यक्त न हो तो किसे आ सकता 
है ? ओर इस प्रकार व्यक्त होने के वाद भी उन शक्ितियों का नाश तो 
दो द्वी नहीं संकता | इस के प्रकारों की संख्या और इसकी महत्ता की तो : 
कल्पना द्वी को जा सकती है । 9 

“इस प्रकार मनुष्य अपनी इन्द्रियों, सना तथा. बुद्धि की “मर्यादा 
शक्ति द्वारा संसार में जो कुछ सुखरूप अथवा दुःखरूप;, सात्विक, 
राजस अथवा तामस; कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी शक्तियाँ 
देखते हैं, उस को जिस पदाथ्े में भारी प्रमाण में प्रंदर्शनः द्ोता' है, उस 
पदार्थ को परमात्मा की एंक विभूंतिं कहते हैं और उस में परमात्मा का 
चिंतन करते हैं | 

“इस प्रकार प्रादित्यों में विष्णु, प्रकाशमान ज्योतिथों .में सूर्य 


: विभूति-वर्णन २७१ 


वायुओं में मंरीचि, तारागयणों में चन्द्र, वेदों में सास,, देवताओं में इन्द्र, 
इच्द्रियों में मन, मछलियों में मगर, नदियों में गद्जा;.सरोवरों में समुद्र, 
इन सब में विभिन्न शक्तिय़ाँ विशेष प्रकार से व्यक्तः होने. के कारण 
भक्तजन उन सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। . 
“साथ ही, अजुन, पदार्थों का जो विशेष लक्षण द्वोता है, उस में 
“भी भक्‍्ठजन परमात्मा का चिंतन कंरते हैं | उदांहरणाथ, भूत्तों में स्थित 
चेतना, वाणी में ओंकार, सत्ववानों का सत्तव, गुझ्ों में मौन, ज्ञानियों से 
ज्ञान आदि रूप मेँ परमात्मा ही प्रकटित होते हैं, यह भावना करते हैं। 
“फिर, अनेक बार जहाँ एक दीं प्रकार की अनेक समान शक्तियाँ 
हों वहाँ भक्तजन उनमें से प्रथण शक्ति को ही परमात्मा में चितन 
के लिये अनुकूल मान लेते है। उदाहरण स्वरूप वर्णमाला के अच्तरों में 
आकार, समासों में छह, महीनों में मार्गशीर्ष, छन्दों में गायत्री आदि | 
#इसके सिवा, महाबाहो, भक्तजन यह बात भी नहीं भूलते कि 
परमात्त्मा ही त्तामस अथवा राजस शक्ति के रूप में अतिभारी अमाण में 
प्रकटित होते हैं, और, इसेलिए यह समझने के लिए कि संसार में कुछ 
भी द्वेष्य नहीं है, ऐसी शक्तियों का भी विचार करते हैं। उदाहरणार्था 
आयुरधों में वज्ज, ठग-विद्याओं में जुआ, नाश करने वालों में मृत्यु तथा 
दमन-नीति में दरड, इन सबको भी परमात्मा की ही विभूति मानते हैं। 


“किन्तु, इस प्रकार विचार करके भी वे अपने उदाहरण के लिए 
अथ्वा चित्र को एकाम करने के लिए परमात्मा की दिव्य तथा कल्याणु- 
कारी विभूतियों का ही अधिक विचार करते हैं | इस तरह अनेक विद्याओं 
में से अध्यात्म विद्या को, सोम्यशक्तियों में कीरति, भ्री, वाणी, स्मृति, 
बुद्धि, क्षमा, इत्यादि को, देत्यों में प्रह्मद को, यादवों में मुके, तथा 
पारडवो में ठक्ते दी चिन्तन के लिए, पसन्द करते हैं | 


श्७छ२ गीता-मल्थन 


“अब, अजुन, तू थोड़े में ही चहुत समझ जा | क्योंकि, भिन्न-भिन्न 
नाम पदार्थों के नाम देकर में हज़ारों विभूतियाँ भी गिनाऊ तोमी वे 
सव परमात्मा की शक्ति में का एक नगश्य अंश द्वी रहेगा | इसलिए, 
इस गिनती का करना शक्य नहीं है। 

।संत्षेप में दी तू पूरा समर ले । सर्वभूतों का जो कुछ वीज दै वह 
परमात्मा द्वी है। चर-अचर कोई मृत अथवा प्राणी विना उसके नहीं है। 
इन सब में जहां विशेष शक्ति का प्रदर्शन द्वोता है, वद्दां परमात्मा को 
विशेष प्रकटता समम्ती जाती है, किन्तु , इससे, यह न समझना चाहिए 
कि न्यून दिखाई देने वाली शक्तियों में परमात्मा का अंश कम है। 
इस के साथ ही अर्जुन, यद्ट समझ कि ऐसी सव शक्तियों सदह्दित यह 
सकल विश्व परमात्मा की शक्ति के अंशमात्र का ही दर्शन कराता है। 

अगर तू इतना समझ ते तो कद सकते हैं कि थोड़े सें तू सब 
सममे गया। ॥२०-४२॥ 


एकादश श्रध्याय 
विराट दर्शन 
उपोद्धात तीसरा 
(१) 


ग्यारहवाँ अध्याय आरम्भ करने से पहिले फिर कुछ उपोद्धात करने 
दी आवश्यकता प्रतीत द्ोती है | 


चौथे अध्याय के उपोद्घात में बताया था, कि गीता तत्त्वज्ञान विषय 
का ग्रन्थ होने के अलावा वैष्णव सम्प्रदाय का अन्य है श्ौर इसलिए इस 
में वैष्णव सम्प्रदाय की मान्यताओं का उल्लेख है | अर्थात्‌ इसमें एक 
ओर भ्रौकृष्ण का विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिपादन है भ्रौर दूसरी 
ओर उससे भी आगे बदुकर भीक्ृष्ण मानों परमात्मा का मुख हों, इस 
प्रकार सम्पूर्ण प्रवचन रचा गया हैं । गीता के साथ इस मन्थन को पढ़ने 
वाले के लक्ष्य में यद्द वात आई द्ोगी कि गीता में कहीं भी परमात्मा 
जैसे तृतीय पुरुष का शब्द नहीं है, वरन सर्वत्न मानों भीकृष्ण ही 
परमात्मा और परमात्मा ही भीकृष्ण हों, इस प्रकार, परमात्मा के बदले 
पं, मेरा), 'मुझसे', मुझमें” इस प्रकार प्रथम पुरुष काप्रयोग हुआ है। 

सब धर्मों के पुराने ग्रन्थों में ऐसी पद्धति दिखाई देती है। वाइबिल 
में और कुरान में भी मानों पैग़म्परों द्वारा परमात्मा बोलता हो, इस प्रकार 
प्रथस पुरुष का ही प्रयोग किया गया है । फिर हिन्दू धर्म के ग्रन्पों में 
ऐसा किया जाय, इसमें कुछ आश्चर्य की वात नहीं | क्यों कि वेदान्त के 
सिद्धान्त के अनुसार तो परमात्मा ही श्रीकृष्ण द्वारा बोलता है, यह 


२७४ गीता-मन्थन 


केवल श्रद्धा का विषय नहीं, वरन सेद्धान्तिक बात है, यह कहने में कुछ 


अतिशयो क्ति नहीं होती 
किन्तु, श्रीकृष्ण रूप. में परमात्मा ही है यूह कहना एक वात है 


और श्रीकृष्ण अर्थात्‌ परमात्मा ओर परमांत्मा श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण यह 
कहना दूसरी बात है। पहली वात तत्व की है ओर दूसरी सम्प्रदाय की 
और श्रद्धा की है | दूसरी वात का अथ यह होता है कि यहुवंश में 
वसुदेव-देवकी से उत्पन्न हुए प्रतापी पुरुष श्रीकृष्ण म॑ परमात्मा की सब 
' विंभूतियाँ भर शक्तियाँ एक केन्द्र' में आकर वस गई थीं | इस श्रद्धा का 
अथ' यद है कि जिस प्रकार सूचम दशक शीशे में से आने वाली .किररों 
दूसरी शोर एक केन्द्र में एकत्रित होती हैं और वहाँ थोड़ीसी जगद् में ही 
समस्त किरणों की सारी उष्णुता एकत्र कर देती हैं, उसो प्रकार परमा- 
त्मा का सर्वस्व इन श्रीकृष्ण में आकर वस गया था । 
भागप्रत आदि वैष्णव पुराणों तथा महाभारत में भी स्थल-स्थल पर 
श्रीकृष्ण का चरित्र इस प्रकार चित्रित किया गया है कि जिससे इस 
श्रद्धा को पोषण मिलता दै। और इसके लिये जिस प्रकार परमात्मा- में 
. परस्पर विरोधी प्रतीत होती हुई शक्तियों ओर भावनाओं की गुजायश 
है, उसी तरह श्रीकृष्ण के चरित्र को भी सदू-असद्‌ सब प्रकार के कर्म 
वाल्ा.चित्रित करने का प्रश्ल हुआ हे, साथ ही उन्हें अनेक. चमत्कार 
करने व्राले को,तरद्द भी बताया गया है। 
(२) 
इसके अनुसार, जहाँ यह सिद्धान्त हे कि, तात्विक दृष्टि से सब कुछ 
: परसांत्मा स्वरूप है, वहाँ ज्ञानी, योगी, धंमंज्ञ तथा प्रतापी श्रीकृष्ण के 
मुख से परमात्मा का निरूपण “मैं”? शब्द द्वारा हो, इसमें गीता' हिन्दू- 
* धर्म और उसी प्रकार अन्य घमं-अन्थों से प्रभावित प्रणालीका हीं अनु- 
सरण करंती है। किन्तु इसके साथ ही परमात्मा की वेष्णंवी शक्ति का 
: शक्षप्णु में प्रदुर्भाव है, यह एक मान्यता, तथा परमात्मा की समग्र 


विराद-दृ्शेन २७५ 


विभूतियाँ भ्रीक्षष्ण में दी केन्द्रीभूत हैं, यह दूसरी मान्यता तथा उपयु कक 
छिद्धान्त, इस प्रकार इन तीनों बातों का गीता में सम्मिभण है। इससे 
ऐसी कोई बात नहीं है जितके कारण कि श्रीकृष्ण 'में? सर्वनाम का 
उपयोग न कर सकते हों अ्रथवा उन्हें 'त्‌* कहकर सम्बोधित न किया जा 
सकता हो | इस प्रकार इस अध्याय में भीकृष्ण का वर्शन चतुभुज, शंख, 
चक्र, गदा, पद्मयुक्त अथच विष्गुरूप में किया गया है, और इससे यह 
विचार उत्पन्न होता है मानो श्रीकृष्ण अजुन को सदेव इसी रूप में 
दिखाई देते थे | वस्तुतः ऐसा करने का श्रमिप्राय, जेसा कि भक्तिमार्गी 
सदैव कहा करते हैं, इस सिद्धांत की स्थापना करना प्रतीत होता है कि 
सगुण और निगुण में तथा परोक्ष ( विष्णु ) ओर प्रत्यक्ष | भीकृष्ण ) 
में किसी प्रकार का भैद न किया जाय | 
(३) 

गीता के पाठक श्रीकृष्ण को पूर्ण सममें, उनमें ओर परमात्मा में 
तथैव उनमें और विष्णु में किसी प्रकार का भेदमाव न समझें, इसके लिए, 
अगत्ते अध्यायों में जो यह प्रतिपादन किया गया हे कि विश्वरूप में 
परमात्मा ही है, उसके लिए, इस अध्याय में ऐसा काञ्यमय विराट-दशेन 
का स्थूल शब्दचित्र उत्पन्न कर कल्पनाशक्ति को ःहायता पहुँचाने का 
प्रयक्ष किया है, जिससे कि उसका पढ़ना ओर सुनना मनोहर प्रतीत हो | 

इसके सिवा, इसके साथ ही इसमें परमात्मा का काशस्वरूप भी 
ध्षम्मिलित कर दिया गया है। परमात्मा के सनातन-त्वरूप में भूत, 
वर्तमान और मविध्य' का भेद नहीं है'। वह तीनों काल का साक्षी भी 
है। किन्तु इन तीनों:काल का अर्थ क्या है ९ दृश्यमात्र बस्ठ अन्त में तो 
विन्नांश-पथगामी द्वी है और काल है परमात्मा की दृश्यों को सदैव संहार 
करने वाली शक्ति, इस प्रकार भी यहाँ परमात्मा का चित्र प्रस्तुत करने का 
प्रयक्ञ किया गया है। 


२७६ गीता-मन्थन 


किन्तु यहाँ कात्न का इतना ही रूप चित्रित नहीं हुआ है | यहाँ पर- 
माध्मा अथवा काल को नियति-रूप भी दिखाया गथा है। प्राणी अपने 
को समभते हैं उतने स्वतन्त्र नहीं हैं, जितना चाहते हैं उत्तना सब नहीं 
कर सकते; बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता कुछ काम नहीं आती, प्रश्यक्त विनाश 
को रोका नहीं जा सकता, इत्तना द्वी नहीं प्रत्युत्‌ खुली आँखें अपने- 
आप उस विनाश के मुँह में जा पड़ना पड़ता है, अथवा विनाश करने 
में निमित्त बनना पड़ता है। जिस समय ऐसा होता है, उस समय दम 
कहते हैं--'इसकी मौत आंगई है,' 'ईश्वर ने द्वी ऐसा निश्चय किया 
है |” इसीकी नियति कहा जाता है | कोंरवों की मौत आगई थी, यद्द 
विचार व्यास ने मद्दाभारत में अनेक स्थानों पर प्रतिपादित किया है और 
उसीको यहाँ पुनः काव्यरूप में उपस्थित किया है। 

मैं आशा करता हूँ कि इतना उपोद्धात इस श्रध्याय को समझने के 
लिए, उपयोगी होगा । 


एकादश श्रध्याय 

जिस प्रकार गाय अपने प्रिय बछड़े के लिए पाना छोड़ती है, उसी 
तरह श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय अजुन पर ज्ञान, कर्म, 

कोक १-४७. योग तथा भक्ति की धार छोड़कर शुरु-कृपा रूपी 
दुग्ध से उसे तृप्त कर दिया । आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी 

यह सर्वोत्तम ज्ञान सुनकर अजजुन को उत्पन्न हुआ मोह शोर संशय दूर 
होगथा। किस्तु जिस प्रकार शिल्पकार पहले मूर्ति बनवानेवाले की 
इच्छाओं को समान्यतया समझ लेता है और फिर उसपर अधिक 
चिन्तनकर उश्का पूरा-पूरा चित्र अपने केल्पनाचक्तु के सामने खड़ा करने 
का प्रयत्ञ करता है, और उसके बाद मानों उसको देख-देखकर मूर्चि 
“घड़ता हो इस प्रकार टाँकी मारता हो, उसी तरह अज्जुन ने अध्यात्म- 


विराट-दशेन . २७७ 


विद्या का बुद्धिग्राह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसपर 
अधिक चिन्तन कर अपने कल्पनाचन्ु के समक्ष उसका चित्र पृर्णतया 
. उत्पन्न करने का प्रयक्ष करने लगा | अत्यन्त नम्नता एवं - गदगदू कए्ठ 
से वह बोला: 


#कमलपत्राक्ष, मैंने आपने भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय की विधि 
तथा परमात्मा की सदेव एकरूप रहनेवाली सत्ता और उसकी महिमा 
विस्तारपूबंक सुनी तो अवश्य है | किन्तु इस प्रकार सुनने से इसकी 
कुछ कल्पना हो नहीं सकती कि यह सब किस प्रकार होता द्ोगा और 
परमात्मा में सब भाव और भूत किस प्रकार वास करते होंगे ? बिल्ली भी 
परमात्मा का स्वरूप है और चूहा भी, इनमें से एक दूसरे को मारे, इससे 
एक ओर बिल्ली को शिकार मिलने का आनन्द होता है और दूसरी ओर 
चूहे को प्राण जाने का भय थ्ौर शोक द्वोता है; इस श्रकार विश्व के 
परस्परविशेधी बनकर रहमेवाले भूत, कर्म ओर भाव एक ही परमात्मा 
में एक ही समय किस प्रकार निवास कर रहते होंगे इसकी कुछ कल्पना 
नहीं होती । 

“फिर, गरुदृध्वज, एक दी सर्वान्तर्यामी परमात्मा दुर्योधन तश्ा/उसी 
प्रकार अजुन फे रूप सें विचरते दोने पर भी दुर्योधन के भावों तथा शक्ति 
का अजुन को ज्ञान न हो और अर्जुन के भावों तथा शाक्त का दुर्योधन. को 
ज्ञान न हो, तथा प्रत्येक अपने सन में अपनेको एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर 
ओर अजेय मानता फिरे, यह किस तरह ह्वोता है ? 


ध्योगेश्वर, आपने ईश्वर विषयक जो तात्त्विक ज्ञान-विज्ञान 
समझाया उससें बुद्धि में तो यह बात हृढ़ता से जम जाती है कि यह 
सब ऐंसा ही है, किन्तु सन में इसकी कोई कल्पना नहीं बैठती | इस- 
लिए, मैं इस प्रकार विश्व-दशेन करना चांहता हूँ, जिससे कि विश्वरूप 


श्ष्८ गीता-मन्धन 


परमात्मा का स्पष्ट चित्र उत्पन्त हो सके | यदि यह सम्भव हो, तो कृपा 
कर वह मुझे बताइए ॥ ॥१-५ै। 
अज़ुन की यह प्राथना सुनकर भ्रीकृष्ण बोले:--- 

“अर्जुन, तेरी कठिनाई और इच्छा ठीक है। विश्वरूप परमात्मा 

के अनेक वर्ण और शक्ति वाले सैकड़ों शर सहल्तों 
श्कोफ ९-८ स्वरूप नेत्नों के एक ही दृष्टिपात में समझे जा सके', 

इस प्रकार तू उसका दशन करना चाहता है। सूर्य, 
चन्द्र, नक्षत्र, पवन तथा देवताओं के दृश्य तथा अद्श्यरूप-मसबकों तू 
एकद्दी दृष्टि से देखना चाहता है तो भले द्वी देख ले | किन्तु यद्ध सभ तू 
इन चर्म-चन्कुओं से देखना चाहता द्वो तो वह शक्य नहीं है। इसके 
लिए तुझे अपने कल्पना-चक्तु की सहायता लेनी पड़ेगी। 

'परन्तप, संसार में जन्म लेकर मनुष्य ने जो कुछ देखा, सुना, सूँधरा, 
चाखा अथवा श्रन्य प्रकार से अनुभव किया होता है, वह मूत्त' हो अथवा 
अमूत , उसका मूर्तिमान संस्कार अपने इस मस्तिष्क में पड़ जाता है । निद्रा 
में जिस समय बाह्य इन्द्रियाँ सोई पड़ी होती हैँ, उस समय ऐसे अनेक 
संस्कारों की स्मृतियाँ खड़ी होती हैं और स्वप्नलप म॑ दिखाई देती हैं। 
किन्तु ऐसे समस्त संस्कार एक द्वी समय जाग्रत नहीं होते और उनका 
सम्मिलित चित्र उपस्थित नहीं करते। 

/घनंजय, योगीजन बाह्य इन्द्रियों का प्रत्याहार करके धारणा तथा 
प्राणावाम के अभ्यास द्वारा ऐसे अनेक संध्कारों को इच्छापूर्वक जाग्रत 
कर सकते हैं। उस समय वे मस्तक में पड़े हुए, संस्कारों को इस प्रकार 
मूत्तिमान कर सकते हैं मानों थे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई दे सकते हैं। 

“गुड़ाकेश, फिर, अनैक योगेश्वर योग न जाननेवाले सामान्य 

मनुष्य के चित्त को भी योगबल से अपने बश में करके उसे योगनिद्रा, 


विराद-दर्शन २७६ 


में डाल देते हैं, ओर फिर अपनी श्रथवा उसकी इच्छानुसार उसके चित्त 
में रहे संस्कारों को जाग्रत कर उनका दर्शन कर सकते हैं | 

/ज्षेम्तेय, ठुके खुद को आज योगाम्यास के लिए. समय नहीं है। 
इसलिए मुझे अपनी योगविद्या के बल से तुझे तेरे चित्त में निवासित 
विश्व का चित्र दिखाना होगा | 

५ अच्छा, तब तू पूर्णतया मेरे अधीन होगा। जिस प्रकार धोड़े 
का बछेरा अपनी माँ के पीछे-पीछे स्वतन्त्रतापूचंक मटकता है, इस प्रकार 
अपने वित्त को मेरा अनुसरण करने के लिए खुला छोड़ दे । इससे में 
तुके अभी योगनिद्रा में डालकर तेरे प्रज्ञाचक्तु खोल सकूँगा। ओर 
देखकर तथा सुनकर विश्व का जो चित्र तेरे मत्तिष्क में बवा हुआ है, 
बद्द तुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकूँगा ।?” ॥४लन्द। 


इस प्रकार बोलतें-बोलते ही योगीराज श्रीकृष्ण ने अजुन को 
अपने वश में कर लिया भौर एक क्षण में ही उसे 
श्लोक ६-१४ प्रोगनिद्रा में सुला दिया । जिस प्रकार बिजली की 
आकस्मिक चम्रक से अथवा अक्षस्मात पड़े हुए बर्फ 
जैसे टण्डे पानी से मनुष्य चौंक जाता दे, उस प्रकार अर्जुन के शरीर में 
पहला शआआकस्मिक कम्प हुआ | मानों उसका शरीर एकदम अश्रस्थिर 
होगया और उसका श्वासोच्छुवास ज्ञण भर के लिए तेज. चलने 
लगा | किन्तु थोड़ी देर के वाद वह क्रिया मन्द गति से किन्तु नियमित 
रूप से द्वोने लगी। श्रौर वह इस प्रकार अनुभव करने जगा मानों रंग- 
भूमि पर जल्दी-जल्दी खेला जाता हुआ कोई श्रदूभुत नाटक श्रथवा 
द्रुतवेग से फिस्ता हुआ कोई चित्रपट देखता दो | 


प्रथम तो, गुरुभक्त अर्जुन को प्राणमिय और पृज्य गुरुरूप. परमात्मा 
श्रीकृष्ण का दर्शन हुआ-न हुआ कि वहाँ उस मूर्ति में द्रतवेग से सहसरों 


८० - गीता-मन्थन 


प्रकार के परिवर्तन द्ोते दिखाई देने लगे | मूल भूमिका में 
श्रीकृष्ण की दी मूर्ति ओर स्प्रति स्थिर रह्दी और वह इस प्रकार 
देखने लगा मानों श्रीक्षष्ण श्रनेक प्रकार के श्राश्वयेजनक रूप बदलते 
और अपनेमें से निर्माण करते हों, अपनेमें धारण कर रखते हों अथवा 
अप में लीन करते हों एवं समस्त सृष्टि को अपने शरीर के एकाघ 
भाग में द्वी खखे हुए दों। पहली वार तो उसे यह दिखाई दिया 
मानों पुराणों में वर्शित सौम्य तथा आह्ादजनक विद्या की मूर्ति में श्री- 
कृष्ण परिवर्तित द्ोते हों । किन्तु, उसके पश्चात्‌ मानों सहलों मस्तिष्क, 
सहल्ों हाथ, सदस्तों पाँव, सहसों नेत्र, करन आदि अवयव वाले, सहस्तों 
सूर्य का एक संयुक्त प्रकाश द्वो ऐसे प्रकाशमान, प्रथ्वी से आकाश तक 
व्याप्त विगट मूर्ति में परिणत होते हुए प्रतीत हुए। इस राक्षसी 
आकारवाली मूर्ति थोड़ी देर तक तो उसे सर्वथा श्राश्नय॑जनक कित्तु 
सुन्दर भासित हुई | किन्तु पीछे तो वह ऐसी विकराल एवं मयड्डर 
प्रतीत होने लगी कि खाण्डचबनन को जलानेवाला तथा मद्दादेव के साथ 
युद्ध करनेवाला शूर-शिरोमणि अजुन तक भयग्रस्त होगया और 
स्वयं कहाँ है, किसके पास है, किसलिए खड़ा है, यह दर्शन किसका 
है, किस प्रकार हुआ है, यह सब कुछ भूल गया और त्रस्त होगया | 
इस दर्शन में उसका भक्तिमाव श्रत्यन्त जाग्रत हो उठे, इसमें तो 
कहना ही क्‍या ? वह वारम्बार प्रणाम करता हुआ दर्शन में दिखाई 
देती हुई मूर्ति का वशन और स्तवन करने लगा | और जिन जिन भावों 
को अनुभव करता गया उन-उनको प्रकट करने लगा। ॥६-१७॥ 
अजुन द्वारा किया गया वर्णन और स्तवन 
“अ्रद्दो हो देव, यह आपका कैसा विशाल और अदभुत स्वरूप दिखाई 
देता है ! मुके ऐसा दर्शन होरद्दा है मानों सर्वदेव, 
श्लोक १५-३१ पज्चमहाभूतों के संच, अखिल सृष्टि के आदिपिता 
ब्रक्ा, सब ऋषि तथा रेंगकर चलनेवाल्ले जीर्ची 


विराट-दु्शन श्८१ 


तक सब स्थावर-जज्ञलम, जड़-चेतन सृष्टि आपमें ही आकर बसी 
हुई हो! | ॥१श। 

/किन्तु , ओह, विश्वेश्वर, इतने ही में यह्द क्या होगया ? श्रव 
तो आप ऐसे दिखाई देते हो, मानों आपके सहरों द्वाथ, पाँव, उदर, 
मुख नेत्र एवम सहलों रूप फूट निकसे हों | ओह, यह कुछ भी नहीं 
जाना जाता कि आपका मध्य भाग कौन सा है, आदि भाग कौनता हे 
और अना भाग कौन सा है ! ऐसा प्रतीत द्ोता है मानों आपका विश्व- 
रूप यही है। ॥१६॥ 


#हा, अब आपका मुकुट, गदा, थौर चक्र मैं देख सकता हूँ । किन्तु 
अब तो मेरी श्राँख चकाचौंध हो रही हैं! ओह, आपके शरीर में से 
उपग्रतेज की ज्वालायें किस प्रकार निकल रही हैं | मानो एंक दम अपार 
अप्नि भड़क उठी हो, अयवा प्रीष्मऋतु के मध्याह का सूर्य ठीक आँख 
के निकट आकर खड़ा द्वोगया द्वो, इस प्रकार सव दिशाक्रों में आप तेज 
से दीप्त दिखाई देते हैं ओर आपके अवयव शअ्रब जरा-जरा ही पहचाने 
जा सकते हैं| ॥१थणा 

"मुफ्ले यह निश्चय होता है कि ज्ञानी के जानने योग्य परमश्नक्षर 
त्रक्न, इस सृष्टि का अन्तिम आधार अविनाशी देव, सब पदार्थों के 
धर्म का अविचल रक्षक जो समातन पुरुष कहलाता है, वह आप ही हैं। 
आपमें ही सब कुछ रद्दा है, इसलिए आपमें से ही सब कुछ प्रकटित 
होदा है, इसमें कुछ भी शज्ढा नहीं है । | की 


“अद्दो ! आदि, मध्य और अन्तरदित, अनन्त शक्तिवाले देव ! आप 
के बाहुओं की गिनती हो सकना सम्मव नहीं है। ये सूर्य और चन्द्र. 
आपकी आँखों की पुतलियों के समान प्रतीत होते हैं| आपका मुख, उस- : 
में से वाहर निकलती हुई अ्रग्मि-सम लाल ग्रकाश वाली जिह्ा के कारण - 


श्ष्र गीता-मन्थन 


प्रदी्त अग्नि के समान प्रतीत होता है थोर ऐसा मालूम द्वोता है मानों 
आपके तेज से सारा जगत्‌ तप्त द्ोकर पिवल जायगा | ॥१६॥ 


/है महायपुरुष | पृथ्वी से आकाश तक चारों दिशाओं को भर देने 
वाला आपका शरीर देखकर तीनों लोे थराते हुए दिखाई देते हैं ॥२०॥ 


“एक ओर से देवों के गण आपमें लीन द्ोते हुए प्रतीत होते हैं । 
दूसरी ओर से अनेक म्रभीत होकर द्वाथ जोड़ते हुए आपका स्तवन 
करते हैं| तीसरी ओर महर्षि तथा सिद्धजन आपकी महिमा के स्तोत्र 
पढ़ते हैं ' चौथी ओर तीस करोड़ देवता, सिद्ध, साधक, गन्धवे, यज्ञ, 
पितर और दूसरे जो कुछ भी मनुष्य से ऊपर की योनि के सत्त्व सुनने 
में आते हैं वे सब आश्रयेचकित होकर आपको देखते हैं। ॥२१-२२॥ 


“आह ! अब तो आपका मुख अधिक डरावना बनता जाता है। 
आपके अनेक मुख, नेत्र, हाथ, पाँव, जाँघ तथा पेट के सिवाय 
आपकी विऋराल डाढ़ें देखकर सब योग और स्वयं मैं भी व्याकुल हुआ 
जाता हूँ ! ॥२१॥ 

“आओ, भगवान्‌ ! आप कौन हैं ? ओह ! आपका प्रलयकाल की 
अ्रम्रिके समान और विकराल डाढ़ोंवाला मुख देखकर मुझे कुछ सूझ 
नहीं पड़ता | हे देव, प्रसन्न द्ोओ, प्रसन्न दोओ ! मुकपर रोप न करो | 
मेरी भूल हुई हो तो ज्ञमा करो ! मुझे डर आता है । ॥र४॥ 

“रे, मै यह क्या देख रहा हूँ | ये सब राजा, मीष्म, द्रोण, कर्ण 
सद्दित सब कोरव, दसारे भी सब योद्धा झापके इन भयानक और धघकते 
हुए जबड़ों के समुद्र में गिरती हुई वेगवान नदियों के समान अथवा अग्मि 
में गिरते हुए पत्तंगों की तरह कितने वेग से गिर रहे हं ! और, है पिता, 
आपकी डाढ़ों के नीचे उनका कैसा चूर्ण हुआ जा रहा है !अरे, उधर 
उस मुंह में किसके सिर पिस़ते हुए दिखाई देते है? . ॥२६-रश्। - 


बिराट-द्शन श्ट३ 


* # आरे, अब तो अपन्री ज्वालामयी जिहाओं से आप सब लोगों को 
खींच-खींचकर खाते हुए, प्रतीत होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है. भानों 
आपके ताप से सारा संसार अभी जलकर राख दोजायगा | 

४ हे देवश्रेषठ, आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों ! हे विष ! आपके ऐसी 
उम्र शक्ति अकटानेवाले स्वरूप का नाम क्या है? है आदिपुरुष [ में 
यह जानना चाहता हूँ कि इस रूप मैं आप किस नाम से पहचाने जाते 
हैं ? में यह नहीं समझ पाता कि आपकी यह किस प्रकार की प्रवृत्ति और 
किस प्रकार की शक्ति हैं | कृपा, कर मुझे अपने इस स्वरूप का रहस्य 
सममाइए |” ॥ ३१ ॥ 

अज्जुन की ऐसी दशा देखकर मेत्र-गर्जन के समान गम्भीर और घोर 

किन्तु साहस प्रदान करनेवाले स्व॒र से श्रीकृष्ण अर्जुन 
श्लोक ३२-३४ को इस दिव्य पुरुष का परिचय कराते हुए वोलेः-- 

“श्रजुन, तू मयभीत न हो । यइ रूप देखकर घवरा न उठ । मैं 
पहले जो वात तुझसे कद्दता आया हूँ, वही स्थूल रूप से तू इस रूप 
में देखता है| यह देव दूसरा कुछ नहीं प्रव्युत्‌ लोक का क्षय करने वाला 
काल ही है । पार्थ, इन दोनों ओर के सैनिकों का काल पूरा हो चुका है, 
इनकी मृस्यु ही इनके सिर पर नाच रद्दी है और सबको इस भीषण युद्ध 
में प्रेरित कर रही है । यदि इस युद्ध में से तू खिसक भी जायगा, तो भी 
उनका निकट आया हुआ काल उन्हें जीवित रहने न देगा | -* ॥॥३२॥ 

“सब्यसाची, इनमें से बहुतों का मरण तेरे हाथों से होनेवाला है, 
इससे न तो तू ज्याकुल हो, न उद्देग कर । तू यह समझ ले कि इनके 
मरने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता है, वह तू है । इसलिए उठ 
खड़ा हो, और अनायास ही मिलनेवाली कीर्ि तथा राज्य-सम्पत्ति स्वी: 
कार कर उनका भोग करले । तू यह समझ कि काल ने उन्हें पहले से ही 
सार दिया है और तू इस मृत्यु की अन्तिम क्रिया मात्र करता है। ॥३ शो 


श्प्शे गीता-मन्थन 


“क्ैन्तेय, में ठुके विश्वास दिलाता हूँ कि इस युद्ध में तेरी विजय 
होगी | भीष्म, द्रोण, जयद्रय, कर्ण श्रादि सव पहले से ही मारे जा चुके 
हैं, यह मानकर तू अपना कत्तेव्य पालन कर |” ॥ ३४ ॥ 

श॒च् के यह वचन सुनकर अज़ुन के लिए अब श्रीकृष्ण के प्रति 
मनुष्य-साव से देखना शक्‍्य नहीं रहा। उसे अब 
श्कोक ३४. कृष्ण को महिमा नवीन प्रकार से दिखाई दी | निज को 
विष्णु का जो सौभ्य तथा भयहूर रूप में दर्शन हुआ 
उसकी भूमिका में ऋष्ण ही हैं. यह प्रत्यक्षवत्‌ दशन होने के कारण अब 
उसके लिए श्रीकृष्ण का ईश्वर-भाव से स्तवन करते हुए रुकना शक््य न 
था | शिष्य-भाव से कृष्ण के पास से अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त करने पर भी. 
पुराने परिचय के कारण तथा श्रीकृष्ण यही पसन्द करते हैं यह समझा- 
कर, अर्जुन अमीतक उनके साथ वाह्मोपचर रहित मित्र-माव से बतता था। 
किन्तु अब एक बार तो उससे अपनी सब भक्ति प्रदर्शित किये बिना न रहा 
जा सका। इसलिए, दोनों द्ाथ जोड़कर, कम्पायमान होता हुआ 
बारम्वार नमस्कार करता हुआ एवं डरते-डरते प्रणाम करता हुआ, गद्‌ 
गद कएठ से वह पुनः ल्तवन करने लगा ३-- ॥ ३५४ ॥ 

“है हुपीफेश, संसार के वालक से लेकर वृद्ध तक ज्ञानी-अज्ञानी सब 

आपका जयजयकार करते हैं ओर आपकी कीत्ति 

श्लोक ३६-४३ फेलाने में जो आनन्द मानते हैं और आपके प्रति 
अपनी भक्ति रखते हैं, आज मैं उस की उपयुक्तता 

को समझता सकता हूँ. । राक्षस आपसे थरांते हैं और मागते फिरते हूँ 
ओर सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, इसमें भी मुझे अब कुछ 
आश्चर्य प्रतीत नहीं द्वोता | कारण कि मैं अभी देख चुका हूँ कि आप 
ही आदि पुरुष हैं | संसार ब्रह्म को सृष्टि का रचियता मानता हैं, किन्तु 
यह ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न होने के कारण अर्वाचीन ही हैं! आप तो 


विराद-दशेन र्प्५्‌ 


अनल, सब देवों के देव तथा अखित विश्व' में व्याप्त होकर बसे हुए हैं | 
संसार का जो अक्षर तत्व तथा पदार्थों का सनातन एवं नाशन धरम है, 
ओर इन दोनों धर्मों से परे जो मृल वस्तु है, वही आप हैं । ॥३६-३७॥ 

“यह विश्व आपके ही आधार पर टिक। हुआ दै, संसार को आप 
ही सम्पूर्ण रूप से जानते हैं, ओर ज्ञानसे जो जानी जा सकने योग्य वस्तु 
है, वद आपका ही स्वरूप है। जो प्राप्त करने योग्य पद है, वह आपके 
साथ एकरूप हो जाना ही है । 

“सृष्टि के जो अनेक देवी-देवता मिन्न-मिन्न रूप में, मिन्न-मिन्र 
शक्ति-सम्पन्न दिखाई देते हैं, वे वस्तुतः आपके ही भिन्न -मिन्न आविर्भाव 
हैं। आपके कारण द्वी इन सबका श्रत्तित्व ओर मह्दत््व है। आपको 
छोड़कर इनका कोई स्थान नहीं है । 

/इससे, है सर्व रूप, आपको मेरा सहस्तों बार प्रणाम है | गुरु- 
देव, में आपको आगे, पीछे और सब ओर से नमस्कार करता हूँ । आप- 
का रोम-रोम सनातन तत्त्व ही होने के कारण, आपका अग्ु-अग॒ मेरे 
लिए, पूज्य और वन्दनीय है | 

“ओह, मैं कैसा चुद्धिद्ीन हूँ कि बचयन से में आपके साथ रहा, 
खेला, काम किया, फिर भी भ्रापके अनन्त वीयें को और श्रपार शक्ति 
फो पहचान ही न सका ! श्राप ही इस सर्व विश्व को धारण कर रहने- 
वाले होने के कारण आप ही स्वरूप हैं, यह न जानकर मैंने आपको 
केवज्ञ अपने साथी के समान समका। आह, मुक्त मनन्‍्दसति ने कैसी भूल 
की | क्रितनी बार मैंने आपसे तू-तद्ाक की ! कितनी बार आपकी 
नसीहतों की शवद्देलना की, आपका मज़ाक भी उड़ाया आपको सर्व 
गुरुजनों से गुरुतर समझकर आदर से बर्तने के बदले आपके आसन 
पर चढ़ बेठा, आपको अपना पैर लगते दिया, .एक थाली में भोजन 
किया, और मानों आप कोई सामास्य मित्र हों इस प्रकार बर्ताव किया [ 


र्षर्‌ गीता-मन्थन 


४ भगवन्‌, आपकी महिमा न जानने के कारण द्वी यह सब कुछ 
हुआ है। मेरे इस अविनय को क्षमा कीजिए । 

#४ऊपानाथ | आज आपका बड़प्पन मेरी समझ में आया है | आप 
इस चराचर जयत्‌ के पिता, त्रिलोक के पूज्य एवं श्रेष्ठ गुर तथा सबके 
बन्दनीय पुरुष किस कारण से हुए हैं, यह मैं आज समम सकता हूँ। 
संसार में आपकी समकत्ञता में आसकने जेसा ही कोई दूसरा नहीं है, 
तब आपसे अधिक तो द्वोही कहाँ से सकता है ? ३६-४३ 

“इसलिए, देवेश ! में आपको बारम्बार प्रणास करता हूँ. और - 
आपकी क्ृपाहृष्टि की याचना करता हूँ। कृपाछु, जिम्न प्रकार पिता पुत्र 
को तथा मित्र मित्र को, अपने प्रिय होने के कारण, उनके ह्विता् निमा 
लेता है, उसी प्रकार आप मुझे निभा लें और मेरी त्रुटियों की ओर न 
देखें, नम्नतापूर्वक यही वर मैं आपसे माँगता हूँ ।.. ॥४४॥ 

#/ओऔर गुरुदेव | अब आप अपना यह भयज्लर रूप सम्रेट लें । मुकसे 
इस कालस्वरूप का दर्शन सहन नहीं होता | जगन्निवास, मुके तो आपका 
पहला चतुभुज विध्ु-स्वरूप ही आननदकारी प्रतीत द्वोता है। उसी 
स्वरूप को पुनः दिखादें, उसीमें पढ़ी भर मेरी आँखों को ठदरने दें 
ओर उसका मधुर अमृत पीने दें । ॥४४-४६॥ 

अजुन की ऐसी मय, दीनता तथा नम्रतायुक्त स्तुति सुनकर शिष्य- 

: बत्सल श्रीकृष्ण ने उसे इस प्रकार आश्वासन के शब्द 
_ श्लोक ४७-४६ कहे;-- 

“अजु न, तु के भयभीत करने के लिए अथवा रोब से 
मैंने तुके यद्द विश्वरूप नहीं दिखाया है | यद्द अत्यन्त तैजोमय, 
विश्वव्यापी, अनन्त ओर आदि रूप, जो इससे पहले संसार के क़िप्री 
प्राणी ने नहीं देखा, मैंने आज अपने योगवल से अत्यन्त प्रेम- 
पूर्वक त॒ुके दिखाया है । प्रिय सखा, वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, कम 


विराट दर्शन रद 


अथवा उम्र तप द्वारा भी मनुष्यलोक में तेरे सिवा किसी दूसरे को ऐसे 
विश्व रूप का दशन करना शक्य रहीं है । क्योंकि ऐसा दर्शन करना 
मेरे योगबल्ल तथा अनुम्रह का और तेरी भक्ति और श्रद्धा का प्रताप है, 
सामान्य पुरुत्ार्थ का नहीं । इसलिए तू ऐसे भयझ्भलर रूप से भयभीत 
होकर पागल न हो । ले, फिर यद्द मेरा मूल रूप देख और अपना भग्र 
छोड़कर स्वस्थ तथा प्रसन्न हो || [४७- ४६॥ 


इस प्रकार वोलने के साथ ही मद्दात्मा वासु देव ने अगनी योगमाया 

को पीछे खींच लिया और अजु न को थपकाकर जाग्त 

श्लोक ९०-११ कर दिया । फिर अपने मानव रूप से, उसका डर मिट 

जाने तक, उसे अपनी छाती से लगाकर तथा धीरज 

बँधा कर उसकी सान्त्वना की | ॥४०॥ 

अजु न जब पूर्णतया स्वस्थ होगया और अपनी मूल दशा में 
आगया, तव बीलाः-- 

“अ्रह्य, जनर्दन, अब मुझे सुख प्रतीत होता है | ओह ! विश्वरूप 
का दर्शन करने की मैंने इच्छा अवश्य रक्खी थी; किन्तु वह त्वछूप कितना 
भयानक है ! मेरे क्षत्रियपन की आज परीक्षा होगई। केशत्र, मुके तो 
आपका यह प्रत्यक्ष मानवी श्याम स्वहूप जितना आनन्ददायक लगता है, 
उतना वह अदभुत स्वरूप रुचिकर प्रतीत नहीं होता | इसलिए मेरे सामने 
तो आप सदैव ऐसे के ऐसे दी रहें, यही मैं याचना करता हूँ ।” ॥४१॥ 

“अजुन के ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण खिलखिलाकर हँस पड़े और 

बोले--“पाथ, तूने भी ठीक किया अरे यह रूप कोई 
श्क्षोक १२--४५ रस्ते में पट्टा है, जो बार-वार देखने को मिले। देव- 
ताओों को भी दुलंभ यह रूप तूही देख सका है, यह 
जानकर अपना अद्दो माग्य समकने के बदले उलटे तू यह कहता है कि 
तुके अब उस रूप के देखने की इच्छा नहीं रह्दी ! ऐ गुड़ाकेश, इस 


श्प्८ गोता-सन्थन 


रूप को देखने के लिए देवता तरसते फिरते हैं, ऋषि-मुनि वेदाध्ययन, 
दान, यज्ञ, तप आदि का आचरण करते हैं, ओर फिर भी उसे देख 
नहीं पाते | ॥४२-४३॥ 

“अजुन, इस स्वरूप को तत्त्व से जानने, तत्त्व से देखने और तत्त्व 
से इसमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग है। वह है अनन्य भक्ति का। 
कोन्तेय, शुष्क वैगस्थयुक्त योग के अभ्यास से भी इस रूप के देखने 
का योगवल नहीं मिलता। कारण कि, योगाभ्यासी के बैराग्य में और 
इस स्वरूप को देखने के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता है, उन दोनों 
में भेद है। परन्तप, इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक वैराग्य का नाम है 
अनन्य भक्ति। परमेश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु में राग न हो, 
प्रत्युत्‌ परमात्मा के प्रति असीम अनुराग हो, इसीका नाम सच्चा वैराग्य 
ओर सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति के बिना अपने योग्याभ्यास से अथवा 
दूसरे के योगचल से ऐसी योग समाधि आआरप्त नहीं हो सकती, तब फिर 
विश्वदर्शन तो हो ही कहाँ से ॥५४॥ 

#इश्नलिए अजुन, यह जान कि परमात्मा-प्रीत्यर्थ ही जो सब काम 
करता है, जो उसीके अधीन होकर रहता, इतर सर्वत्र से आसक्ति छोड़ 
देता है, सब्र प्राणियों के प्रति भ्रह्िंसाशत्ति रखता है, और जो परमात्मा 
का अनन्य-भक्त है, वही परमात्मा को पाता है (” ॥शण॥। 


बारहवाँ अध्याय 
भक्तितत्त 


अजुन ने अभीतक जो कुछ सुना ओर अनुभव किया उसपर वह 
अब शन्तिपूर्वक विचार करने और हृपीकेश के उप- 
छोक १ देश को पचाने का प्रयत्ञ करने लगा। इस प्रकार 
विचार करते हुए. उसे एक स्पष्टीकरण कर लेने की 
इच्छा हुई | इससे क्ष्णचन्द्र की आज्ञा लेकर वह बोला: -- 

“केशव, आपने अमीतक मुझे जो कुछ बोघ दिया है, में उस- 
का सार आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ, वह सुनिए | इससे यदि आप- 
को समसने में मेरी कुछ भूल हुई होगी, तो उसका मुझे पता लग जायगा 
ओर आगे मैं जो प्रश्न॒पूछुना चाहता हूँ उस्षका श्रयोजन भी आपके 
ध्यान में आजायगा । 

“साधव, आपने पहले यह कह्दा कि सांसारिक कर्मों के त्याग का 
नास संन्यास नहीं है, वरन्‌ सझ्लुल्प का तथा कर्म-फल के त्याग का नाम 
संन्यास है । 

“फिर, आपने कद्दा कि ऐसा संक्रल्प-पंन्यास सिद्ध करना आवश्यक 
है और इसके लिए साधक जुदे जुदे कर्मंयोग का अथवा, लाक्षणिक अर्थ 
में, मिन्न मिन्न प्रकार के यज्ञों का आचरण करते हैं | 

“ऐसे कितने ही साधक सांसारिक कर्मों द्वारा ही ऐसे कर्योग अथवा 
यज्ञ का आचरण करते हैं ओर कितने ही श्रेयार्थी सांसारिक कर्म छोड़कर 
अन्य गकार के कर्मों द्वारा उसका आचरण करते हैं । 

“बासुदेव,'इस विष्रय में आपने यद्द मत भी प्रकट किया कि इन सब 
प्रकार के साधकों का ध्येय एक ही ओर शुभ होता है; और वह है 
मोक्ष-प्राप्ति का | जो सांसारिक कम छोड़कर इतर मकार का योगाचरण 


२६० योता-मन्थन 


करते हैं, वे सामान्यतया, सांख्यमार्गी, संन्‍्यास्ती तथा साथु आदि 
नामों से जाने अवश्य जाते हूँ, किन्ठु इस प्रद्धार के जीवन में 
सांख्य अथवा ज्ञान मार्ग का, संन्यास का श्रथवा साधुपन का हार्द 
नहीं दोता । 

“फिर आपने यह कह्दा कि सांसारिक कर्मों के त्याग का मार्ग ग्रहण 
करना अथवा कर्पो द्वारा ही योग सिद्ध करना, यह प्रत्येक की प्रकृति पर 
अवलम्बित रहता है । इसलिए प्रत्येक को अपनी प्रकृत्ति से निश्चित 
स्व॒पर्म का ही निप्रापूपेक आचरण कर उसके द्वारा ही साधना करनी 
चाहिये । 

“हुवीकेश, यदि में ठीक सममा हूँ, तो आपका यह मत प्रतोत 
होता है कि सांसारिक कर्मों का त्याग न करके चित-शुद्धि के लिए उन्हीं 
का ज्ञानपूर्वक, कुशलतापूवेक, समतापृ्वंक, भक्तिपूर्वक और यज्ञ की 
भावना से आचरण करना चाहिए । क्योंकि सांसारिक कर्म तो सहलों 
और लाखों का जीवनक्रम द्वी हैं | इसलिए उनके द्वारा ही मोक्ष का मार्ग 
खोजने में प्रजा का कल्याण है। 

“बहुनाथ, इसके वाद आपने कहा कि साधक सांसारिक कर्मों का 
त्यांग करनेवाला हो, अथवा त्याग न करनेवाला हो, दोनों की ज्ञान में 
निष्ठा द्दोनी चाहिए तथा समलुद्धि प्राप्त होनी चाहिए | 

“इसके लिए आपने मुझे परमात्मा का ज्ञान तथा विज्ञान पिस्तार- 
पूर्वक समझाया तथा समबुद्धियोग का आदर्श वतलाया। 

“गोविन्द, में यह समझता हूँ कि परमात्मा के ज्ञान-विज्ञान के विषय 
में भी आपने मुझे दो दृष्टियाँ बतलाई हैं और योग की भी दो पद्धतियाँ 
कही हैं । ह 

“महुसूदन, थात्मज्ञान विषयक्र दो इष्टियाँ जिस प्रकार मैं सममका 
हूँ, वह आपको वतलाता हूँ। एक दृष्टितो आपने यद्द बताई कि आत्मा 


भक्तितत्व २६१ 


सततामात्र, चेतन्यरूप, केवल साक्षी है। वह प्रकृति एवं प्रकृति की 
क्रियाओं से अलिप्त निरन्तर एकरूप. रहनेवाला, सर्वनाशमान द्रब्यों 
के बीच भ्रप्रकट श्रक्तर घमेवाला है। वह न कुछ करता है न कुछ 
करवाता है, प्रत्युत उसकी सत्तामात्र से प्रकृति अपने स्वाभावानुसार 
आचरण करती है, और जब तक चित्त की शत्मा के समान ही शुद्धि 
नहीं हो जाती, तब तक इस प्रकति की प्रवृत्तियों का अन्त नहीं आता। 
श्रेयार्थी को, चित्त की शुद्धि के लिये, ऐसे अ्रव्यक्त, अक्षर और अलिप्त 
आत्मा का अवलस्वन कर, उसका अनुसन्धान रखते हुए; कर्माचरण करना 
चाहिये । ज्ञान की यह एक दृष्टि में समझता हूँ |”? 

“जरनाथ, ज्ञान की दूसरी दृष्टि में आपने यह कहा है कि परमात्मा 
ही विश्वरूप बना हुआ है। दम सृष्टि में जड़-चेतन द्रब्यों का जो 
भेद दिखाई देता है और सांझ्य आदि मतवाले तो भिन्न २ तत्वों की 
गणना करते हैँ वे परमात्मा की ही अपर और पर इन दो प्रकृति-- 
अथवा स्वभाव सिद्ध शक्ति में से उद्भव द्वोती हैं । वस्तुतः एक ब्रह्म के 
सिवा अन्य छोटे छोटे तत्व हैं ही नहीं | इसलिये यह मानकर कि वासुदेव 
ही सब कुछ है, समग्रविश्व के विषय में परमात्ममुद्धि रूप समहष्टि रख 
उसकी विभूतियों का चिन्तन एवं उपासना करनी चाहिये।”? 

“श्रव समतुद्धि योग को जो दो पद्धतियाँ में समझता हूँ, वह 
कहता हूँ- 

"गरडृध्वज, उनमें एक तो हैं योगियों द्वारा अनुसरित ध्यान योग 
की । अर्थात्‌, अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा चित्त की एकाग्रता, समाधि 
तथा निरोध सिद्ध कर आत्मा का साक्षीमात्र स्वरूप पहचानने और उसके 
द्वारा आत््मोपम्य सिद्ध करने की रीति श्रापने बतलाई है । 

“दूसरी, गोकुलेश, आ्रापने भक्ति की रीति कही | आपने बतलाया 
है कि अनन्यभाव से अत्यन्त अनुराग से, परमात्मा के सिवा अन्य 


रह गीता-मन्थन 


कुछ दिखाई नदे तथा उसी के लिए सर्वजीवन और जीवन के 
के सब कमे हों, और उसके सिवा अन्यत्र कहीं भी आरासक्ति न 
रहे, ऐसी पराभक्ति भी समबुद्धि होने तथा परमपद को पहुँचने का 
मार्ग है । े 

ध्योगेश्वर, अब मेरे मन में, इप विषय में कुछ स्पष्टीकरण करता 
लेने की इच्छा है, वह करके मुझे अ्रतुणश्द्ीत कीजिये । 

“यहुनल्दन, इसमें पहिला प्रश्न यह है कि आपने ज्ञान- 
की जो दृष्टियाँ कद्दी हैं, उनमें से कोन सी दृष्टि का उपासक अधिक उत्तम 
योगवेत्ता..गिना जायगा ? जो अक्षर, अव्यक्त और अलिप्त ब्रह्म का 
अवलम्बन लेता है, वह अथवा जो यद्द समझ कर कि सर्व अह्मरूप है, 
उसकी श्रेष्ठ विभूति का चिन्तन और उपासना करता है, वद ९”? 

भ्रीकष्ण बोले--“अजुन [ तूने अच्छा प्रश्न पूछा | इस विषय में 
मेरा निश्चित मत सुन | | 

४घनंजय, जो इृढ़तापूबक मन में यह गाँठ बाँचते हैं कि सर्व जगत्‌ 

॥ के रूप में एक परमात्मा ही है, तथा इस प्रकार इस 
छोक २--४ ज्ञान में निरन्तर युक्त रहते हैं कि उत्तम धारणा का 
एक क्षण केलिए, भी विस्मरण नहीं दोता, तथा उस 

परमात्मा में ही श्रद्धा से चित्त को पिरोये रखते हैं, उन्हें मं योगियों में 
श्रेष्ट मानता हूँ । ॥शा 


#किन्तु, गाएडीवधर, इसके साथ यह भी सच है कि जो 'नेति! (८- 
यह नहीं ) इस के सिवाय अन्य किसी दूसरी रीति से पहचाना जा सके 
ऐसे अक्षर, अव्यक्त, सर्वे व्यापी, अचिन्तय, एक रूप, अचल तथा सना- 
तन ब्रह्म का निश्चय कर, सदैव उसका अनुसन्धान रखते हैं, तथा उस पद्‌ 

- के साथ एक रूप द्वोने के लिए सव इन्द्रियों का नियमन करते हैं, सर्वत्र 


भक्तितत्व २६३ 


समबुद्धि रखते हैं ओर प्रांणियों के हित के लिए प्रयत्न करते हैं,-वे भी 
परमपद के द्दी अधिकारी होते हैं ” | ॥३-»॥। 

“इस पर अजुन ने पूछा--“'माघव, यदि दोनों एक समान ही परम 
पद के अधिकारी द्वोते हैं, त पहली प्रकार के भक्त किस प्रकार से 
विशिष्ट हैं 

श्रीकृष्ण बोले, “घनञ्ञय, बात यह है कि देहघारी के लिए अब्यक्त 

ब्रह्म की उपासना लोहे के चने चबाने के समान 

छोक €--८ अत्यन्त कठिन है | सामान्यतया, भनुष्य ही क्यों, प्रारि 
मात्र, राग, प्रीति तथा मक्तित को सम्रक सकता है; 

राग का-प्रीति जोड़ने का--मार्ग उसके लिए अपरिचित नहीं है। 
यह सम्भव है कि उसकी भक्ति अशुद्ध प्रकार की तथा अशुद्ध स्थान पर 
हो जाय । विवेक तथा विचार से और श्रद्धा के उत्कर्ष से वह शुद्ध 
प्रकार की और शुद्ध स्थान पर हो सकती है। अशुद्ध प्रकार के ओर अशुद्ध 
स्थान पर राग के कम होने का नाम ही वैराग्य हे, और शुद्ध प्रकार का 
तथा शुद्ध स्थान में राग बढ़ने का ही नाम भवित है। इससे, राग को 
तोड़ तोड़ कर परम वैराग्य सिद्ध करने के प्रयत्न का तथा राग को शुद्ध 
कर भक्ति सिद्ध करने के प्रयक्ञ का अन्त में तो एक ही परिणाम होता 
'है। किन्तु चित्त के अतुरागी स्वमांव को शुद्ध स्थान प्राप्त कएने के 
बदले, जहाँ राग दिखाई देता हो वहाँ से उसे हटाने का मार्ग अधिक 

कठोर तथा शुष्क है । 

६ उसी प्रकार, गुड़ाकेश, कुएडल कड़े, पहुँची, अँगूठी आदि-के 
रूप में एक सोना ही है यह कहना अथवा इन रूपों से सोना भिन्न और 
अलग है और उपरोक्त एक मी रूप का लेप सोने को. नहीं द्योता यह 
कइना, परिणाम में तो एक द्वी श्र्थ रखता है। किन्तु सामान्य मनुष्य 
के समसने के लिये प्रथम रीति अधिक सुगम होती है। यह सम्मव है 


गीता-मन्धच 


[5 


रह 














बज पर री पर बष्ण पे फ् छ ॥24 कैट (बट नि एड, फ. फैय ध्् प्र 
प्‌द्ठ सन रु ७”. छठ ्ि रे व? नंद था | रद हि आफ छः हा 9 5 है; है 24 ई 
। न फू (] ५] 
हि कि (हि ४ हू बीए मे कड़े वे| | 4ए है हर ्रि हि रे | ! अंडे पट 
+ ए'. 5 कि क्र | जि 9 9 ७३ ए थैद ए  (छ ... 
>- (न रण & 8 ट कि ( एछ -+- एफ ५ पट ५ लो० 0७ पं थ 
ह्न 6ि | 0०१ कि ४ एछि 0 ५५ ० ॥ए £# 
बॉ ला ० ५990: मि फू हि ए॥ए शा भृद्बणि 0 मि.. (+ 
4 क्र ४, ५ 8० दि के पट ० | ॥ए 
ट के रण लि हि कि पिएं दि पट हि ॥प दे हि 
५5 47 रे ्ट किहि िि हा 5 
हि] हर 46 हि 2 / ९5 ह गैंढ 0 24 हि का । प्र रह प फ पं प्र 27 
थे 4 (५ है # दि ग ५ हि 5 [६४ न हि 4९ बे हट 
2) &४ (४ 9 के ही ० है 5 आज! मोदी बीघा ॥+ पी 
११ ट ए ॥४ कि वेए हि टिक के, व ढरक्धिकफ तर कक कि 
पक पफ ह ए हि छिण०ए।एझएछठर (५4 8] ५5 ५4% ७. ४! 2 0४ 
४. हि -- प्र ४2 छि ५ 0 62 ॥ हम ५ (6१ कै: 
मिल्क कि / हि ता मििम 
(८ . ॥॥७ पक ॥# हु टॉट ओर ।8 | | 
बढ़ रा हर 0 -। हट 5 पि 5 बा पु फि एक 4 ॥ 6, आओ शा ा क्र 
दो था, 0 हि 4० हे बे हिंद ५६ ० हि ई हि मर 
9 9 वद्ध- मर ए पड ७ ५० डे ४ ४० प्र हि कं 
9 ण ६ * पि9ि 772, ०१ ॥४ गा हा 
न हि (८ प्रिंट लि टिया रह हि छपी न, 
मऊ णिकिहओ्नि४दएह ओ हैंए है कु हि 7 छ भेज ५४ हर 
7 ७... 0 पक कि (न 5. 89 2 छ (९ दर 8 फिः # पं गौ. 
॥% ५9 ४ हए 9 हि 8 लि कि पा हर शत 9 पे 9 ,/ (5८ 7 कि 
रे गक  णिक पचेठ 7 9 7 है कं रे ट (ट ् गुट के ॥# हि 
तह न िक ाछ पदक “या 4 8 
वी शशि हि 6 ० (0: (8 (७ 4४ दि हि 3 हे रीए | . (7 पर 3. पट 
“4 4, 227 0 40५ हि जि - एक्ट 
हिना टिक ियी की एक हक ट | 20० 00 6 #4 है ४६ 
हा हि हि किक डिक हि हि 
0. हट हि 5. 4 हि टिक 9 | पर ध्प ि हक 





भक्तितत्व श्६५ 
इसीलिए जो अनन्य भक्ति के कारण इश्देव द्वारा उसी का ध्यान और 
उपासना. करते हैं, उसी को अपना नियन्ता समक कर सर्व कर्मों का 
कर्त्तापन तथा नियन्तापन उसी का है यह मानकर उसी के अधीन होकर 
रहो हैं, तथा अपनी सब इच्छाओं एवं वासनाओं को छोड़कर, उसी की 
इच्छा पर अवलग्बित रहते हैं, मानो ऐसे भक्तों की चिन्ता परमात्मा 
स्वयं ही करता हो इस प्रकार उनका चित्त, खबर हुए बिना ही शुद्ध 
हो जाता है, ओर वे सददज दी मृत्यु-संसार सागर से पार होकर परमपद्‌- 
को पा जाते हैं। ॥६-७।॥ 


“अजुंन, तू भ्रद्धाह्नु तथा भक्तिमान है। तेरा हृदयं शुष्क नहीं है । 
अतः तू भक्ति मार्ग पर होजा। परमात्मा में ही अपने मन को पिरोदे । 
स्वबुद्धि का अमिसान छोड़कर उसी को अपना नियामक बनादे। इससे 
तेरी स्थिति उस में ही हो जायगी, इस में कुछ शह्ढा नहीं है ” ॥व 

यह सुनकर अज्जुन बोला--“भक्तवत्सल, आप विश्वास दिलाते हैं, 

इससे मैं इतना मान लेता हूँ कि जैसा आप कहते 

छोक £ हैं, भक्त होने की पान्नता मुझमें किसी दिन आवेगी 

अवश्य । किन्तु आज तो मुझे ऐसी पात्रता प्रतीत नहीं 

होती | यद्द बात नहीं कि मुझमें भ्रद्धा ओर भक्ति न हो, किन्तु वह 

स्बुद्धि के श्रमिमान को क्षीण कर डालने जितनी शुद्धि हो, यह मे 
'भाषित नहीं होता | इस स्थिति में मुके क्या करना चाहिये 

इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया--“वधनज्ञय, तुके अनन्य भक्त 
होने के सम्बन्ध में आत्मविश्वास न होता होतो मैंने तुके चित्त के 
विरोध का जो अभ्यास थोग बताया था, उस मार्ग से परमेश्वर को 
पहचानने की इच्छा कर |” 5: : वध 


२६६ गीता-मन्थन 


यद्द उत्तर सुन कर अज्ुन किश्ित खेद्युक्त हँसी के साथ वोला-- 
“पप्रअवर, आप यह कुछ मुझे सरल रीति थोड़े ही 
शोक १० बतला रहे हैं ? चंचल मन का निरोध कर अभ्यास 
योग सिद्ध करने का श्रव भाव श्रथवा शक्ति इस 

कुरुचषेत्र में कहाँ से लाऊँ (” 

“इस पर मुरारि बोले --/कपिध्वज, यदि तू अभ्यास योग सिद्ध 
करने में भी असम द्वोतो मैं ठुके श्रेय:सिद्धि का एक दूसरा मार्गे 
बताता हूँ । परिणाम में यह भी तुमे इंउध्येब पर दही पहुँचायेगा, किन्तु 
यह तुझे भ्रधिक सुसाध्य प्रत्तीत द्वोगा | 


तुझे अपने कर्मों में विवेक करना चाहिये | अपकर्म न किये जाय॑, 
यह एक मर्यादा तो है दी; किन्तु विद्वित कर्मों के भी त॒ुके दो भाग करने 
चादिये- एक, आवश्यक कर्तव्य रूप प्राप्त होने वाले कर्म, तथा दूसरे 
विहित द्वोते हुए. भी कर्तव्य रूप न कहे जाने वाले कर्म देख, अजुन, यह 
युद्ध तुकपर अवश्य कर्तव्य रूप आपड़ा कम है; शरीर निर्वाहार्थ योग्य 
आहार वस्त्र तथा निद्रा लेना अ्रवश्य कत्तंव्य कहे जा सकते हैं। किन्तु 
मिष्ठान्न खाना, सुन्दर वस्त्र पहरना, ।वलास मोगना, इनमें अधर्म न होते 
हुए भी ये कत्तेव्य प्राप्त नहीं कहे जा सद्धते हैं। 


#परन्तप तुके अवश्य कत्त ज्य रूप माने जा सके ऐसे कर्म ही करना , 
और दूसरे कर्मों का त्याग करना चाहिये। साथ ही, आवश्यक कत्त व्य 
रूप कर्म भी ईश्वरापण बुद्धि से करने चाहियें। श्र्थात्‌, तुके इन 

. कत्तंव्यों के करने का अभिमान न करना चाहिये इन कत्त व्थों के पालन 
करने का यश इनके करने की शक्ति देने वाले परमात्मा को देना तथा 
इसके द्वारा ईश्वर के अनुग्रद्द का णत्र द्वो और तेरी चित्त शुद्धि हो, इसके 
सिवा दूसरी कोई इच्छा न करनी चाहिये। इस प्रकार किये हुएं कर्म 


भक्तितत्व २९७ 


ईशबर प्रीत्याथ हुए कहे जाते हैं और इस प्रकार कर्म करनेवाज्े को भी 
नि:श्रेय सिद्धि प्राप्त होती है ।” ॥१न। 
यह उत्तर सुनकर भी अजुन का उत्साह कुछ घढ़ा नहीं। वह घोला- 
“बदुनाथ, आपने कहा उस प्रकार यदि यथावत हो 
छोक ५१ सकता हो तब तो कहना दही क्‍या ? किन्तु वह हो 
नहीं सकता, इसका उपाय क्या है ) चित्त के राग- 
द्वेप, कत्त ब्याकत्त ब्य का विवेक करने में भूल डाले बिना रहते नहीं। 
जो आचरण करना अच्छा लगता हो वह कत्तेड्य रूप ही है इस प्रकार 
मन अपने को मनवा देता है, और जिसमें राग न हो, उसके कत्त व्य 
रूप होते हुए भी वद्द ऐसा नहीं है, यद्द मनवा देता है। फिर जनाद॑न 
ऐसा होता नहीं कि कत्त व्यरूप किये हुए कर्मों का भी अमिमान उत्पन्न 
न हो | बाहर से मले दी उसका गये प्रकट न करे अथवा श्राश्मप्रशंसा 
ने करे, फिर भी मन में उसका अभिमान प्रकट हुए, बिना रहता नहीं, 
और स्वयं उसका कर्त्ता है, इस वात का विस्मरण नहीं होता । इस 
स्थिति में ये कर्म ईश्वरापंण हुए हैं, यद्द किस प्रकार कह्दा जासकता है ! 
इसलिए, इस मार्ग पर भी पैर रखने की शक्ति में नहीं देखता -” 
इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी बोले-- अर्जुन तेरा 
शआत्म निरीक्षण ठीक है और खबुद्धि को धोका न देने की तेंदी वृत्ति 
प्रशंसनीय है । फिर भी तू निदरुत्साह हो, यह उचित नहीं है। तूने 
कहा ऐसा होता अवश्य है। किन्तु अपना श्रेय साधन की जिसे दृढ़ 
श्राकांक्षा हो जाती है वह, इस प्रकार भूलें करता हुआ भी, घोरे धीरे 
भूलों से निकल जाता है. और ईश्वरापंण बुद्धि को दृदू कर लेता है । 
.- “फिर भी, सित्रवर, में ठुके श्रेयः प्राप्ति का एक दूसरा उपाय 
मी .बतलाता हूँ। अपने. कर्म तू स्वार्थ के लिये कर्ता है श्रथवा 
ईएवराथ करता है इसका निश्चय. नकर सके तो कुछ -दज नहीं। तू 


श्ह८ गोता-सन्थन 


एक ही तत अदहण करते । किसी भी कर्म से तू, चित्त शुद्धि के सिवा 
दूसरे फल की इच्छा न कर और कर्म के फल रूप जो कुछ लाम प्राप्त 
हो उसका तू त्याग कर दे | तुझे इस प्रक्तार श्राचरण करना चाहिये 
मानो तू ने अपना शरीर, मन तथा वाणी ईश्वर को वेच दी ही। 
ओर जिस प्रकार दास की कमाई का उपयोग मालिक करता है, इस 
प्रकार अपने कर्मों के फलों का उपयोग खुद न कर बरन्‌ परमात्मा को 
बेच दे । दूसरे शब्दों में, तुके निःल्वार्थ बुद्धि से कर्म करने चाहिये । 
ये कर्म चादे इसलिए किये हों कि इनमें तेरी निज की रुचि हैं अ्रथवा 
कत्त व्य रूप दोने के कारण किये हों, प्रयत्न पूर्वक इनके फल का त्याग 
करने से भी तुमे शान्ति प्राप्त होगी। अजु न, देख, इतना सिद्ध करने 
की तो तू आशा अवश्य ही रख। तेरे जैसे पराक्रमी के लिए कुछ भी 
अशक्य नहीं है।” ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण के पिछले स्पष्टीकरण से अ्रजु न सम्तुष्ट हुआ प्रतीत हुआ | 
उसे ऐसा मालूम हुआ कि मधुसूदन ने ऐसा सरल्न 
श्क्ीक १२ मार्ग बताया है जो उससे किया जा सकता है। किन्तु 
श्रेयः साधन के लिये वासुदेव मे जो मिन्न-मिन्न 
उपाय बताये हैं, उनमें कौनसा घढिया ओर फ्रौनसा बढ़िया है, यह 
जानने की उसे इच्छा हुईं। इससे उसने श्रीकृष्ण से इस मार्य का ऊंच- 
नोच का अ्रम वतलाने की प्राथना की | 
किश्वित हास्य प्रदर्शित करते हुए भ्रीकृष्ण बोले-- 
भथजुन तू चतुर और बुद्धिमान प्रतीत अवश्य होता है, फिर मी 
भोलेपन से रहित नहीं है । कर्मेफल त्याय का जो अंतिम उपाय मैंने 
तुझे बतलाया, उसका साधन तुमे सुगम प्रतीत हुआ ओर अन्य उपाय 
अधिकाधिक कठोर दिखाई दिये। किन्तु मैंने जो सब मार्ग बतलाये 
उन सब का अन्तिम साध्य तो कर्मफल त्याग करना ही है, यद्द वातः तेरे 


भक्तितत्व २६६ 
ध्यान में न आयी; और कर्मेफ़ल त्याग मानो साधन हो यह तू सम्रममा 
 है। श्स्तु, किसी भी प्रकार तू वह सिद्ध करसके तो मुझे कुछ कहना 
नहीं दै। कारण कि, शान्ति रूपी सम्पत्ति कर्मफंल (्याग से ही प्राप्त 
द्ोती हे, भर यदि व तुर्मो सहन प्रतीत होता हो तो तू किं्र मार्ग . 
से उसे सिद्ध करता है, यह बात कुछ महत्त्त नहीं है । 

: किन्तु कर्मफल त्यागना कुछ सरल उपाय नहीं है। कर्मफल त्याग 
के विभ्यय में मैंने ठुके उपमा द्वारा समझते हुए कहा है कि तुके इस 
प्रकार आचरण करना चाहिये कि मानो अपना शरीर, मन और बाण तने 
परमेश्वर को वेच दी हो, और जिस प्रकार दास की कमाई को मालिक 
भोगता है उस प्रकार तुझे अपने कर्म फलों का उपयोग न कर ईश्वर को 
बेच देना चाहिए | 

“धनंजय, ऐसा नहीं होता दि दास की सारी कमाई को मालिक 
ही भोगता द्वो . केवल शरीर को द्वी वेव देने पर भी वह अपने शरीर 
की द्वी कितनी ही कमाई स्त्रयं खाता है, तत्र फिर मन थ्रौर वाणी को 
भी वेच देना तो और भी अधिक कठिन है। जो यह सब कुछ कर 
सका है, उसने पत्सात्मा की अनन्य भक्ति युक्त ध्यान योग किया है 
यह कहने में मुझे सकोच नहीं होता | करण कि, अनन्य भक्ति की 
पराकाष्टा क्रिग्रे बिना कफ त्यागहूपी परिणाम नहीं पैदा होता। 

४इससे गुड्ढाकेश, मेरे वर्शित सर्व साधनों में अनन्य भक्ति वाला 
ध्यानयोग दी श्रेष्ठ है। जिनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न न हो सके, जिनका 
चित्त विशेष बुद्धि प्रधान हो, उन्हें अत्तर त्रक्म के अवलम्बन रूपी ज्ञान 
मार्ग से जाना चाहिए | इसे मैंने ध्यानयोग से उतरता हुआ कहा ही 
है, किन्तु अभ्यास-योग की अप्रेज्ञा उच्च है। जो विचार सेद्दी इस 
अवलम्बन पर न टिक सकता हो, उसे श्रभ्यास तथा वैराग्य द्वारा चित्त 
के निरोध करने का योगमार्ग गदर करना चाहिये 


३०० गीता मनन्‍्धन 


इस प्रकार ज्ञानयोग अभ्यास योग की अपेक्षा श्रेष्ठ है और ध्यान- 


योग ज्ञानयोग की अ्रपेज्ञा उच्च है, ध्यानयोग से कर्मफल त्याग ' 


तत्काल सिद्ध होता है, और कर्मंफ्ल के त्याग से शांति प्राप्त 
होती है । श्र 


“किन्तु, अजुन, मैं जो यद्द कह्टता हूँ कि ध्यानयोग से ही कमंफल 
त्याग तत्काल सिद्ध होता है, उसते तुके घबराने अथवा अपनी पात्रता 
के विषय में शह्लाशील होने की आवश्यकता नहीं | प्रियवर, तूने अपनी 
भक्ति से किसे प्रसन्न नहीं किया है ? अपनी भक्ति तथा सौजन्य से द्रोण 
के लिए तू पुत्र के समान द्वो गया है। भीष्म तुक पर मुग्ध हैं, द्रोपदी 
का तू प्रियतम है, अम्रि और शझ्डर भी तुक पर प्रसन्न हुए हैं, और 
यह भी तू जानता है कि तेरे प्रेम के वश होकर में तेरा सारथि बनकर 
आग हूँ। हमें भक्ति करे दीज सहज ओर वलवान हैं] झनी ही 
आवश्यकता है कि तुसमें अ्रपनी युद्ध निपुणता का कुछ अभिमान है 
वह शुद्ध दो जाय और तेरी भक्ति शत्रु, मित्र, मनुष्य, तथा जीव 
जस्तु युक्त समष्ट सृष्टि में व्याप्त हो जाय । यह तू कर से गा, इस विषय 
में तू संशय न रख [” 


श्रीकृष्ण के आश्वासन से अजुन को परमेश्वर के अनन्य भक्त 
होने का साहस हुआ, और वैसा बनने की उत्कएठा 
श्लोक १३-२० भी पैदा हईं। अतः वह अनन्य भक्त होने के सब 
लक्षण जान लेने के लिये उत्सुक हआ और उनका 

निरूपण करने के लिए श्रीकृष्ण से प्राथना की * 


अपने प्रिय मित्र का अत्यन्त द्वित करने तथा उसकी संब शुभ 
अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भक्तवत्सल 


श्रीकृष्ण ने अजु न की प्रार्थना को तुरन्त स्वीकार कर लिया | वे बोले-- 


भक्तितत्व ३०१ 


५पार्थ, स्थितप्रज्ञ के तथा जीवन्मुक्त के लक्षण एक बार में तुझ 
से कद्द चुका हूँ उनकी अपेक्ता मक््त के लक्षण कुछ मित्र प्रकार के नहीं 
दे | स्थित प्रज्ञ कदो, जीवनमुक्त कहो अथवा अनन्य मस्त कहो, सब का 
जीवन व्यवद्वार परमात्मा विषयक एक ही निश्चय और चित्त शुद्धि का 
परिणाम है | इसलिए भिन्न-भिन्न रीति मुझे से वही लक्षण बार बार 
कहने पड़ते हैं। फिर मी कहनेवाले श्रोर सुनने वाले दोनों का द्वित 
करने वाली भगवत्कथा के निरूपणु में पुनरक्ति दोषरूप नहीं होती। 
इसलिए, में तुके अनन्य भक्त के लक्षण कद्द कर तेरी जिज्ञासा तृप्त 
करता हूँ | , ८ 
#घनंजय, यदि बुद्धि की स्थिरता और दृढ़ता को स्थितप्रज्ञ 
की विशेषता कद्दा जाय, परमात्मस्वरूप की प्रतीति को जीवन्मुक्त की 
विशेषता कहा जाय, तो भवितमान और शअ्रद्धावान स्वभाव को अनन्य 
भक्त की विशेषता कहने से काम चल .जायगा | 
“क्रेरा प्रिय स्वामी, मेरे जीवन का जीव, मेरा हितेश्री, मेरा, प्रियदेव 
ही सर्वत्र बसा हुआ है, उसे में जरा भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता, ऐसे 
हृढ़ निश्चय से और प्रेम के बल से ईश्वर का परमभक्त किसी भूत 
प्राणी के प्रति भाव नहीं रख सकता । यदि यह कहा जाय तो ठीक 
होगा कि जिस प्रकार सूर्य को रात्रि का अनुभव करना शक्य नहीं द्वोता, 
इसी प्रकार द्वेंप वृद्धि किस प्रकार उत्तन्न होती होगी, यह बात मंक्त की 
समझ में श्राही नहीं सकती । अपना गला काठने आने वाले के प्रति 
भी उसके मन में देष नहीं रहता, करुणा रहती है । तब, वह जहां जरा 
भी अच्छी वात देखे वहाँ मित्र भाव से पूर्ण हो जाय ओर रज जितनी 
भी पीड़ा देखे वहाँ कृपा से ओतपोत होजाय, तो यह स्वभाविक दी है। 
“गाएडीवधर, जिस प्रकार बालक मां को आ्राता देखकर अपने हफ 
कोरोक नहीं सकतो और उसके सामने दौड़ गये बिना उससे रहा ही 


३०२ गीता-मन्थन 


नहीं जाता, और अपने ऐसे स्वभाव के लिये वह गच करने जितना 
विचार तक करने नहीं बैठता, उसी तरद्द यह कद्दा जा सकता है कि 
भक्त अपने प्रेम बल से प्रेरित होकर जो छुछ सक्तियाएं करता है, 
उनके प्रति ममता अथवा भ्रहद्भार अनुमव करते जितना विचार करने 
के लिये ठद्दरना नहीं हैं। उसके सत्कर्मों के लिये कोई उसकी प्रशंसा 
करता है, तो उससे उसे आश्चय होता है, क्योंकि उसकी तो यही 
मान्यता होती हैं कि उसके द्वारा प्रकट हुआ सद्भाव सामान्य मानव * 
धर्म ही है, इसलिये कौन ऐसा दो पैरवाला मनुष्य होगा, जो इसके 
विपरीत आचरण करेगा ? परंतप, दूसरे की अपेक्षा कुछ विशेष श्राचरण 
करने को मान हुए बिना अमिमान उत्पन्न नहीं होता। किन्तु उसमें 
ऐसा मान उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिये वह निरहंकार रहता है। 

“अपने स्वामी की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर तथा उसको 
ही अपना मन-बुद्धि अपेश कर रहने वाला तथा ईश्वर की इच्छा के 
अधीन ही ते तन्त्र चलता है, उसके हिलाये विना सूखा पत्ता तक 
नहीं द्विलता, तथा वह प्रभु अपने भक्त का सर्वथा द्वित करने वाला ही 
है ऐसी €ढ़ भ्रद्धा वाला, साथ द्वी वद्द नियन्ता जिस प्रकार रखना चाहे 
उसी १कार रहने में दृढ़ निश्चय वाला भक्त सुख-दुःख में समान, 
ज्षमाशील और सदा-सन्तोषी हो, तो इसमें कहना ही क्‍या है | 

#परन्तप, सब में समान भाव से स्थित एवं निष्पक्ष परमात्मा को 
ऐसा भक्त मानो अधिक निकठतम हो इस प्रकार, प्रिय हुए. विना 
नहीं रहता । विश्ववासी देव सर्व भूत प्राणियों में रहते हुए जिस दिशा 
में यह जाता अथवा देखता है उसी से उस पर प्रेम की द्वी किरणें डालता 
है। अखिल विश्व उसका मित्र बनकर रद्दता है | ॥१३-१४॥ 

“सव्यसाची, इस से किसी को उद्देग होता नहीं, कोई इसे उद्देग 
पहुँचाता नहीं । वह प्रसन्न होता है, किन्तु इर्षोन..त्त नहीं होता | कहीं 


भक्तितत्व ३५३ 


कहीं दुष्टता देखकर खिन्न होता हे, डिन्तु क्रोधोन्मत्त नहीं-दोता | अमुक 
वात का क्या परिणाम होगा । इस विषय में शझ्शीघ्र द्ोती है, रिग्तु 
भयान्वित नहीं होता | कार्य में विप्त श्थवा निष्फलता उत्पन्न होने पर 
विचार में पड़ जाता है, किन्तु उद्देग नहीं करता। ॥१५॥ 


“पाणडव, वह अपने प्रभु से भी उसके प्रेर के सिवा अन्य किसी 
कामना को सिद्धि की इच्छा नहीं करता, तब दूसरे से किसी प्रकार को 
अपेज्षा न करे इस में क्‍या श्ाश्वर्य है । पवित्र ग्राचार और पवित्र वृत्ति, 
बाधा अपने प्रभु को दचिकर न होने वाली कोई बात न द्वोने पावे इस 
विषय में सदैव तावधानता रखने वाला, एंद्विक तथा पारलोकिक भोगों 
एवं सिद्धियों के सम्बन्ध में तृप्णारहित सब व्यथाओं को तच्छु समझने 
बाला, सर्व सह्ूल्पों का सम्यूर्ण संन्यास कर चुकने वाला भक्त पुरुष प्रभु 
का भी अस्पन्त प्यारा होता है । ॥१६॥ 


।क्ैन्तेय, मकत को न तो राग होता है, न द्वेप होता है, न थ्राशा 
होती है, न शोर द्वोता है । कर्म के शुभ भौर श्रशुभ सब फलों के प्रति 
उसे भ्रासक्ति द्ोती ही नहीं | उसकी हृद्ता है. केवल श्रपनी राम भक्ति 
में और उसके द्वारा परमात्मा की प्रीति सम्पादन करने मं । वश्णा 

“इसलिए, व शघ्रु श्र मिन्न, मान और श्रपमान, शीत और 
धूप, ुख ओर दुःख सब परिस्थितियों में ग्रासक्ति छोड़ कर तथा चित्त 
की समता स्थिर रखकर आचरण करता दे | वह निन्‍्दा अथवा स्तुति का 
विचार नहीं करता, प्रत्युत सत्य अथवा अस्ृत्य का ही विधार करने वाला 
मुनि बन कर जो स्थिति आपड़ती दे उसी में सन्‍्तोपष मानकर रहता है। 
वह किसी स्थान अथवा प्रतिष्ठा में चद्ध होकर नहीं रहता चरन अपने 
विचार और भक्ति में दी स्थिर रहता है। परन्तप, ऐसा भक्त परसात्या 
का अतिशय प्रिय हैं, इस विषय में कुछ शह्टय नहीं। ॥ १८-१६॥| 


४०४ गीता मन्‍्थन 


#वार्थ, यह मैंने धर्ममुक्त तथा अस्त सम्रान भक्ति का आदर्श 
बतलाया है। जो पुरुष श्रद्धा रख कर परमेश्वर को द्वी परम इृष्ट ग्रममाकर 
इस आदश को पहुँचते हैं, वे परमात्त्मा के अनन्य भक्त हैं, वे परमात्मा 
के ऐसे प्रीति पात्र बनते है कि प्रभु इन्हें अपने से अलग रख नहीं सकते, 
बरन अपने में समा लेते हैं ।” ॥२ ॥ 


तेरहवाँ श्रध्याय 
क्षेत्र-तेत्रज् विचार 


*+-४४०४४--- 

अनन्य भक्त के लक्षण बताकर श्रीकृष्ण ने मोन धारण कर लिया | 
किन्तु श्रजु न को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह आध्यात्तिक चर्चा जिस प्रकार 
आरम्भ हुई थी, उसे देखते हुये, उसका यथावत्‌ उपसंहार होकर उचित 
अन्त हुए बिना ही वह अकस्मात्‌ रक् गई है। इससे उसे तृत्ष नहीं हुई 
श्र फिर से चर्चा शारम्भ की । अध्यास्मज्ञान के विषय में श्रीकृष्ण से 
सांगोपांग की जानकारी प्राप्त कर लेने की उसे इच्छा हुईं। इसलिये वह 
श्रीकृष्ण के चर्चित विषय को वारवार अपने मन में मथने लगा और क्‍या 
कह्दना शेप रह जाता है यह शोधने लगा। श्रन्त में उसे कई पूछने 
योग्य तत्व द्वाथ लगे, और उनके विषय में वह श्रीकृष्ण की अनुमति 
. लेकर प्रश्न करने लगा | वह बोला-- 

“बासुदेव, आपने मुझे ज्ञान और विज्ञान के अज्ञ समकाये थे और 
उनमें अपर और पर प्रकृति धारण करने वाले परमात्मा का निरूपण 
किया था । फिर आपने मुझे ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेब, अधियज्ञ, 
और कर्म सद्दित परमात्मा को किस प्रकार पहचाना जाय, यह समझाया ' 


भक्तितत्व ३०५ 


था। किन्तु, इषिकेश, कितने ही विद्वान्‌ आध्यात्मिक विषय में क्षेत्र और 
सेन्रज्ञ की चर्चा करते हैं ओर कद्दते है कि ज्ञान से मोत्त होती है और 
शज्ञान से बन्‍्धन द्वोता है, इसलिए ज्ञान से शेय को जानकर मोक्ष प्राप् 
करनी चाहिये | साथ ही, सांख्यदर्शन के आचाये पुरुष और प्रकृति को 
पहचानने की द्वी चर्चा करते रहते हैँ। किन्तु इन दोनों विपयों में आपने 
मुझसे कुछ नहीं कद्दा | इहलिए कृपाकर मुझे समकाओों कि यद्द चर्चा 
किप्त बात की है। क्यों कि इस विपय में मुके बहुत अनुराग रहने लगा 
है, इसलिए यह सब जानना चाहता हूँ 7” 

यद्द सुनकर भ्रीकृष्ण वोले--- 

“पार्थ , तेरी जिज्ञासा तो में पूरी करूँगा, किन्तु इन सारी चर्चाश्रों 
में.तो में जितना समझता चुका हूँ, उससे तत्वतः कुछ नवीन जानने जैसी 
बात मिलने की नहीं । मिन्न-मिन्न परिमापाशं का प्रयोग कर थोड़े बहुत 
परिवतेनों के साथ सव मत एक द्वी विषय का निरूपण करते हैं और 
सत्र के अन्तिम निशयों में मी नाम मात्र का ही भेद है। किन्तु तेरी 
इच्छा है तो भले द्वी समझ ले | 


#४इनमें, पहिले वेदान्तदशन का मत समझाता हूँ ।”! 

#इन्द्रिय, वेदान्तदशन में शरीर तथा शरीरी का विचार प्रमुख है | 
ब्रह्मवेत्ताओं से यह सुनकर कि इस शरीर से थ्रात्मा मिन्न है, साधक इस 
शरीर का मानसिक प्ृथकरण करना आरम्म करता है और जो-जो तत्व 
शरीर सम्बन्धी प्रतीत होते हैं वे भात्मा नहीं है यह जानकर उन्हें अलग 
रख देता है भर इस प्रकार करता हुआ श्ात्मा के ज्ञान पर आकर 
ठद्दरता है । 

परन्तप, शरीर के लिए ही ज्षत्र, यह दूसरा नाम है। इस शरीर के 
तत्वों को जो यथावत्‌ जानता है, वह क्षत्रज्ञ कहलाता है; अथवा इत शुरीर 
में रद्द आत्मा भी क्षेत्र-त् भज्ञ का ज्ञान आक्षज्ञान के नामसे प्रख्यात हैं । 


३०६ गीता-मन्धन 


#पनज्ञव, ऐसे आश्मज्ञान के बिना श्रेय प्राप्ति नहीं होती और इंस 
शात्मज्ञान से रहित शेष समक्ष ज्ञान का मण्डार वस्धन करने वाला होने 
के कारण भज्ञान ही है, यह वेदान्त का मत है । 

: “गुड़ाकेश, ज्ञानद्वार जिसकी प्रतीति कर लेना है वह आत्मा द्दी इस 
साधक का शेय है और उसका मिहूुप 7 द्वी वेदान्त का विष्रय है |” १-३॥ 

“पृथानन्दन, अ्रव पहिले तुके इस शरीर अथवा क्षेत्र विषयक 
वेदाग्त का निर्शंय समझ्ताता हूं: वेद कालीन ऋषियों ने इसका मिन्न 
भिन्न रीति से, अनेक मन्त्रों में, विविध्र रूप से विचार किया है और 
युक्तिशं से पूर्ण बह्मसूत्र रचकर इन सत्र विचारों को सार रूप में अ्रथित 
क्रिया है । ॥ग। 


“अर्जुन, वेदान्त का मत है कि यह शरीर इकत्तीस धर्मों श्रथवा तत्वों 
वाला है । ये इकत्तीसों धर आत्मा के नहीं हैं, प्रत्युत आत्मा से मिन्न 
रूपमें जाने जा सकते हैं, वे बढ़ने-घटने वाले हैं तथा नाशमान्‌ हैं। 
इकत्तीस धर्म ये हैं-मद्दाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, तथा प्रृथ्वी-५- 
अद्भार, बुद्धि तथा अव्यक्ति प्रकृति-३, ज्ानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ तथा 
मन सब मिल कर ग्यारइ-११, पंच विष्रय शब्द, स्पशे, रूप, रस 
तथा गन्ध--४) । इस प्रकार प्रसिद्ध तत्व चौबीस हुए। इनके सिवा 
शरीर में दूसरे भी सात विकारी घमम हैं, इन्हें भी अनात्मा ही समझना 
चाहिए. । वे सात ये हैं -(१) इच्छा अथवा प्रीति अथवा राग और 
(२) द्वेष की भावनाएं, (३) सुख और (४) हुःख की वेदनाएं, (५) 
संधात अर्थात्‌ मिन्न-भिन्न प्रकार के तश्वों की एक दूसरे के साथ मेलयुक्त 
रचना तथा व्यवहार, (६) चेतना अर्थात्‌ भान अथवा जानपन, और 
(७) धृति, अर्थात्‌ सब प्रकार की विघटनाओं को सहन कर परिस्थिति के 
अनुकूल बन जाने तथा उसके विरुद्ध सामना करने एवं निश्चित विचार 
थ्रथवा वस्तु पर 'चिपटे रहने कीशक्ति | - ' 


भक्तितत्व ३०७: 


“महवाद्दो, शरीर' में इन इकतीस्ों कर्मों को पहचान कर ये शरीर के 
घर्स हैं, किन्तु आत्मा के नहीं यह जानना शरीर का ज्ञान कहाता * 
है । 'वीर-द्षा। 

श्रीकृष्ण के अन्तिम वाक्य पर अज्ुन को एक शज्ढा हुईं। वह बोले- 

“कमलाक्ष, यदि इन इकपधीस धर्मों को पहचानना, ओर वह आत्मा 

के धर्म नहीं चरन शरीर क॑ धर्म.हैं यह जानने से ही 
श्लोक ७--११ यदि त्ेत्नज्ञ होता हो, तब दो यह अत्यंत सरल' कार्य 

प्रतीत द्ोता है | इतना तो प्रत्येक व्यक्ति जाने कर 
आत्मज्ञानी बन सकता है. ” 

यह सुमकर भीकृष्ण. वोले-- 

“कोन्‍्तेय, मुनिजन ज्ञान अथवा जानने का श्रथ - केवल जानकारी 
होना ही कदापि नहीं करते । जानने से फलस्वरूप यदि आचरण में 
किसी प्रकार का अ्रन्तर न द्वो तो वह ज्ञान नहीं, प्रत्युत केवल जानकारी 
ही है। अर्थात्‌ यदि क्षेत्र के नाशमान- धर्मों को जानकर तदनुसार आ- 
चरण में अम्तर न दो, तो यह कद्दा ही-नहीं जासकता कि वह ज्ञान है। 

इस पर अज़ुन ने पूछा--''तब किस प्रकार के आचरण से यह 
कद्दा जासकता है कि अमुंक फेचल जानकारी नहीं प्रत्युत ज्ञान है ?” 

तब श्रीकृष्ण बोले-- “शरीर के नाशवान धर्मों को पहचान कर उसे 
से भिन्न आत्मा को जानने के लिये प्रयत्ष-रत पुषष शरीर तथा शरीर 
के धर्मों एवं सम्बन्धों के' विषय में असक्ति रहित हो और वह उसके 
आचरण में इस प्रंकार प्रकट दो।... ' 

“निर्मानिता ऐसे पुरुष का पहला लक्षण हो, कारण कि, पानी' 
स्वभाव तो उपरोक्त इकतीस धर्मों में से किसी के लिये अत्यन्त समता का 
ही परिणास है| ््््ि 

“पक अजुच, वह पुरुष निदृम्भी हो; कारण कि ऐसा पुरुष शरीर 


३०८ गोता मनन्‍्धन 


के धर्मों को, उनकी जितनी मात्रा हो उससे अधिक दिखाने का प्रयक्ष 
किस लिये करे 

“उसका तीसरा लक्षण है अहिंसा; कारण कि जिस ने शरीर के 
धर्मो को आत्मा से मिन्न जान लिया है, वह दूसरों को दुःख देकर इन्हें 
पोषित करने की इच्छा करेगा ही नहीं | 

“यह कहने में कुछ आपत्ति नहीं कि क्षमा तो अहिंसा की द्वी दूसरी 
बाजू है; अतः अर्दिसा के साथ वह रहे ही । 

“और इसी प्रकार यह कद्ा जा सकता है कि सरलता निर्दम्मित्व 
का उपनाम है | 

#इससे सिवा, धनजझ्ञय, शरीर के धर्मों को पहचान कर उश्न से 
उदासीन हुआ पुरुष अपने स्वरूप को पहिचाने विना कमी शान्ती पा 
नहीं सकता । इस से घुद्धि द्वारा अनात्मा को दूर करने के बाद आत्मा 
को जानने की इच्छा से वह त्रह्मवेत्ता पुरुष की खोज करेगा ही और ऐसे 
आचार्य की अनन्य भाव से सेवा कर, उसके उपदेश का श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन न करेगा और उसका निकट सहवास कर उसकी स्थिति 
को पहुँचने का पुरुषा्थ करेगा। 

“साथ ही वह जिज्ञासु सत्पुरुष की प्रसन्नता प्राप्त करने ओर चित्त 
की शुद्धि के लिये अत्यन्त पवित्र आचरण रक्खेगा, स्वभाव और विचार 
में स्थिरता बतावेगा और मन पर अधिकार रक्खेगा | ॥जा 

“यह तो कहने की आयश्यकता ही नहीं कि वह इन्द्रियों के विषयों 
को तुच्छ समर्कने और अद्मपन के अभिनिवेश से रहित होगा, कारण 
कि मुमुक्षता की तो यह पहली सीढ़ी मानी जाती है । 

“फिर पार, यह बात अलग बताने की ज़रूरत नहीं कि जिसे शरीर 
के विकारी धर्मों का अच्छी तरह ज्ञान दोगया है, उसे इस शरीर के पीछे 
लगे हुए जन्म, मरण, जरा, व्याधि एवं दुःख आदि सब दोषों का 


भक्तितत्व ३०६ 


भान सदैव रहता है । न 

“अुंसार के जिन मोहों में ऐसे पुरुष का चित्त रम सकता है ? री, 
पुत्र, गृह आदि के बीच में रहता द्वो और उनसे सम्बंन्धित कत्त व्यों का 
पालन करते हुए भी वह कहीं मी आसक्त नहीं होता | इष्ठ अथवा अनिष्ट 
जो कुछ भी परिस्थिति उत्तन्न हो, उसका पैय्यपूर्वंक मन का सन्तदुलन 
रख कर उसे सहन करता है। ॥६॥ 

“फिर, आत्मा को शोवनेवाले साधक को अनन्यभाव से तथा 
अन्यतन्न कहीं भी न _भटकने वाली एकाग्रवृत्ति से आत्त्मा की द्वी लगन 
लगे, तमी यह कह्दा जा सकता है कि उसे शरीर के धर्मों में भ्रनाक्‍्तपन 
की इृढ़ निष्ठा हुई है। 

“ऐसा पुरुष समाज के कोलाइल से दूर, एकान्त में बैठकर गुरु के 
बतलाये हुए मा से योग का ध्भ्यास करता है, आत्मा से सम्बन्धित 
शान का ही विचार करता है और तत्वज्ञान से जो वस्तु प्राप्त करनी हे, 
उसी की खोज करता है | 

“पद्दावाह्दे, वेदांत वेत्ता जो यद्द कद्दते हैं कि ज्ञान से मोक्ष द्ोती 
है और अज्ञान से बन्‍्धन होता हू, इस का अर्थ यही है कि ऊपर बताये 
लक्षण दी अश्मज्ञान प्राप्त कराने वाले होने के कारण मोक्षदायक हैं, 
ओर इनके सिवा अन्य जो कुछ बुद्धि चातुर्यकला, जानकांरी अथवा 
अनुभव दे वे सब बन्धन भारक ही द्वोते हैं | कारण कि . तल्वदृष्टि से ये. 
सव शरीर के प्रति आसक्ति, और इसलिये, उस विषयः का अज्ञान दी 
प्रकट करते हैं । ॥१०न्ध्त 

(द्रोणप्रिय, अ्रव वेदान्त विचारकों ने अचिन्त्य, अवशण॑नीयः. तथा 
इकोंक १२--१८ दृष्य न होने के कारण अशेय सम-आत्मा के स्वरूप 

विधय में जो निर्णय किया है, बेह सुन-- ' 

४ परन्तप, उनका यद्द निर्णय-है कि मिन्र-मित्र शरीरों मिमें न्-मिन्न 


३१० गीता-मन्धथन 


आत्मा नहीं है, वरन समग्र विश्व में व्याप्त एक ही आत्मा है। और 
इसीलिए, महत्वपूर्ण अथ वाले ब्रह्म! शब्द से वे आत्मा का परिचय 
देते हैं| यह आत्मा अनादि काल से है ही | 

“गाण्डीवधर, यह नहीं कहा जा सकता कि इस आत्मा का अ्रध््तित्व 
नहीं है । इसलिये, वह असत्‌ तो नहीं ही है | किन्तु यह्ट सम्भव है कि 
उसका द्वोना भी मानो अस्तित्व के मान से रद्दित हो | जिस प्रकार गाढ़ु 
निद्रा में पड़े हुए मनुष्य को अपने अभ्रस्तित्व का स्पष्ट भान नहीं होता, 
किन्तु जाग उठने के वाद कैसी नींद आई इस विषय की स्ट्ृति होने के 
कारण उसे, उसका अस्तित्व था द्वी, यह निर्शय करना पड़ता है; उसी 
तरद श्रात्मा की सत्ता ( आस्तित्व ) सत्ता ( होना ) पन के भान-रद्दित 
सत्ता के समान है इसलिए असत्‌ नहीं और सत्पन का अभिमान नहीं 
ऐसा आत्मा का सत्तामात्र स्वरूप है। किन्तु सासान्य भाषा में, दृश्यरूप 
में जाना जा सके वद्दी सतू ओर न जाना जासके वह असत्‌ है इस 
प्रकार लोगों को बोलने ओर सममने की आदत होने के कारण ब्रह्मवादी 
यह प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा ऐसे सत्‌ और असत्‌ दो से 
परे हैं ॥१२॥ 

“फिर, रिपुद्मन, ज्ञानियों ने श्रात्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र 
निश्चित किया हैं। उनका मत यह है कि सटड्डल्प बल से द्वी इसमें से 
सष्टि उपतन हुई है और संडुल्प बल से ही टिक्की हुई है। इसलिये 
ब्रह्म में स्थूलरूप में कोई भी आकार अथवा इन्द्रियों की कल्पना न दो 
सकने पर भी इसके स्डूल्प से उसकी जहां आवश्यकता हो वहां हाथ, 
पांव, नाक, कान, मुंह, आंख, सिर आदि हैं| वह इन्द्रियों पर श्रवलम्बित 
नहीं, किन्तु इन्द्रयों को अवलम्बन देने वाला है और इन्द्रियों को उत्पन्न 
करने और समेट कर सकने वाला है। 

इसी प्रकार कौन्तेय, यद्द त्रिगुणों को आधार देता है स्वयं गुणों 
का आधार नहीं है । इसलिए, सब सगुण ओर साकार स्वरूपों से बह 


भक्तितत्व ३११ 


परे होने के कारण निराकार कहाता है। फिर भी आकारों एवं गुणों 
में इसके विना अस्तित्व अथवा टिक्रेरदइने का वल नहीं है। यह आकारों 
और गुणोंकी उत्पन्न करता है, रखता हे ओर समेटता है, इसलिये 
यह भी कद्दा जासकृता है कि सब आकार और सब गुण उसी में रहे 
हैं। इस प्रकार सब से परे होते हुए भी आत्मा ही सब गुणों का पोषक 
एवं मोक्ता ( खा जाने वाला, भोग कर डालने वाला ) हैं। ॥१३-१४॥ 


(परन्तप, इस श्ञात्ता को न तो शरीर के बादर द्वी कद्दा जा सकता 
है, न अन्दर दी कहा जा सकता है। जो यद्द कद्दा जाता दे कि हृदय में 
शआत्मा रदता है सो यद्द तो उसके दृदय में रहने के कारण योगाभ्यास 
की अनुकूलता के लिए द्वी कह्ा गया है। वस्तुतः इप्तका कोई एक ही 
स्थान नहीं है। यह बात भी कहते कि यह जंगम में तो है और 
स्‍्थावर में नहीं । जड़-चेतन, जीवित-मृत सब्र में यद्द आत्मा सनातन 
स्वछूप में स्थित हुई हे । 

“आकाश की श्रपेज्ञा भी विशेष रूप से सूहम होने के कारण यह 
ज्ञान का विषय बन नहीं सकता । सन को चाहे जितना दूर दौड़ावें वहां 


भी यह रहता हो दो और यदि. श्रत्यन्त निकट का स्थान: लिया जाय तो 
बह भी इससे व्याप्त है । ॥१५॥ 


“इस प्रकार का ब्रह्म किसी भी प्रकार की भेद दर्शक सीमाओं से 
रद्ित, आकाश के समान सब प्राणियों में व्याप्त होकर रह रहा हो । 
फिर भी मित्न-मित्र प्राणियों के चित्त में मित्र-मिन्न भ्रात्मा हो यह 
ज़वाल पैदा द्दोता है । सब प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और संद्वार का 
कारण. ब्रद्म अनन्त सूर्यों का भी प्रकाशदाता हे और यादढ़ अन्धकार 
को भी कालिमा देने वाला है, कारण कि, इसके स्वरूप में वस्तुत: न 
तो प्रकाश है, ने कालिमा हे, किन्तु इसके सल्लूल्प के अनुसार दोनों हैं । 


३१२ गीता-मन्धन 


#अजुन, यह कहने की प्रथा अवश्य हैं कि यह आत्मा जानने योग्य 
है, ज्ञान से जाना जा सकता हैं तथा सब के हृदय में रह्दत्ता है| किन्तु 
इसका आशय तू समसत्ते। ज्ञानमात्र,ज्ञप्ति, फेवय अनुभव एवं चिन्मात्रता 
यही आत्मा का स्वरूप होने के कारण इसका कोई ज्ञाता नहीं है; इसलिये 
यह किसका शेय बने ? फिर यदि यह कह्दा जाय कि यह ज्ञाता है, तो 
इसके सिवा दूसरा कुछ तत्व न होने के कारण यह किसका ज्ञाता है 
और किसे ज्ञेय करे ? अजुन, शूल्य स्थान में जलते हुए दीपक को प्रका- 
शक कहा जाय अथवा नहीं, यह निश्चय नहीं किया जा सकता | वह 
प्रकाशित अवश्य द्वोता है, किंठ किसी पदार्थ को प्रकाशित नहीं करता, 
इसलिये यह्द प्रकाशमात्र है यद्दी उसके प्रकाशपन का श्रर्थ द्वोगा । इसी 
प्रकार, धनज्ञय, आत्मा ज्ञाता है, किंतु इसे अपने सिवा अन्य कुछ 
ज्ेय ही न धोने के कारण इसका ज्ञातापन केवल ज्ञानमात्र स्थिति दै | 


“मकर अजुन, विद्वान्‌ यह उपमा देते हैं कि आँखों के द्वारा हम 
संसार को देखते हैं, जीम, के द्वारा पदार्थों को चखते है; किंतु क्‍या 
यह आँख स्वयं अपने को प्रत्यक्षरूप से देख सकती हैं ? श्थवा जीम 
अपना स्वाद जानती है ? भला, घोर अंधकार में जहाँ कुछ न दिखाई 
देता हो, वहाँ इस आँख को पदार्थ भासित न द्वोने पर भी क्‍या यह 
कह्ा जाता है यद्द देखती नहीं ? क्या जो जीम कुछ नहीं खाती, वह 
चाख नद्ीीं सकती यद्द कह्ा जा सकता है ? ऐसा होने से आँख दृष्टा नहीं 
कट्टी जाती, वरन जीभ द्वी स्वाद है यद्ध कहा जाता दहैै। इसी तरह 
कोन्तेय, थात्मा के लिये कोई इतर वस्तु शेय रूप न होने के कारण इस 
का ज्ञातापन और साज्ञीपन ज्ञानमात्र सत्ता है । । १६-१७॥ 


“अद्दावाहो; इस प्रकार मैंने तुझे संक्षेप में वेदान्तमत अथवा शरीर 
और आच्ष्मा से साबन्धित ज्ञान का विषय समकाया। श्रेयार्थी भक्त 
इस तरह भी ज्ञान-विज्ञान का विचार कर परमपद को पा सकता है ॥१८॥ 


भक्तितत्व २१३ 


#अजुन, सांख्यमत का कितना द्वी विवेचन में कर चुका हूँ, फिर 
श्लोक १६--२३ भी, ठुससे संद्योप में इसके मुख्य मन्तव्य फिर कहता 

हूं, वह सुनं-- 

“अजुन, सांख्यवादी यद्द मानते हैं कि प्रकृति ओर पुरुष ऐसे दो 
सनातन आदि तत्व हैं। 

#संसार में जो कछ विकार या परिवतन तथा गुणों के भेद मालूम 
पड़ते हैं, तथा कार्य कारण का निश्चित सम्बन्ध दिखाई देता है, उसका 
कारण प्रकृति की क्रिया है निश्चित नियमानुसार ह्वी प्रकृति सदैव 
रूपान्तर पाया करती हैं और इससे जगत का व्यवद्दार यथावत्‌ रीति से 
द्ोता दिखाई देता है । ५ 


. बुद्धिमान, अत्र पुरुष का लक्षण सुन । पुरुष चेतन्यमात्र है, किंतु 
प्रकृति के साथ जुड़कर रहता है | पुरुष और प्रकृति के इस संयोग के 
कारण प्राणियों में भोक्तापन का ज्ञान उत्पन्न होता है और वह प्रकृति 
के हेर फेर को सदैव अनुभव 'करता है। साथ ही, इन शनुभवों के 
कारण उठती, सुख दुःख की वेदनाथ्रों का वह कारण बनता हे । इस 
प्रकार पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन में गुणों का भोक्तापन दवोने के 
कारण, इन गुणों के छति उसमें आसक्ति ( राग-द्वेप ) पैदा द्ोती है, 
और इसके कारण उसे श्रच्छा अथवा बुरी योनि मे जन्म लेना पडता 
हैं। ॥१६--२१॥ 

किंत॒, परंतप, जिस प्रकार मैल चढ़े हुए हीरे के नीचे हीरे का स्वरूप 
शुद्ध ही रहता है, मेल उग्के भीतर घुस कर नहीं रहता, उसी तरद्द 
संयोग और आसक्ति के कारण पुरुष किसी भी अवस्था मे पड़ा दो, 
फिर भी उसका स्वरूप बाहर से ही मैला दिखाई देता हे, वस्तुतः मैंला 
नहीं होता । स्वतंत्र रूप से तो वह सुख-दुःख अथवा आसक्ति से लिप्त 
नहीं होता, वरन्‌ केवल सुख-दुःख का प्रेक्षक ही रहता है | इसकी समी- 


३१४ गीता-मन्थन 


पता के कारण जड़ प्रकृति क्रियावान बनती है, इससे यह उन क्रियाश्रों 
का अनुमोदन देने वाला तथा प्रकृति को पोण्ण देने वाला, भोगनेवाला 
और प्रकृति के महानधर्म चित्त का स्वामी अवश्य माना जाता है। किंतु 
वस्त॒ुतः इसका स्वरूप इन सम्बंधों से अलिप्त होने के कारण यह पुरुष 
सब से परे तथा ख्तंत्र थात्मा ही है । ॥ररा। 
“गुड़ाकेश, सांख्यवेत्ता भी वेदान्त दृशओं की तरद्द द्वी कहते है कि 
जो ज्ञानी गुशवाली प्रकृति ओर पुरुष के भेद को समक गया है और 
प्रकृति के कार्यों का पुरुष में आरोपण नहीं करता, वरन पुरुष को केवल 
साक्षी रूप में ही जानता है, वह विवेक्र से प्रकृति के साथ का सम्बन्ध ही 
क्ञीण कर डालता है, ओर शरीर के बीच सत्र कार्यों में प्रवृत्त दिखाई 
देता हुआ भी मर कर पुनजन्म नहीं लेता । -... ॥२३॥ 
यह सुन कर अर्जुन ने पूछा -- 'मधुसूदन, इस प्रकार प्रत्येक दर्शन- 
कार अपनी अपनी दृष्टि की महिमा गाता है ओर 
श्लोक २४-२५ कहता है यद्द दृष्टि जिसने समझली है, उसी की मोक्ष 
होती है । तव आप को इनमें से कौन सा दशेन श्रेष्ठ 

लगता है १” 
इस पर श्रीकृष्ण बोले--“अर्जुन मैंने ठुके ज्ञान और विज्ञान ये 
दो चस्तुएँ बतलाई थीं | झ्रात्मा की पद्दिचान ज्ञान है और सृष्टि के तत्व 
तथा उत्पत्ति क्रम सम्बन्धी मत विज्ञान है | इन दीनों में से आत्मा की 
पहचान कर लेना दूध में से मक्खन निकाल लेने के समान, विवेक 
बुद्धि से, नाशवान सष्टि से अलग रहने वाली उसकी अच्चषर सत्ता को 
देखना, यद्द अधिक महत्व की बात है | सृष्टिक्रम विषयक मत अपेक्षाकृत 
गौड़ है आत्मा की पहचान द्वी सव दर्शनकारों का ध्येय है । कितने दी इस 
आत्मा को अनन्य भवित युक्त ध्यान द्वारा पदचानते हैं. कितने ही सांखय 
विचार से जानते हैं तो कितने'दी कमेयोग से मानते हैं | साथ. ही, अनेकों 


भक्तितत्व ११४५ 


को श्ात्मा अनात्माक्ा स्वयं विवेक करना रुचिकर नहीं होता । वे सज्जनों 
के मुँद से यह सुनते है दि जिस प्रकार तिल में पैल रहता है, दूध में 
मदसन रहता है, उसी तरह दारीर में श्रात्मा रहता है, किन्तु यह किस 
तरह द्ोता द्वोगा, यह सम्रक अपनी बुद्धि-शाक्ति के बाइर सममते है। 
किनु घर्णुन, जिस प्रकार रोगी वैद्य पर भद्धा रखकर उसके द्वारा सूचित 
उपयार कर और परथ्यों का यथावत्‌ पालन कर सझूृत्यु के मुँह से निकल 
खाते हैं । इसी तरद दे आत्माश्ञानी पैथों फे उपदेश पर अ्रद्धा रखकर 
उनके द्वारा यूचित मार्ग पर भक्ति पूवेक जोचन व्यतीत करते हैँ भरोर 
इस प्रकार बन्धन रूपी मद्दामृत्यु से तिर जाते हैं। ॥२४-२५॥ 
“अ्जु न, यह शरीर व्यगवा जगत अनुभव में झाता है, इस विषय 
में कुछ शंका नहीं है । यह नाशमान और विकारपूर्ण 
इज्ञोक २६-२८ दे इसमें मी शंका नहीं । और इस नाशमान के पार 
अ्विनाशी शभ्ात्मा रहता है इस विपय में भी तत्व- 
दशियों ने निश्चित प्रत्तीति की है | 

अते समकाया था उस तरहये नाशमान पदार्थ श्रात्मा की ही अपर 
श्ौ९ गीए प्रकृति से मिमित ह्वोते हैं, श्रथवा वेदान्तानुसार श्रात्मा के 
संकल्प मात्र से निर्मित होते हैं, अ्रथवा सांख्यमत के ग्रनुसार प्रकृति 
नाम के छुद्े ही तत्व में से द्वोते ६, इस विषय में भले ही मत-मेद हो, 
किन्तु इस विपय में शह्ला नहीं कि नाशमान सुष्टि इस आत्मा का क्षेत्र 
और उसके ज्ञान का विषय है और इस क्षोत्रक्ष-क्षेत्रज् के संयोग से 

ही स्थावर अथवा जंगम मूतों का निर्माण होता है | 
“घनुर्धर, चाहे जिस दृष्टि से हो, किन्तु जो क्षेत्र के तज्ञ के संयोग 
का हैतु जानता है और नाशमान क्षेत्र में समान रूप से रहे अधिनाशी 
स्चज्ञ को ही शोधता है श्रीर इस. प्रकार शोधकर द्वी सर्वत्र समबुद्धि 
को स्थिर करता है, वह अपने को, जिस प्रकार छाछ से मक्खन जुदा हो 


३१६ गोता-मन्थन 


'जाता हैं इस तरह, क्षेन्र से जुदा करके परम गति को पाता है | २६-२८ 
... “क्ुंतीनन्दन, सांख्य दृष्ठाओं का कहना हैं कि जो यह जानते हैं कि 
जो कुछ कम द्वोते हैं, वे प्रकृति द्वारा ही होते हैं, वही ज्ञानी हे । किन्तु 
सांख्य बेचा यद्द प्रतिपादन करते हैं कि प्रत्येक शरीर में मित्र मिन्न 
आत्माएं घसती हैं. और प्रकृति का झात्मा से स्वतंत्र अस्तित्व है | परन्तु 
उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि सर्व मिन्न-मिन्न दिखाई देते भ्षू्तों में 
एक ही आत्मा समायी हुई है और अखिल सृष्टि का विस्तार उसी में से 


हुआ है। 
“पार्थ, जो आत्मा की यह एकता भी शोधते हैं और यह देखते है 
कि यंही सृष्टि का कारण है, वे ब्रह्म को पाते हैं ।” ॥२६-३०॥ 


-#क्िन्तु, मद्दावाहों, आत्मा के अकर्त्तापन तथा आलिप्तपने के 
विषय में सांख्य तथा वेदान्त का निश्चय एकसा ही 

श्लोक १३--३४ दहै। अविकारी आत्त्मा अनादि और निगुंण होने के 
कारण शरीर में रहते हुए भी वह न तो कुछ करता-है 

झौर न किसी कर्म से द्वी लिप्त होता है । ॥र्श। 
.. जिस प्रकार आकाश के सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसे किसी प्रकार 
का विकार स्पर्श नहीं करता, उसी तरह सर्वन्न देह में व्याप्त आत्मा को 
भी किसी प्रकार का विकार स्पर्श नहीं करता | ॥श्र॥। 
. “भारत, जिस प्रकार एक द्वी सूर्य अखिल स॒ष्टि को प्रशशित करता 
है उसी तरह एक ही आत्मा क्षेत्र मात्र को प्रकाशित करती है। ॥१३॥ 
“पाथे, जो ज्ञान-दृष्टि से इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद 
देखते हैं और प्राणियों का प्रकृति से किस प्रकार का मोक्ष होता है यह 
समभते हैं, वे परम पद को पाते हैं |”? ॥श्णा 


'िकमनलप-_. ७-८2 आया डा. 
है. है... 


चौदहवाँ श्रध्याय 
त्रिगुण निरूपण 


श्रीकृष्ण बोले--'अ्रजुन, मेंने तुके सांख्य तथा वेदान्त फा 
दिग्दर्शन करवाया सो तो ठीक, किन्तु सांख्यवेत्ताओं 
श्लोक १-३ ने त्रिगुणों के सम्बन्ध में जो सूक्ष्म विचार किया है 
वह भ्रेयार्थी के लिये अत्यन्त उपयोगी एवं विचार 
ने योग्य है। आत्मरूप को पदचानने के लिए इन तीन गुणों की 
किस प्रकार क्रिया तथा क्रांति होती है, थौर इन गुणों को पद्चान कर 
श्षेयार्थी फिस प्रकार गुणों की क्रिया से भन्न द्वोकर ग्‌ णातीत स्थिति 
को पहुँच सकता है, यद्ध जानना महत्व की बात है। त्रिगुण को यथा- 
बत्‌ जानकर अनेक सनिजन अपने चित्त को श्रत्यन्त शुद्ध कर आत्म 
भाव की प्राप्त कर छुके हैं. शोर जन्म-मरण के चक्र से छूट जाते है। 
मस्सलिए यद्द उचित है कि त्‌ इश विपय को समझ ले |! ॥ १--२ ॥ 
०उस प्रकार विन माँगी श्रीकृष्ण की कृपा दृष्टि से अर्जुन भत्यन्त 
हर्षित हो गया और अत्यन्त सावधान द्वोकर सुनने के लिए तैयार हुआ | 
श्रीकृष्ण बोले--“अज्ुन, विचार करने में सरज़ता दो, इसके लिए, 
सांख्य दर्शन में यह कल्पना की जाती है, कि मानो 
श्लोक ३--४ आरम्म में प्रकृति निष्किय एवं अव्यक्त दशा में थी । 
तत्पश्चात्‌, मानो, पुरुष के संयोग के कारण उसमें क्रिया उत्पन्न हुईं 
और परिवततन होने लगे । 

“परन्तप, प्रकृति में प्रथम हुई विक्रिया को मद्ददूव्रह्म कहते हैं श्ौर 

चित्त श्रथवा बुद्धि इस मदद ब्रद्म का ही दूसरा नाम है ।” 


श्श्ट गीता-मंथन 


“अजुन, अनादिकाल से स॒ष्टि चली आती हे, इससे प्रकृति की 
सर्वथा निष्किय और अव्यक्त दशा तो कल्पनामय ही समकनी चाहिये । 
व्यावहारिक रूप में तो यह कहना असंगत न होगा कि महद्‌ ब्रह्म अथवा 
चित्त रूप में विकार पाने से रद्दित प्रकृति हे ही नहीं ।” 

अर्थात्‌ इसका तात्पये यही हुआ कि आत्मा ओर चित्त का संयोग 
ही सर्व सृष्टि का कारण हैं| 

“सब्यसाची, चैतन्यरूपी शआत्मा सड्लल्परूपी गर्म को चित्त में 
डालता है और उसमें से सवंभूतों की उर्त्पात्त होती है। अजुन, संसार 
में प्राणियों की अनेक योनियाँ देखने सें आती श्रवश्य हैं। किन्तु ये 
सर्व योनियाँ एक ही महा योनि से निर्माण हुई हैं और वह महदायोनि 
है चित्त | आत्मा का संकह्पात्मक बीज चित्र रूपी योनि में पड़ने के 
कारण सृष्टि सम्भवित हुई है ।”? ॥ ३-४ ॥ 

“किन्तु, बाएडीवधर, यह प्रकृति प्रकृति नाम से जो कद्दी जाती है 

बह क्‍या है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। 

श्कोक ५ अर्जुन, सांख्यों ने यह निर्णय किया है कि सत्व, रजे 

और तम ऐसे त्रिगुण, धर्म अथवा शक्तियों के 

सम्मिलित द्वोकर रहने का नाम ही प्रकृति है | इन तीनों गुणों के बल 

घटती-बढ़ती द्वोनेपर भी एक दूसरे का कभी सर्वथा संसर्ग नहीं छोड़ते और 

जिस प्रकार वृक्ष के मूल में सींचा हुआ पानी उसके फल, त्तने, डाली, 

पत्ते, फूल और फल सब में अशु-अरु पर्यन्‍त पहुँच जाता है, उसी 

तरह ये तीनों गुण प्रकृति की जो कुछ विक्रियाएँ होती हैं और उच्त में से 
जो-जो पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं, उन सब में दर्शन देते हैं । 

#इस प्रकार, अज़ुन, चित्त श्रथवा बुद्धि त्रिगुणात्मक है। प्राणियों 
का स्वमांव तथा ऐक-एंक गुण निगशुणात्मक है, उसी तरह उसके आहार 
विहार और कर्म भो तीनों गुणों से रंगे रहते हैं.) : 


ब्रिगुण निरूपण ३१६ 


ध्यह कट्ठा जाना अनुचित न होगा क्वि जिस प्रकार मिद्टी का चूरा, 
अथवा अनाज का आटा पानी से बंध जाता है उसी त्तरद यह सूष्टि 
त्रियुणों से बैँधी हुई है। ह 

“परन्तप, इन त्रिमुणों के प्रति आसक्ति द्ोने, उनकी घट-बढ़ से 
होने वाले परिवतनों में दि मालूम होने और कुछ परिवर्तनों के प्रति 
राग और कुछ के प्रति अरुचि द्वोने का नाम हो बन्धन है | श्ात्मा को 
त्रिगुणात्मक चित्त के साथ एक जोब होकर रहने और त्रिगुणों को मोगने 
का जो भाग्रद रहता है, वही उसके चन्‍्धन और संखृतिका कारण है |” ॥४॥॥ 


“झब, भारत कुज्ञ भूषण, में तुक से इन त्रिगु्ों के सामान्य 
लक्षण प्रथक प्रथक करके कद्दता हूं, वह सुन “'परन्तप 

श्जोक ६-६ अपने में दूसरों में श्रथवा पदार्थों में निर्मलता का, 
प्रकाश का, स्फूर्ति का, निर्दोपिता का तथा ज्ञान की 

जो कुछ अनुभूति दोती है, उसी को सांख्यवेत्ता सत्वगुण कहते ईं। 
अज्जुन, इस गुण के कारण -जीव को सुख का, शान्त पसन्नता का, पवि- 
न्रता का श्रौर ज्ञान का (बुद्धि में तेजस्विता का) अ्रनुभव द्ोता है। यह 
अनुभव झचिकर लगता है ओर इसलिए जीव इस की बृद्धि के लिए 
प्रयत्न करता है| अजुन, सल्यगुगु सम्पन्धी ऐसा राग, अन्य रागों की 
अपेन्षा शुद्ध होते हुए भी, निर्वाण की दृष्टि से बन्धन कारक ही गिना 
जाता है। ॥ ६-६ ॥ 
#पधन॑जय, रजोगुण का दशशोन जीयों की कर्म प्रवृत्ति में होता है । उस 
समय जीव, यह प्राप्त करना,'वह प्राप्त करना, (वह मोगना, यह देख आर 
“उस पर जोर निकालूँ , आदि प्रेर्णाश्रों की स्फुरणा से जीव बन्दर के 
समान स्थिर होकर तैठ द्वी नहीं सकता | उसे कर्मो में द्वी चेन पड़ता है 
और नयी-नयी तृष्णाओों से प्रेरित हो, नवोन नवीन प्रवृत्तियाँ हू ढता 
दी रहता है। कर्म के वियय में श्रासक्ति उत्पन्न कराकर, उसी में सुख 


३२० गीता-मन्धन 


मनवाने वाले और इस प्रकार जीव को प्रकति के साथ बाँध रखने वाला 
गुण रजोगुण कहाता है | | ७--६ ॥ 
कौन्तेय, तमोगुश जड़ है। यह रजोगुण और सत्वगुश दोनों से 
उल्टा ही है। यद्द च'चलता का और प्रवृत्ति का शत्रु है। यद्द प्रमाद में, 
आलस्य में और नींद में ही सुख मानता है। कहीं बुद्धि चलानी पड़ती हो 
अथवा शरीर को किसी काम में आगे बढ़ाना पड़ता द्वो तो, उसे ऐसा 
लगता है मानों कोई बड़ा भारी संकट थआ पड़ा हो | इसे अज्ञानी रहने में 
ही श्रच्छा लगता है| बुद्धि अथवा शरीर को क्रिसी प्रकार का श्रम न 
फरना पड़े इसी में इसे शान्ति प्रत्तीत द्ोती है और इसी दशा की बृद्धि 
की इच्छा करता है। इस प्रकार यह भी जीव को बन्धन में (खने 
बाला है ।? ॥८-६॥ 
“अजुन, यदि ये तीनों गुण समप्रमाण से पदार्थों में अथवा प्राशियों 
में बसते हों तो वे एक-दूसरे के बल को सर्वथा हठा 
श्कोक १०. दे सकते हैं और इस कारण कुछ क्रिया ही उत्तन्न नहीं 
हो सकी | किन्तु ऐसा होता नहीं । गूढ़ कारणों से 
इन तीनों गुणों का वल घटठता-बड़ता रहता हो है। क्रिस्तो सपप रज ओर 
तम-को हटाकर सलगुण बलवान हो जाता है, किसी समय रजोगुण 
दूसरे को हटा देता है, तो क्रिसी समय तमोगुण दूसरे की अपेक्षा 
बलवान बन जाता है | 
“मद्दाबाहो, जिस समय, जिस गुण का वेग बलवान दोता है, 
उस समय, उस प्राणी में, उस गुण के चिह्न उत्पन्न हो आते हैं, और 
ऐसा एकाध गुण जिससें विशेष रूप से दिखाई दिया करता दो, उस्ते 
बैसे गुण की प्रकृति वाला समझा जाता है। इस प्रकार मनृष्य किसी 
समय सात्विक प्रकृति का होता है, किसी समय राजस का तो किसी समय 
तामस प्रकृति का बनता है! फ़िर, कितने द्वी. मनुष्यों, प्राणियों, तथा 


त्रिगुण निरूपण ३२१ 


पदार्थों में सत्वगुण की वाराम्वार विशेषता दिखाई देती है, कितनों ही 
में रजोगुण की ओर कितनों ही में तमोगुण की | उसके अनुसार उसे 
सातल्विक, राजस अथवा तामस कहने का रिवाज है | इसी तरह जिन-जिन 
विपयों का उपयोग अथवा कर्माचरण अपने में सल्वगुण का वेग बढ़ाता 
है उसे सात्विक विपव अथवा सात्विक कर्म, जो रजोगुण को बंदराता है 
उसे राजस विपय अथवा कर्म और जो तमोगुण को बद्राता है, उसे 
तामस'विपय अथवा करे कहा जाता है। तात्पय॑ यह कि ये तीनों गुण 
त्वयं इन्द्रिय गोचरनदी हूँ, किन्तु उनसे उत्पन्न परिणार्भों पर से उनके 
भेद निश्चत किए गए हैं ।”? ॥ १० ॥ 
“झब; सब्याची, जिस गुण कावेग बढ़ने से मनुध्य के शरीर में जो 
हेर फर होते ई वह सुन-- 
श्लोक ११ से १३ “पारण्डव, जिस समय सत्वगुण बल पूर्वक बढ़ता है, 
उस समय मतलुष्य के सम्पूर्ण शरीर में और समस्त 
इन्द्रियों में जागति तथा स्फूर्ति प्रतीत होती है । उसकी बुद्धि तीत्र हो 
जाती है । और वह जो कुछ देखता अथवा सुनता है उसे तुरन्त समझ 
सकता है तथा स्पष्ट रूप से विचार कर सकता है। ॥ ११॥ 
'क्विन्तु, अजु न जिस समय मनुष्य रजोगुण के वेग के प्रभाव में 
श्राता है, उस समय उसका आचरण भिन्न भरकार का हो जाता है। उसमें 
उस समय महत्वाकाँज्षाएं उत्पन्न होती हैँ श्रौर उनके सिद्ध करने का 
लोभ द्वो जाता है| इसके लिए वह विविध प्रकार की प्रवृत्तियां करने के 
लिए, उत्साहित होता है | शान्ति रखना अथवा श्रालस्य करना .उसे 
श्रच्चा नहीं लगता, वरन दौड़ धूप करने में ही उसे चेन पड़ता है। 
सन्तोष की बात के प्रति उत्तके हृदय में तिरस्कार का भाव उत्पन्न द्वोता, 
है और उसे वह कायरता समभता है । बहुत होना, बहुत प्राप्त करना, 
खूब मोगना और खूब करना, यह उसका आदशे बन जाता है | ॥ १२-॥ 


श्र गोता मन्धन 


“रिपुदमन, अब तमोगुण के वेग का प्रभाव सुन । अजुन, इसके 
बढ़ने से शरीर तथा इन्द्रियों में जड़ता आ जाती है। कुछ विचार 
करना अच्छा नहीं लगता, कुछ काम करना श्रच्छा नहीं लगता, बैठा 
द्वो तो उठना अच्छा नहीं लगता, पड़ा द्ो तो वेठना अच्छा नहीं 
लगता । कुछ करना पड़ता है, तो उसमें चित्त नहीं लगता, भूलें करता 
है, ऊपरीमन से कास करता है, ध्यान पूर्वक काम करना अच्छा नहीं 
लगता | यदि कोई उससे उचित प्रकार से काम करने का आग्रह करता 
है, तो व भ्राग्रह उसे निरथक संकट प्रतीत होती है। उसे कुछ सम- 
भाइये तो यह समझ कर क्या करना हैं? यह कह कर खामोश रहता 
है। सुस्त होना, अज्ञावमय आरास भोगना और नशे की द्वालत में मोह- 
बश रहना यही उसे प्रिय होता है |? ॥११॥ 

'अजुन, इन तीनों गुरों में से मनुष्य जिस गुण का बारम्बार सेवन 

करता और बढ़ाता रहता है, धीरे धीरे उसमें उस 
श्तोक १४-१५ गुण का ग्रावल्य हो जाता है, ओर वही गुण उसका 

स्वभाव ही बनता जाता है । दूसरे दो गुणों का 
अत्यन्त नाश तो कमी होता नहीं, किन्तु वे अत्यन्त च्ौण दो जाते हैं 
ओर अल्प वेग से द्वी दर्शन देते हैं । 

/इस प्रकार यदि कोई मनुप्य सत्वगुण की अत्यन्त वृद्धि कर देह 
छोड़ता हे तो वह उत्तम, ज्ञानवान तथा निमल लोकों में जन्म लेता है, 
यदि रजोगुण की उपासना करते-करते मरता है, तो कर्स में आसक्त रहने 
वाले लोक में पहुँचता है और तमोगुण की वृद्धि कर अवसान पाबे तो 
मूढ़ योनि में जल्मता है । ह ॥१४-१५॥ 

“पा, साल्विक कर्मों का फल प्रसन्न करने वाला, निर्मल होता है 

और उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। राजसकर्मों का 

छोक १६ १८ फल दुःख देने वाला द्योता है, ओर उससे लोभ की 
वृद्धि होती है। तामस कर्मों का फल अज्ञान है श्रौर 

इससे प्रमाद; मोह ओर अ्ज्ञान की दी वृद्धि होती है |. -॥१६-१ण॥ 


त्रिगुण निरूपण ३२३ 


“सखगुण में बढ़ने वालों की उत्करान्ति-उत्तरोत्तर उन्नति होती है। 
रजोगुण में रहने वालों की बहुत बढ़ा घटी न होकर मध्यम स्थिति रहती 
है, और तमोगुण में पड़े हुओं की अधोगति होती रहती है|. ॥१८॥ 

+ परन्‍्तप, इस प्रकार मैंने तुके तीनों गुणों के लक्षण, तथा उनकी 

क्रिया एवं परिणाम के भेंद समभांये। इन सबं में 

शत्लोक १६-२० सत्वगुण दूसरे दो गुणों की अपेक्षा उत्कृष्ट और 
डर उन्नतिकर अवश्य है । फिर भी, यह याद रखना 
चाहिये कि सात्विक अवस्था श्रन्तिम साध्य नहीं, वरन साधन ही है। 
धनज्ञय, अ्रभिमान और आसक्ति चाहे जैसे अच्छे विषय के हों, फिर 
भी वे वन्धन कारक ही हो) हैं, मोक्षदायक द्वो नहीं सकते | इसलिये 
सत्वगुण का भी समुचित रूप से उत्कष करने के वाद, तद्विषयक अभि- 
मान और आसक्ति छूटनी चाहिये और उस गुण से भी परे होना चाहिये। 


* फिर धनुधर, प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि दूसरे दो गुंणों का 
पूर्शतया त्याग कर एक ह्वी गुण- का अंगीकार करना शक्य नहीं हैं। 
इसलिये दूसरे दो गुणों का किश्वित्‌ स्वरूष तो रहेगा ही | एक ही गुण 
में आसक्त मनुष्य दूसरे नियमों को दुःखरूप समता है और इस प्रकार 
आसक््ति से एक गुण में बंध जाता है। 

* “प्रियवर, यह स्थिति इंट नहीं है । बस्तुतंः पुरुष ( श्रात्मा ) स्वयं 
सबंगुणों से परे और अकर्चा है| वह केवल गुरों की क्रियाश्रों का साक्षी 
है। कर्तापन आत्मा का वहीं वरन गुर्णो का ही है। इसलिये, ज़िस 
समय पुरुष तीन गुणों से परे रह कर अपना गुणातीत स्वरूप पहचानता 
है ओर तत्वतः यह"जानता है कि देह में बसने वाले तीनों गयणों के साथ 
अपना कुछ सम्बन्ध नहीं है, . उस समय वह “जन्म, मृत्यु- जरा आदि 
दुशखों से छूटकर .बक्ष निर्माण: को पाता. है | - चाश्नरणा 


३२७ गीता-मन्थन 


यह सुन कर अज्ञुन को गुणातीत दशा के लक्षण जानने की उत्कण्ठा 
हुईं उसने पूछा-- 

“वासुदेव, किन लक्ष्यों से मनुष्य तीन युणों से परे हुआ समम्ता 

7 जा सकता है । उसका जीवन व्यवद्यार किस प्रकार 
श्लोक २९-२७ , का होता है और गुणातीत दशा को किस प्रकार प्राप्त 
दोता. है ? कृंपाकर यह संब पुझ्ते समेक्ाइये ।? ॥२१॥ 

पतथास्तः कद्ट कर भ्ीकष्ण वोले-- 

“पाडएव, कमी ज्ञात प्रधान कभी कर्मप्रधाने और कप्ती मोह /उत्ती) 
प्रधान होना चित्त का स्वभाव ही हैँ | बुद्धि को जादूति,! ध्रवृत्ति तथा 
निद्रा तीनों की द्वी आवश्यकता हैं। विवेकी मनुष्य के लिये इन तीनों 
को उचित मर्यादा में ।रखने का प्रवक्ष करना उचित है, किन्तु एक 
भी अत्यन्त द्वेष करना उचित्त नहीं | फिर, समझना न सम्ेना यह बुद्धि 
के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । आत्मा तो घुद्धि सें रहने चाले ज्ञान तथा 
श्रज्ञान दोनो को जानता है ओर इससे सदा ज्ञानी ही है ।' इसी प्रकार 
कम सें प्रवृत्ति का होना न होना यह भी देह के ही धर्स हैं, आत्प के 
.जहीं । आत्मा तो प्रदत्ति और अप्रवृत्ति. दोनों को पहचानने वाला साक्षी 
है और दोनों को आधार है। 

: & क्षैन्तिय, इसे प्रकार जो विवेकशील मुनि शरीर - और आत्मा का 
भेद समझे हुए हैं और तीन ग़रुर्सो को शरीर के साथ संलग्न हुआ देखता 
है तथां आत्मा को उंससे परे देखता है, वह ग्रकृत्ति के क्रम से शरीर में 
कभी सत्वगुण -के कभी रजोगुण के ओर कमी ज़मों -गुण के प्रादुर्भाव 
ऋथवा लोप होने पर परेशान नहीं होता । जिस ग़ुस का ज्रेय नहीं होता 
उसकी उस समय इच्छा करने नहीं बैठता, और जिसका : वेग हआ है 
उसंका' हेप करने नहीं वेठता । मानों गुणों. के . उद्भव अथवा लोप के 
साथ अपना कुछ लेना-देनां है ही .नहीं, इस अ्रकार इन दोनों से परे 


त्रिगुण निरूपण ३२४ 


उदास ( उद्‌+-आस+--ऊंचा बैठा हुआ ) रहकर बुद्धि की समता स्थिर 
रखता है, व्यप्न नहीं होने देता । ॥२२-२१॥ 

#पार्थ, प्राणी सुख-दु:ख में समता नहीं रख पाता, इसका कारण 
गुणों के विधय की आसक्ति और श्रमिमान ही हे। 'मुकमें अमुक 
गुण तो द्वोने ही नहीं चाहिएँ, अथवा अमुक गुण मेरी विशेषता है?-. 
ये दोनों प्रकार के भान आसक्ति और अभिमान दर्शाने वाल्ते हैं।यही 
मनुष्य को अस्वस्थ कर डालते हैं, जड़ पदार्थों की प्राप्ति तथा हानि से 
विहल करते हैँ, प्रिय और अप्रिय के वीच पक्षतुद्धि कराते हैं, निन्‍्दा 
ओर स्तुति को चैथथ पूरक पचा डालने में असमर्थ वनाते हैं, मान से 
इर्घित करते हैं, अपमान से शोक-गस्त करते हैं, मित्र का पक्त करवाते 
हैं, शत्र से द्वेष करवाते हैं तथा जुदी-जुदी प्रवृत्तियों में प्रेरित ' करते है 
ओर उसे निरथक जंजालों में फंसा देते हैं| 

#धनंजय, जो विचार शौल व्यक्ति इन सब अनुभवों को पार कर 
चुका. है. तथा जिसने इनकी सारासारता जानली है, वह इन सब के 
मूल में रहे तीन गुणों के प्रति आसक्ति और अमिमान का ही स्याग कर, 
गुण्णों से परे द्ोता है और इन सब इन्दों में समवुद्धि स्थापित करता है। 
ऐसा पुरुष गुणातीत हुआ कहा जाता है। .  २४-२५॥ 

“अजुन, ऐसी गुणातीत दशा किस प्रकार प्राप्त द्वोतो है, अब 
वह छुन-- ह 

भपित्र, केवल बुद्धि से इतना समझ लेने की शक्ति आ जाने से 
दी गुणों का अभिमान भर श्रासक्ति छूट नहीं सकतो । चित्त में गुणों 
की जड़ दूब के समान इतनी गद्दरी जमी द्योती है कि विचार की खुरपी 
ऊपर्‌-ऊपर च ठाने. से ही वह निर्मूल नहीं होती | आठ दिन चित्त 
गुणातीत हुआ मालूम द्ोता है, किन्द॒ फिर गुणाभिमान का जंगल खड़ो 
दिखाई देने लगता है। 


१२६ गीता-सन्थन 


#इसलिए, गुड़ाकेश, जिस प्रकार खेत को दूध इससे मुक्त करने के 
लिए कुदाली लेकर जमीन को अच्छी तरद्द खोदनी पढ़ती हैं, जलानी 
पड़ती है श्र उसके बाद भी पुष्कल भ्रम करना पड़ता है उसी तरह 
गुणासक्ति को दूर करने के लिए श्रच्छी तरद्द परिश्रम करना पड़ता है । 


'प्रथम तो, अजु न, इतना समझने के लिए भी बुद्धि सूछूम होनी 
चाहिये। फिर, यह स्थिति प्राप्त करने योग्य है, ऐसी प्रतीति होने के 
लिए गुणों का कुछेक मोह तो उत्तरना चाहिये । इन दोनों के लिए 
विचार और ज्ञान की आवश्यकता है | श्र्थात्‌ सत्वगुण की आवश्यकता 
है । तात्पय यह कि गुणातीत होने के पद्विले सात्विक गुण का समचित 
रूप से अनुशीलन होना ही चाहिए। जिस श्रेयार्थी की गजप्त और 
तामस शआसक्ति दूर होगई वह, और केवल सात्विक आसक्ति रही हो 
तथा रजोगुण-तमोगुण के अनिवार्य अवशेष ही शेष रहते हों, उससे सत्व 
गुण की आसक्ति छोड़ने तथा अनिवाय रूप से रहे हुए रजोगुण-तमोग्रुण 
का देष न करने की बात कही जा सकती हैं। किन्तु जों रजोगण-तमोंगुण 


से घिरा पड़ा है, उसे गणातीत स्थिति की झांकी तक हो सकना शक्य 
नहीं है | 


“धर्म प्रिय, ऐसे सात्विक गण का उत्कर्षक परमेश्वर की अनन्य 
भक्ति बिना शक्य नहीं है । इसलिए अनन्य भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को 
प्राप्त कराने वाली ग्रुणातीत स्थिति सिद्ध होती है । ॥ २६ ॥ 

“इसलिए, महानुभाव, सब बातों का सार एक द्वी निकलता है, वह 
यह कि अविनाशी तथा अबिकारी ब्रह्म के भी आधाररूप, दृष्टि के बीच 
सब सनातन धर्मों का आधाररूप एवं एकान्तिक सुख का मूल रूप 
परमात्मा ही है, और उसमें अनन्यनिष्ठा यद्दी साधन है, साथ द्वी .बद्दी 
साध्य भी है ।”? ॥-२७.॥ 


पन्द्रहवाँ श्रध्याय 
पुरुषोत्तम-रवरूप . 
अज्जुन की शंकाएँ 

श्री कृष्ण द्वारा किया हुआ ज्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का, तीन 
गुणों का और गुणातीत स्थिति का निहूपण अज़ुन ने ध्यानपूर्वक सुना 
ओर भिन्न-भिन्न दर्शनकांरों के भिन्न-भिन्न मत जाने । किन्तु ज्यों-ज्यों 
इस विषय का चह विचार करता गया, स्पों-स्यों उप्ते अनेक बातों की 
उलमन बढ़ती गईं। इस से, उसने इस विषय में श्रीकृष्ण का अपना 
निज का क्या'मत है, यह जानने की इच्छा से उनसे पूछा-- 

“म्राधव, आपने वेदान्त की दृष्टि से ब्रक्म का निरूपण किया और 
यह कहा कि ब्रह्म ही सव का आधार और मूल है तथा उसी में से यृष्टि 
का विस्तार हुआ है | फिर, सांख्य दृष्टि से समकाते हुए आपने यह कहा 
कि उनके मतानुसार प्रकृति और पुरुष इन दो अनादिं तत्वों से सृष्टि का 
विस्तार हुआ है । इन दोनों में से कौन सा मत ठीक है, इस विषय में 
मैं नि्शंय नहीं कर पाता | आप स्र्य वेदान्त के पतक्त में मत देते 
प्रतीत द्वोते हैं, किन्तु आप किस कांरण से इस निर्ेय पर पहुँचते हैं, 
यह मेरी समझ में नहीं आया । प्रथम इष्टि में मुके तो प्रकृति और 
पुरुष जैसे कम-से-कम दो .तस्वों को. स्वीकार किये बिना काम चलता 
दिखाई नहीं देता। एक ही ब्रक्म में ऐसे परस्पर विरोधी भेद किस 
प्रकार द्वो सकते हैं ? वह जड् और चेतन दोनों किस प्रकार हो सकता 
है ( इस ज्ञान स्वरूप चैतत्थ.में: से प्रिपूर्णा और एक-दूसरे से - शत्रुत्व 
रखने वाले जीवों का:निर्माण कैसे “होता है| यह. अज्ञान कहाँ से आया 


श्श्द गीता-मन्थन 


यह सृष्टि इस में से किस प्रकार उद्भव हुई ? इस निर्विकार में विकार 
किस प्रकार सम्भव द्वो सकता है ? 


“बासुदेव, जब में इन प्रश्नों का विचार करता हूँ तो मुझे सांखय 
दर्शन का विचार अ्रधिक उपयुक्त प्रतीत द्वोता हैं । कारण कि इसमें 
मूलतः ही अनेक पुरुषों का अस्तित्व स्तरीखार किया गया है और प्रकृति 
की भी अनन्तता स्वीकार की गई हैं | किन्तु इस विचार को स्वीकार 
करने जाते हुए फिर एक दूसरी द्वी कठिनाई उत्पन्न, होती है। असंख्य 
और एक-दूसरे से स्वतन्त्र के समान पुरुषों से भरा हा यह विश्व मानों 
किसी एक ही नियन्ता के अधीन हो, इस प्रकार एक द्वी प्रका( के नियमों 
के बशवर्ती रहता हश्रा किस ,प्रकार प्रतीत द्वोता है ? ये सब पुरुष इस 
प्रकार आचरण करते दिखाई देते हैं मानों वें किसी दूसरी सत्ता के 
अधीन हों । फिर, एक जीव दूसरे में से उत्पन्न होता है और दूसरे में 
समा भी जाता है, तव इन दो पुरुषों का सम्बन्ध किस प्रकार रददता है ? 
इस प्रकार इस दृष्टि से मी कुछ अधिक स्पश्ता नहीं होती । 

#ज्ञान-सूर्य, इसलिए इस प्रकार मेरी बुद्धि में प्रकाश डालने का ' 
अनुग्रह कीजिए, जिससे इन सव प्रश्नों का स्पष्टीकरण दो जाय |” 


अजुन की शझ्ढाएं सुन कर श्रीकृष्ण ने कुछ क्षण यद्द विचार 
कोक १-३ किया कि किस अकार उसको समाधान हो सकेगा । 
ह फिर बोले-- 

“अजुंन, तेरी सब शह्लाओं के मूल में मुख्य प्रश्न तो एक ही है । 
वह यद्द कि जगत्‌ क्या हैं ? उस का काम क्या है ? वह कहां से आया 
है ? इस का आरम्म कहां है ओर अन्त कहां है और इस में मनुष्य का 
क्या स्थान है? संक्षेप में, तेरा प्रभ जगत्‌ के विषय में है, आत्मा के 
खषय में नहीं | ठुके जगत्‌ को समसूना है और उसके आदि मध्य तथा 


पुरुषोत्तम स्वरूप ३२६ 


अन्त की जानकारी प्राप्त करना है। यही तेरी शह्ढा है न ? मेरा खयाल 
ठीक है न [! 

अजुन ने उत्तर दिया--“गुरदेव, आप ने ठीक कहा है । मेरी 
शह्लाश्रों को आपने एक द्वी वाक्य में (प४ कर दिया है.।| अब सुके इनका 
उत्तर दीजिए ।?? 

इस पर्‌ किश्ित पुस्कपते हुए भी कृष्ण बोले-- 

“प्राणप्रिय, विश्वर्हषप का देंशेन कर के भी तेरी दृष्टि बहुत विकसित 
हुई दो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । किन्तु इसमें तेरा दोष नहीं है । जगत्‌ 
का स्वरूप द्वी ऐसा है। जगत्‌ः की संमध्या ने बड़े-बड़े मुनियों तक छो 
> चक्र में डाल दिया है | अनेक परिहतत भर कबि जुदी-जुदी रीति से 


कोई भी उसे पूर्णतया जान नहीं सदा । केवल उसके विषय में कल्पनाएं 
कर कर के ही वे यह गये हैं श्रोरा सब, क्रो श्न्त में यह प्रयास छोड़ हो 
देना पड़ा है । 
इसलिए, उुभद्रेश, में मी जगत्‌ के विषय में ठुके अधिक उपयुक्त 
स्पष्टीकरण दें नहीं सक्ूंगा । युक्तिपूर्यक चाहे: जैसी दलीलें करके तेरा 
अनुचित समाधान करना उचित नहीं 4; इसलिए जिन बातों का निश्चय 
किया जा सकता है और जिस: का निश्चय न हो सके, उन्हें यथार्थ रूप 
में बताना ही सत्यनिष्ठ 'पुदप का धमं है । 
इसलिए, इस जगत्‌ के विषय में जितना निश्चय पूर्वक कहा जा 
सकने योग्य है, उतना ही तुसःसे कहूंगा । 
। * ई्नारत, कवियों. ने जगत की एक बड़े पीपल के वृक्ष के साथ 
उपमा' दी है । किन्तु वह उल्नठाया हुआ वृत्ष है; ऐस[ उस का वर्एन 
किया है| उसका-मुख्य मूल सब. से श्रेष्ठ और परे ;रहने वाले चैतन्य 
में है. किव्ठु इसकी शाम्ाओं. का विस्तार नीचे संत्षार रूप में है। यह 


३३० गीता-मन्थन- 


वृक्त दिन से अधिक रात में और रात से अधिक दिन में फेलता ही 
रहता है, भोर इससे, एक दिन तो क्या वरन्‌ वास्तव में एंक क्षण भी 
एक ही स्थिति में नहीं रहता । इस प्रकार सतत रुपान्तररित होते रहने 
पर भी इस संसार॑ रूपी वृत्त का कभी अन्त नहीं आता, इससे इसे 
अव्यय कहने में भी कुछ हानि नहीं है । 

“घनझ्लय समथ कवियों ने विधिध सन्‍्त्रों में; विविध प्रकार की 
ईष्टियों द्वारा इस संसार का वर्णन किया है ओर अपने निजी अनुभव 
तथा शोध प्रस्तुत किये हैं। ये मन्त्र वेदों के दाम से विख्यात हैं, और 
वे मानो इस ससार रूपी वृक्ष के पे हैं| संसार का इस प्रकार शोध 
करने वाले ऋषि वेदवेचा कहे जाते हैं !? | 

/क्िन्तु, सव्यसाची, संसार का बहुत कुछ शोध करने और अनुभव 
होने के वाद सव को जिस एक निर्णय पर श्ाना पड़ता है, वह इतना 
ही है कि यद्द संसार चारों दिशाशञ्ं में असीम रूप से फैला हुआ है, 
तीन गुणों से पुष्ट हुआ है और विषयों से चित्ताकर्षंक प्रतीत होता है । 
कम के रूप में इस वृक्ष से शास्नाए' निकत्त कर मनुष्य लोक में फोली 
हैं और उसमें जड़ें डाली हैं | 

“अजुन, इस बृत्त को कोई भी पूरा पूरा नहीं जान सका है। इसकी 
इचना ऐसी अठपटी है कि यह कहां से उत्तपत्न हुआ, इसंक। मूल भाग 
कौनसा है, विचला भाग कौनसा है, अन्तिम कौन सा है, यंह संसार 
आरम्म में कैसा था अन्त में कैसा होगा, इस का विस्तार कितना है 
ओर कहां तक रहेगा,--इस विषय में कु छ भी पता नहीं लगता। 
परिडत जन इस विषय में विचार कर कर के पच चुके हैं, और सारा 
जीवन इसी विचार सें बिता चुके हैं। प्रत्येक विद्वान अपनी बुद्धि के 
अनुसार इंसकी शोध करने का अब मी प्रयास करता रद्दता हैं। किन्तु 
प्रसिड्तों की श्रेपेक्षा मी जो भ्धिक विद्वान्‌ हैं, उन्होंने देख लियां है कि 


पुरुषोत्तम स्वरूप ३३१ 


इस प्रयास में कुछ तथ्य नहीं हे। यह शोध करने से भी कछ निरणय 
हो नहीं पाता उसी तरह शाश्वत सुख का मी कोई भाग नहीं निकलता 
केवल इसकी डालियों में है भटकना द्वोता है । 
श्रजुन, जिस प्रकार बहुत सी गाठे पड़ी हुई डोरी को सुलभाने 
ब्रैठने की अपेक्षा उसकी गाँठों को काट डालना ही बुद्धिमत्ता का काम 
है, उसी तरह इस संसार का भेद खोजने का प्रयत्न करने की 
अपेक्षा इस संसार को काटकर इसमें से छूट जाने में ही अधिक बुद्धि- 
मत्ता है । त्वयं जहाँ उलमभन में पड़ कर वेठा हो, वहाँ अनासक्ति रूपी 
कल्दाड़ी से उतना भाग काटते हुए इस वृक्ष की जाल से बाहर निकल 
पहना, यही इस संसार को समझने की ओर उसमें से छूटने और 
शान्ती प्राप्त करने की चाबी है| | 
"“अ्रजुन, जिस प्रकार घर में छुस कर बैठा हुआ मनुष्य यह जान 
नहीं सकता कि बाहर से घर कैसा दिखाई देता है, श्रथवा जिस तरदइ 
पक्तपात से लीन मनुष्य सत्य को देख नहीं सकता, उसी तरह संसार में 
आसक्त हुआ मनुर्ध्य संसार के स्वरूप को समभने का प्रयत्न करे तो 
भी समझ नहीं सकता | एक बार अन।सक्ति द्वारा संसार के वाहर निकल 
पड़ें, तो इस संसार को भी अधिक समझ सकेगा, और आत्मा के मार्ग 
पर लगे बिना न रहेगा | ॥२-१॥॥ 
#घनंजय, सदैव नये-नये रूप धारण करनेवाली अनन्त प्रकृति 
में आसक्त रहकर उसका अंत खोजने म॑ पचने से म तो 
श्कोक ४-६ जीवन कौ कइतार्थता प्राप्त होती है और न उसका बह्म 
मूल द्वी हाथ लगता हैं। इसलि ए पहले तो अना- 
सक्तिरूपी कल्दाड़ी इसकी जालों की सी बढ़ी हुई शाखाओं को काट डाल 
और फिर जिस मूलवस्तु में से पुरानासंसार वृत्त उपन्न हुआ है और 
जिसमें पहुंच जाने से फिर इसमें फँसना नहीं पड़ता, उस मूल प्रात्मत,व 


इ्३२ गोता-मन्थन 


की ही शरण में जा। संसृति कहाँ से हुई ? किस प्रकार हुई ? कहाँ तक 
फैली है ? कवतक रहेगी ? इन प्रश्नों पर ब्रह्माएंड के अन्त तक चर्चा 
होती ही रहेगी किन्तु इनका किसी प्रकार निपटारा न द्वोगा । इन प्रश्नों 
के मूल में वीजहूप में संसार के प्रति मोह रहा होता है, इस कारण इस 
के पाश से छुटकारा न हो सक्रेया | जिस प्रकार जाल में घुस कर उसका 
माप निकालने की इच्छा करने वाली मछली उसका माप निकाल नहीं 
सकती, वरन उस में फेस जाती है, उसी तरह संसार में आसक्त रहकर 
उसका माप निकालने की इच्छा करने वाज्ा पुरुष उसका माप नहीं ले 
सकता, वरन उस में वँध जाता है । इसलिए पहिले तू इस जाल को 
तोड़ कर वाहर निऋल कर परमात्मा के स्वरूप की ओर जा और फिर 
वाहर रहकर जितना पहिंचाना जा सके, उतना उसका स्वरूप पहचान ले । 
इस प्रकार ही तत्व एक है अथवा अनेक हैं, एक ही आत्मा सवंत्र व्याप्त 
है अथवा अनेक आत्मा हैं, ऐसे अतिशय उलमन वाले प्रश्न तेरे लिये 
सरल द्वो जायैंगे और, तक ते जो आज समझ नहीं सकता, वह सार्नों 
आंख से प्रत्यक्ष देखता हो इस ग्रद्वार प्रज्ञा से समझ जायगा । 


“परन्तप, मान और मोद्द से रहित हुए, आसक्ति के दोष को 
जीते हुए, परमेश्वर में नित्य रत रहने वाले और उसके सिवा सब 
कामनाए छोड़ देने वाले सुख-दुःख आदि सब्र दन्दों से मुक्त हुए मुनि 
ही, उस निर्विकार वस्तु को पहुंच भ्षकते हैं, जिसे पहिचानने के लिये सूझ, 
चन्द्र अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस में पहुँचने 
के बाद फिर से उसके स्वरूप के विषय में संशय पंदा हो ही नहीं सकता 
ओर उससे अलग होकर रद्दा द्वी नहीं जा सकता | 


“कौन्तेय, आत्मा और विश्व को समझने का दूसरा कोई मार्ग है 
ही नहीं |?” ॥ ४-६ ॥ 


पुरुषात्तस स्वरूप ३३३ 


“बार्थे, जिस समय तू आत्मतत्व को पहचान लेगा, उस समय तू यह 
अच्छी तरह समझ जायया कि जिस प्रकार पानी की 

श्लोक ७-११ जुजे-जुजे बिन्दु पानी ही हैं, ओर अलग दोने पर 
भी शामिल द्वो सकते हैं, उसी तरद्द जुदा-जुदा जीवरूप 

दिखाई देने वाले पदार्थ भी उप्त अच्युत ब्रह्म के, यों कहना चाहिये 
कि अंश द्वी हैं। परंतप, जिस प्रकार छोश्ा सा बोन अपने में रहने 
वाली नैसगिक शक्ति द्वारा आस पास की भूमि, पानी और हवा में से 
तत्व खींचकर अपने में से मूल, तना, डाल, पते, फूल तथा फल आदि 
का वित्तार करता है, उसी प्रकार जीव 'के मूल में ही रहने वाली: 
स्वपाव सिद्ध शक्ति द्वारा वह चारों ओर फैली हुईं प्रकृति में से आवश्यक 
तब खींच कर मन तथा पंचेन्द्रियों का विस्तार॑ करता है और स्थूल 
शरीर का निर्माण करता है । ॥७॥ 


“अजजुन, जिस प्रकार पक कर वृक्ष से विलग पड़ा हुआ बीज वृक्त . 
को निर्माण कर सकने जितनी सारभूत सामग्री अपने में भरकर दी 
वृक्ष से जुदा होता है, जिस प्रकार वायु जदाँ चलती है, बहां से, उससे 
रहने वाले ग़न्ध को खींच लेती है, उसी तरद्द जीव शरीर से अलग होते 
समय स्थूल शरीर को निर्माण करने वाली- सूचम इन्द्रियात्मक सामग्री, . 
अपने सें भर कर अलग होता हैं। मन की अध्यक्षता के नीचे रहने 
वाली पश्मे र्द्रियों द्वारा वह विषयों को भोगता है और इंस भोग से ही 
अपने शरीर का निर्माण और उसी प्रकार विनाश .करता है । || ८-६ ॥ 

. “महावाहो, इस प्रकार मिन्न-मिन्न दिखाई देने वाले जीव चाहे 
श्रीर को छोड़ते हों या धारण करके रहते हों अथवा गुणों रे लि 
होकर भोग भोगते मालूम होते दों, तो भी जिस प्रकार अनुभवी और 
कुशल मनुष्य अपने सामने के मनुष्य को उसकी आँखों से पहचान 
लेता है, जिस प्रकार राजनीति जानने वाला पुरुष - अपने. विरोधी /के 


३१३४ गीता-मन्थन 


सन में रहने वाले आशय को उसके विचित्र से आचरण से जान लेता 
है, जिस प्रकार जासूस पैर की अच्छी छाप से चोर को खोज निकालता 
है और जिस प्रकार ग्वालन दूध में अंग ली डुबोकर यद्द जान लेती है 
कि उससे कितना मक्खन है, उसी तरह ज्ञानचक्तु से देखने वालें मुनि 
जीव भाव के गूल में स्थित अविनाशी एवं श्रविकारी आत्मतत्व को 
खोज निकालता है मूढ़ इसे नहीं देख सकते, प्रयक्ष करने पर भी, 
चित्त शुद्धि के अभाव में, जिस प्रकार साक्षान्य पुरुष हीरे अथवा मोती 
का मूल्य नहीं जान सकता, वे इसे नहीं जान सकते प्रयत्ञ करने वालें, 
संयमी तथा शुद्ध चित्त वाले पुरुष को ही आत्मतत्व की पदचान 
होती है । , ॥| १०-११ ॥ 


“महावाददो, इस प्रकार आत्मतत्व को पहचान कर उस में स्थिर होने 
बाला मुनि जो वस्तु तके करने और समझाने पर भी 

श्लोक १९-१५ समर में नहीं श्राती, वह मानों प्रज्ञा से देखता हो 
इस प्रकार जान लेता है | उसे यह निःसंशय प्रतीत 

होती है कि ब्रह्म ही एक तत्त्व है और वही सर्व सृष्टि का कारण है | वह 
जानता है कि सूर्य, चन्द्र और अप्नि का प्रकाश अ्ह्न का ही प्रकाश है, 
ब्रह्म दी पृथ्वी रूप होकर भूतों को धारण करता है और रस पोषक चन्द्र 
होकर बनस्पतियों का पोषण करता दै, वही जठराम्मि रूप होकर प्राणियों 
के अन्न को पचाकर उन के शरीर को पोषण देता है; और फिर वही 
भिन्न-भिन्न जीव रूप में सब के हृदय में रहता हुआ श्रनुमवित होता है, 
तथा उन में स्मृति श्रौर और ज्ञान तथा विस्मृति और अज्ञान का भान 
कराता है। वेद जिसकी खोज करते हैं, वर्यान करते हैं अथवा पहिचान 
करवाते हैं, वह वस्तुतः यह परमात्मा ही है, सर्वज्ञान का जहां अन्त झआाता 
है वह यही वस्तु है, और सर्व ज्ञान को भी जो जानता है वद्द भी यह 
'सनातन आख्मा ही है |” ॥१२-१श। 


पुरुषोत्तम स्वरूप ३३५ 


“अजुन, मैं ने तुके समझाया था कि इस परमदेच की विविध और 

और अनेक प्रकार की स्वमाषभूत शक्तियाँ हैं| इन 

श्लोक १६-२० शक्तियों को अनेक लोग शक्ति कहते है, कई एक दैव 
कहते हैं और अनेक इनके लिये वल सूचक पुरुष 

शब्द का प्रयोग करते 'हैं। गुड़ाकेश, इस तरह परमात्त्मा की शक्ति के 
दो मुख्य प्रकार क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं । 
पदार्थमात्र में दिखाई देते जो बाह्य, नाशमान, श्रोर प्रतिक्षण: बदलने 
वाले धर्म हैं, वह इस की शक्ति है | मह्म स्वयं क्र धर्म और अक्तर धर्म 
दोनों का आधार और दोनों से परे होने के कारण वह इन दोंनों शक्तियों 
से श्रेष्ट है। वही तीनों लोकों में व्याप्त, तीनों का आधार और पालक 
है हससे लोग और शात््र जिस तरह उसे परमदेच, परमेश्वर, परमात्मा 
पारह्म अथवा परम पुरुष कद्दते हैं, उसी तरह पुरुषोच्तम नाम से भी इस 
का वर्णन करते हैं। ॥१६-१८॥ 
“भरत, इस तरह जो मनुष्य किसी प्रकार के भ्रम बिना, स्पष्ट 
प्रतीति पूर्वक इस पुरुषोत्तम को पहचानता है, वही सब का सार जानता 
है। वह फिर यदि सम्पूर्ण भाव से उसी की सेवा करे, उपासना करे और 
भजन करे, तो इस में कहना दी क्या है ? ॥श्घा 
५श्रज्जुंन, एक वाक्य से अथवा अनेक वाक्यों से, एक शास्र जानकर 
अथवा सब शाज्रों का विचार कर जो सार रूप ज्ञान है, वह यही है जो 
मैं ने तुक से कह्दा हैं| उसे आज ही समझ लिया जाय अथवा कालान्तर 
में समझा जाय, किन्तु जिस ने इतना समझ लिया है, वही बुद्धिमान है 
और वही कृतकृत्य द्योता है ।” कर ॥श्णा 


सोलहवाँ अध्याय 
देवी और आखुरी सम्पद 


प्रास्ताविक 

अर्जुन के प्रश्नों का अन्त नहीं थाया था। श्रीक्रष्ण ने उस से सब 
शास्त्रों का सार कद्दा, किन्तु उसके मन को अभी पूरा समाधान हुआ 
नहीं था इसलिए, तव तक इसके प्रश्न कमी श्रध्यात्म विपय के आरम्भिक 
भाग के सम्बन्ध में, कभी सध्य भाग के विपय में और कमी अन्तिम 
भाग के सम्बन्ध में होते थे। श्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा था, वह सब 
उप्की स्मृति में अद्ठित दो गया था, किन्तु प्रत्येक विषय का निर्णय 
नहीं हो पाया था। इस से ज्यों-ज्यों शह्ला उन्पत्र होती जाती थी, 
त्यों-त्यों वह पूछता जाता था | 

इस तरह उसने अब निम्न लिखित प्रश्न पूछा-- 

#हृषीकेश, आपने एक बार कहा था कि, आधुरी ग्रद्कति वाले 
मनुष्य परसात्मा की शरण नहीं लेते और उसे नहीं पहचानते, वरन्‌, 
देवी प्रकृति के पुरुष ही उसे भजते हैं। कोई मनुष्य दैवी प्रकृति का है 
अथव। आसुरी का, यह किस तरद्द जाना जाय ? माधव, सें खुद अपने 
हृदय को ट्टोलता हूँ तो मुभे यद्द शह्ढा होती है कि मुझमें सच्ची 
मुमुक्षता है भी नहीं। आपने जैसी वतलाई वसी परमात्मा के प्रति 
अनत्य भक्ति ओर निष्ठा के लक्षण मैं अपने में नहीं देखता। में 
देखता हूं कि मुझमें मान, मोह, श्ासक्ति, सुख-दुःख में विषमता तथा 
अध्यात्म ज्ञान के सिवा अन्य अनेक ऐहिक विद्याश्रों के प्रति अनुराग 
श्रच्छी तरह भरा हुआ हे ) इसलिये मैं आसुरी प्रकृति का मनुष्य हूं 


दैवी और आसुरी सम्पद्‌ ३३७ 


अथवा देंद्ी प्रकृति का यह, तथा देवी भर आउुरी प्रकृति के लक्षण 
मुझे विस्तार पूर्वक कहिये ।” 

इस पर घनश्याम वोले--- 

अजुन, सनुष्य अपूर् द्वोने से द्वी आसुरी प्रकृति का नहीं कह्ाता | 
मैंने तुक से वारम्बार कद्दा है कि जीव की उन्नति देत्य से ऐश्वर्य की 
ओर, अधर्म मे धम की ओर आसक्ति से वेराग्य के प्रति और अज्ञान 
से ज्ञान की ओर होती है, और अवनति अल्प कार्पएय से विशेष 
कार्पप्य के प्रति, छोटे अधम से बड़े अधर्म के प्रति, थोड़ी आसक्ति से 
विशेष आसक्ति के प्रति ओर अल्प अज्ञान से दृढ़ अज्ञान के प्रति 
होती हैं । 

“धनज्ञय, राज्य का विस्तार, राज्य की आ्राय, सैन्यवल, युद्ध-सामग्री 
के भण्डार, जवाहिरात, सोना, चांदी, मूल्यवान वत्न, और थाभूषणों के 
भण्डार, सुशोमित महल, धान्य और घास के कोठार, हाथी, घोड़े, ऊँट, 
गाय आदि पशु इन सब की गिनती पर से राज्य की सम्पत्ति आँकी जाती 
है और इन की वृद्धि उस राज्य की सम्रद्धि का लक्षण माना जाता है। 
इसके विपरीत, राज्य की अल्प मर्यादा, राज्य का ऋण, आत्मरक्षा्थ 
दूसरे राजा का श्राश्रय लेने कौ आवश्यकता, साधनों की अ्ल्पता, खाल्ली 
पड़े हुए भण्डार, कोठार और पशु शालाएं, खण्डहर तथा मकान, प्रजा 
में भुखमरी और असनन्‍्तोष एवं नोकरों के चढ़े हुए वेतन, इन सब की 
गिनती पर से राज्य की दद्विता का अनुमान होता हैं और इन की वृद्धि 
उस राज्य के पतन का चिह्न होता है | 

* इस के सिवा, पार्थ, भ्रीकन्त के यहां साधन-सामग्रीं पुष्कल होती 
हे, केवल इतना द्वी नहीं, वरन वह सब उच्चकोटि की और मूल्यवान होती 
हैं, किन्तु दरिद्री के यहाँ यह बहुत थोड़े परिमाण में दी,नहीं होती वरन 

: साथ ही निम्न श्रेणी की दृटी-फूटी और मूल्यहीन द्ोती है | 


३३८ गीता-मन्थन 


#क्षैन्तेय, इसी प्रकार देवी प्रकृति की सूचक सम्पत्तियां भिन्न प्रकार 
की द्वोती हैं ओर आसुरी प्रकृति की सूचक सम्पत्ति--श्रथवा थों कहो कि 
आपत्ति -मिन्न प्रकार की होतो हैं। यह सम्पत्ति उस के चित्त के गुणों 
में, उसके सन और इन्द्रियों के व्यापार में और उस को सांसारिक प्रवृ-- 
त्तियों में दिखाई दे जाती हैं | भनुप्य दिनों दिन कैसी सामग्री इकट्ी 
करता जाता है, उस सब की एकत्र ग्रिनती पर से यद्द निश्चय किया जा 
सकता है कि उस की प्रकृति देवी है अ्रथवा आसुरी | 

#पार्थ, जिस प्रकार एकाध व्यक्ति के पाध्ष केवल स्थावर जायदाद 
दी हो, किठु उस के उपयोग कर सकने योग्य अन्य साधनों का अभाव 
दो, तो केवल स्थावर मिलकियत से दी वह सम्पत्तिवान्‌ नहीं द्वो सकता; 
अथवा एकाध प्रकार की सम्पत्ति के अमाव से वह आपत्ति में पड़ा हुआ 
भी नहीं कद्दा ज! सकता; उसी तरद्द एकाघ गुण की प्राप्ति श्रथवा अभाव 
से किसी मनुष्य को देवी प्रकृति अथवा आपएुरी प्रकृति का मान लेना 
उचित नहीं । प्रत्युत उस की सम्पत्तियों के प्रकार की इकठ्ठी गिनती करके 
ही उसके विषय में निर्णय करना चाहिये। 

#इसलिए, मैं ठुक से देवी भौर आसुरी प्रकृति के अलग-अलग 
गुण धर्म कद्दता हूँ, वह सुन-- 

“गुड़ाकेश, दिनोदिन निर्मेय होते जाना, कठिन प्रसंगों में हतवीर्य न 

होना, कंठिनाइयां देख कर उनका मुकाबला करने की 
श्लोक १-०३. शक्ति संग्रह करना, खत्तरों में भी धर्म से न डिगने का 
साहस पैदा करना-यह श्रमय नाम की एक अत्यन्त 

मूल्यवान दैवी सम्पत्ति है। 

“अर्जुन, जीवों को जन्म से द्वी भयमौत रहने की आदत पड़ी हुई 
है, यद्दी इनकी आध्यात्मिक दरिद्रता का बड़े से बड़ा कारण है। स्वयं 
परमात्मा के दी गुण धर्म वाला, स्वतत्त और सम्पूणं चैतन्य स्वरूप 


दैवो ओर आसुरी सम्पदू श्३६ 


होने पर भी, यह अनेक प्रकार से सखवे अथवा काल्पनिक एवं क्षणिक' 
निमित्तों से डरा करता हैं और इस लिये अपने घर्म और स्वरूप दोनों 
से पतित द्वो जाता दे । जरा, मरण, रोग, प्रियजनों का वियोग, सर्दी, 
धूप, भूख, प्यास, आदि का त्रास तथा भोगों में न्यूनता . आदि का ही 
उसे भय नहीं लगता, प्रत्युतत साथ ही यह मय उस में ऐसी अब्॒ुद्धि और 
जह्ता निर्माण कर देता है कि वद्द छाया तक से डरने लगता हैं। इस 
से वह घबराया सा होकर देवी-देवताओं को बल्लि चढ़ाता है, राज्य के 
नौकरों से कांपता है, श्रीमन्तों की गुल्लामी करता है, सपे, भूत, प्रेतः 
आदिक की पूजा करता है और जिस तिस दी खुशामद तथा प्रार्थना 
करता फिरता है। धनझय, भय णव तक अल्प मात्रा में होता है, तबतक 
मनुष्य दूसरे को रिका कर और उस के अधीन रहकर आ्राचरण करता है; 
भक्ति न होने पर भी मक्ति प्रदर्शित करता है। किन्तु जब भय की मात्रा 
बढ़ जाती है, तव वह, मनुष्य द्ोते हुए भी, सप॑ जैसा ज़दरीला बन 
जाता है और वैर तथा हिंसा का उपासक बन जाता है । आसुरी स्वभाव 
स्वयं मयमीत रहता है, इतना ही नहीं, बरन उसके परिणाम में वह 
दूसरों, को भी भय से द्वी वश में करने का प्रयक्ष करता है। अजुन, भय 
से अभय प्राप्ति और अ्रभय दान की ओर प्रयाण दैवी भाव हैं; और भय 
से भयद्डरता, वेर तथा हिंसा वल की भोर ,गमन आसुरी भाव है। 
भयमीतता निबलता द्वोने के कारण न तो देवी बल है, न आसुरी बल है, 
बरन के पामरता है | 
** /अजुन, सत्व संशुद्धि एक दूसरी दैवी संम्पद है। 
“अर्जुन, सत्त, लुद्धि अथवा चित का दूसरा नाम है और उस में 
चित्त की भावनांएँ: और उसी प्रकार विचार ' शक्ति 
सर्व संशुद्धि ' ' दोनों का समावेश द्वोता है | प्रसन्ञता, प्रेम, समभाव 
: आदि कोमल 'ृत्तियों की तीव्रता, तथा विचार विवेके 


३४० ... गीता-सन्‍्धेंन 


तथा न्याय वृत्ति की स्पष्टता एवं सूक्षमता इस सत्व गुण के उत्त्कर्ष' के. 
परिणाम से ही प्राप्त होती है ओर ये सब बातें चित्त की न्यून होने के 
चिह हैं.। ऐसा निर्मल बना चित्त द्वी सत्वके नाम से जाना जाता हैं| 
उस की वृद्धि देवी भाव है और उस का क्षय आसुरी माव | 


, “ज्ञान योग की व्यवस्थिति तोसरी सम्पत्ति कही जा सकती है। 
विचार में, वाणी. में और कम में व्यवस्था रखना. 

शानयोग-ध्यवस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्राप्त करने योग्य गुण है। 
अजुन अव्यवस्थित मनष्य में किसी न किसी 

प्रकार भी जड़ता ओर पशुत्ता भी रही जाती हैे। कई बार भअत्त्यम्त 


बुद्धिमान मनुष्य तक शत्यन्त अव्यवस्थित देखने में आते हैं, किन्तु तू इसे 
कभी: इनका भूषण अथवा प्रशंसा करने योग्य लक्षण न समझ बैठना । 

बरने यह निश्चित जानना कि इन्होंने विवेक, विचार, कर्म कौशल्य और 
इन्द्रियों तया मन को समुचित रूप से अभ्यस्त करने में कुछ-न-कुछ 
न्यूनता रक्खी है| घनज्ञय, यह सम्मव हो सकता है कि अम्य अनेक 
सदगुण होने के कारण मित्र ओर स्नेही जन इस त्रुटि को कदाचित क्षम्य 
मान कर निमालें, किन्तु इस के साथ व्यवहार करने में यह घुटि असु- 
विधा जनक हुए बिना नहीं रहती । साथ ही, इस ज्रुटि के कारण वह 

पुरुष अनेक प्रकार की अन्य दैवी सम्पत्ति होते हुए भी पूर्ण कृतार्थता 
ओर समाधान प्राप्त नहीं कर सकता । इस झ्रुटि के कारण स्वय॑ उस को 
ही पग-पग पर असुविधा उत्पन्न होती है। इस. के कारण उसके आरोग्य 

में एवं ब्यवह्ार में बारम्बार विन्न उत्तन्न होते हैं, और इस कारण जीवन 

से कहीं न कहीं असन्तोष- रह ही जाता है । अतशण्व, मद्दारयि, तू ज्ञान 

और योग में व्यवस्थिति को नगण्य गुण समझ कर.उस की उपेक्षा न 

करना । अत्यन्त परिश्रम करके भी यद्द सम्पत्ति प्रातः करने योग्य है । 


देवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३४९ 


“अ्जुंन, जो यद सममता है कि सोना-चांदी सम्पत्ति है, उसे यह 
'कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि जुदे-जुदे गहने 
दानादि भी सम्पत्ति हैं, उसी प्रकार सत्त्व' संशुद्धि तथा ज्ञान- 
योग व्यवस्थिति रूपी सोने-चांदी का मूल्य जिसने 
जान लिया है, उसे दान, इन्द्रिय-निम्रद्द, यज्ञ, स्वाध्याय तथा तप आदि 
में श्रद्धा तथा उसके लिये प्रयक्ञशील होना चाहिये। यद्द वात बिना 
सममझाये ही समझ लेने योग्य दे। इसलिये इस विषय में विस्तार से 
कहने की आवश्यकता नहीं । 
'क्ेन्तु, मित्र नन्‍्दन, गुरुजन तथा प्रियजन जिसके बदौलत मनुष्य 
सन्तुष्ट रहते हैं. और उसे अपने प्रेम तथा विश्वास 
सरलता का पात्र बनाते हैं, वद सरलता का गुण भी एक 
मदत्व-पूर्ण दैवी सम्पत्ति है। अजुन, आसुरी प्रकृति 
वाले कीं वक्ता और कपट में .हो भरद्धा होती हैं ओर सकारण श्रथवा 
अकारण उसी का प्रयोग करता है, इसके विपरीत, देवी प्रकृति का पुरुष 
सरलता में ही नीति मानता है और दिन प्रतिदिन इस प्रकार सरलता 
बढ़ाने का प्रयत्न करता है, मानो वह फिर बाल्यवत्या भोगने की इच्छा 
रखता है। * 

- “प्रियवर, चित्त में मलिनता रहे बिना  कपट और वक्रता सम्मेव ही 
नहीं दोती और स्वभाव की सरलता बिना समबुद्धि के योग की सिद्धि के 
सम्भव नहीं दोती। इसलिये सरलता को तू महत्व पूर्ण सम्पत्ति 
जानना। । पत्र ॥। 

“झजुन, अध्टिसा घ्म की ओर प्रगति . होना दवी प्रकृति ' का एक 

दूसरा महत्व पूण धन है| हिंसा से अ्टिसा की ओर 

झदिसा गमन भेयः साधन दे और हिंसा से विशेष हिंसा:की 
और गमन अधोगति का साधन. है | 


३छ२ ...गीता-मन्थन 


“किन्तु, धर्मानुज, अद्धिंसा के विषय में बड़ी गुलत फट्टमी होती है, 
इसलिए अहिंसा का क्या श्रथे है यह तू ध्यान पूर्वक समझ ले ।” 

“परन्तप, जिसमें हम भुख-प्यास, वृद्धि-त्तय, सुख-दुख, प्रफुल्नता- 
खेद, जरा-व्याधि, जन्म-मरण आदि भावों का थोड़ा-बहुत भी दर्शन 
कर सकते हैं, उसे हम जीव-सूष्टि कहते हैं। जहां हम इन भावों का 
दशन नहीं कर सकते, उसे दम जड़ सृष्टि कहते हैं। 

“अजुन, खुद अपने जीवपन के अनुभव से हम जानते हैं कि 
सूख-प्यास, ज्ञय-व्याधि, आधात-मरण, तथा कट वाणी आदि-से 
अपने को खेद तथा पीड़ा होती है और ये वेदनाएँ अपने को प्रतिकूल 
प्रतीत होती हैं । 

/महानुभाव, यह स्वाभाविक ही है| अपना अम्युदय चाहने वाला, 
सत्व सशुद्धि द्वारा वेदनाओं को सूछुम रूप से पहचानने वाला देवी प्रकृति 
का पुरुष अपने को प्रतिकूल प्रतीत द्वोने वाल्ने कर्मों का दूसरें के प्रति 
आचरण न करने का जती हो। इसीमें से अर्दिसा उत्पन्न द्वोती हे | 

किन्तु, धनज्ञय, विश्व के चक्र की रचना इस प्रकार है कि जीव 
का धारण-पोषण दूसरे जीवों द्वारा द्वी द्ोता है। बड़े जीव छोटे जीवों 
पर ही निर्वाह करते हैं और असंख्य जीव इतने सूच्म रूप से चारों 
और फैले हुए है कि श्वासोच्छास से दी ऐसे सेकड़ों जीवों को पीड़ा हुए 
चिना नहीं रद्दती । 

* धर्म प्रिय, मनुष्य चाहे जितनी दैवी प्रकृति से विभूषित दो, 
फिर भी, जब तक उसे कुछ भी प्रात्त करने अथवा जानने की इच्छा 
शेष रहती है, तब तक उसको जीवन के घारण-पोषण की वासना टाली 
नहीं जा सकती | देवी प्रकृति वाला पुरुष मृत्यु से डरता नहीं, फिर 
“मी जिस' विशेष धर्स के पालन के लिये वह आजन्म पचता रहता है, 
इसकी सिद्धि के लिये ही वह जीने की इच्छा और आवश्यकता पड़ने 


देवी ओर आसुरो सम्पद्‌ ३४३ 


पर मरने की तेयारी रखता है। किन्तु उस के सिवाय दूसरे अनेक धर्मों 
के पालन के लिये वह प्रयक्ष करे तो भी जीवन का धारण-पोषण 
अशक्य दो जाने की दृद तक वह जा नहीं सकता । अर्जुन, किसी समय 
आवेग के वश होकर वह श्रपने जीवन को ख़तरे में डालकर भी अपना 
व्यवद्वार करता है, फिर भी इससे उसकी वासना निवृत्त नहीं होती और 
वह फिर संसार रचने की प्रवृत्ति में पद जाता है। 

“ट्रोपदीप्रिय, इस प्रकार हिंसा कर्म की अनिवायंता और अश्रद्िसा 
धर्स का आदर्श, इन दोनों की मर्यादा खोजने के लिए सब देवी प्रकृति 
वाले पुरुषों के प्रघल चलते रहते हैं । 

“अजुन, में तुक से कह चुका हूं. कि देवी प्रक्कति का अर्थ सर्व 
राजस-तामस भावों का अ्रभाव नहीं, प्रत्युत राजसन्तामस भावों से 
निकल कर साल्विक भाषों की ओर प्रयाण देवी प्रभाव है, और 
सालिक भावों की श्रवह्देलता कर राजस-तामस भावों का अधिक 
दृढ़तापूर्वक पोषण, आसुरी भाव है। यद्दी बात सब गुणों तथा धर्मों 
के विषय में फद्दी जा सकती है | 

इससे देवी प्रकृति वाला मनुष्य हिंसा से स्दंथा मुक्त नहीं होता, 
किन्तु उसका सतत प्रयक्ष विशेष हिंसा से छोटी दविंसा की ओर, अर्थात्‌ 
अ्रर्िता की ओर प्रयाण करने का रद्तता है, और इससे वह अद्टिसा-धर्मी 
कहलाता है | 

८ पार, हिंसा के दो अंग हैं--द्वेप और पीड़ा । इनमें से द्वेष मान- 
सिक कम हैं और पीड़ा वाणी तथा शरीर का कर्म है। 

४पाएडव, श्रेयः साधन में चित्त शुद्धि मुख्य है; चित्तशुद्धि होने के 
फलस्वरूप वाणी तथा शरीर के आचार में सहज रूप से जो-जो 
श्रन्तर पड़ता है, वही वास्तविक धर्माचरण कहता है। जिस प्रकार दण्ड 
के भय से कोई मनुष्य चोरी न करे और भत्ते ही यद आवश्यक भी हो 


3४४ गोता-मन्थन 


फिर भी इससे यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि वह मनुष्य देव सम्पत्ति 
वाला है, उसी प्रकार दिंसा के विपय में केवल वाणी और शरीर के 
आचार का नियन्त्रण आवश्यक होने पर भी इससे देवी सम्पत्ति बढ़ी है 
यह नहीं कहा जा सकता | 

#इसलिए, कोन्तेय, यह अद्वेपणत्ति श्रहिंसा का महत्वपूर्ण लक्षण है 
और मन गे पोषित अद्वेपदृति के परिणाम स्वरूप वाणी और कर्म 
में जो अ्रहिंसामय आचार होता है, वही इस देवी सम्पत्ति का बाह्य 
चिह्न है| 

“पकितु, अजुन, धर्म का मांगे अत्यन्त सूद्रम और अटपटा है। 
अनेक संगोगों, परिस्थितियों तथा विषयों का विवेक पृर्षेक विचार करके 
धर्माचरण का मार्ग निश्चित करना पड़ता हैं | इससे मन की एकाधवृत्ति 
का अनुसरण करके द्वी वाह्याचरण नहीं किया जो सकता। 

“इसलिए अज़ुन, ऐसा द्वोता है कि मन में” से द्वेष माव को पूर्ण- 
तया निकाल देने पर भी बाह्मत॑ः दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचाने वाले 
वाणी अथवा शरीर के ऐसे कर्म किये बिना काम नहीं चलतां। ऐसी 
णीड़ा न पहुँचाई जाय तो या तो दूसरे अधर्म होते हैं अथवा, जैसा कि 

' कुछ समय पूर्व कह चुका हूँ, जीवन का धारण-पोषण अशक््यवत्‌ हो 
जाता है । 

/इससे, गुड़ाकेश, दैवी प्रकृति वाला विवेद्दी पुरुष अहिंसा घर्म का 
इस प्रकार पालन करता है-- मन में से जीवमात्र के प्रति, अत्यन्त 
अधघमशनु तक के प्रति किड्चित द्वेषमाव न रहे, इसके लिये 

: प्रयक्ञ की पराकाब्ठा करता है। ध्पह्टतः स्ववर्महूप में सिर पर न था 
पढ़े तब तक वद्द वाणी से अयवा शरीर से किसी जीव को नखिक्काने 
' शथंवा न सताने के लिए प्रय्शील रहता हे | स्पष्ट धर्म हो पड़ने 
परे हिंसा कैरने में. वह आनल्‍्द नहींमानता; बरन सह: समरःकर ही 


दैवो ओर आसुरी सम्पदू रे 


करता है । साथ ह्वी ऐसे धर्म का पालन करने में वह न्यून से न्यून हिंसा 
करने का मार्ग शोधता है। एक को पीड़ा देने से काम चल जाता हो, तो 
अनेक को-- पीड़ित नहीं करता, वाणी से पीड़ित करने से काम चल 
जाता हो तो शरीर से नहीं करता; ताइना से काम हो सकता हो तो 
घाव नहीं करता, और धाव से चल ज्ञाता हो तो वध नहीं करता। इसमें 
भी जो पीड़ा देनी द्वी पड़ती है, उसके लिये ऐसे उपाय की योजना करता 
है जिससे कि उस प्राणी को वह न्यून से न्‍्यून समय सहन करनी पड़े 
ओर उसे कम से कम वेदना अनुभव हो । 

#ज्षत्रिय होने पर भी वह जहाँ-तहाँ युद्ध मोल लेने की इच्छा नहीं 
करता बरन उसे टालने के लिये सब प्रकार के प्रयत्ञ करता है। यदि 
युद्ध अनिवार्य ही दो जाय, तो वहाँ वह घर्स-थुद्ध से लड़ता है, कपट- 
युद्ध नहीं करता । जी, वालक, अतितृद्ध, विश्वास कर श्राये हुए, निब॑ल, 
निःशस्र शरणागत श्रथवा निद्रा के वशीभूत शत्र्‌, पर प्रद्दार नहीं 
करता। रथी घुड़सवार के साथ नहीं लड़ता | कवच न पहले हुए के 
साथ कवच पदर कर नहीं लड़ता | सेना में जिनका काम लड़ने का 
नहीं, वरन वाजे वजाना रणुगीत गाना, सामग्री पूरी करना अथवा 
शुभ्ुष्रा करना आदि प्रकार का द्वोता है, उन पर इच्छापूवेक शस्त्र नहीं 
चलाता । इस प्रकार कठोर कम में भी वह अपनी अहिंसा प्रियता 
बताता है । 

“इसके सिवा, अर्जुन, अहिंसक उत्तरोत्तर ऐसे उपायों की खोज 
करता रहता है, जिससे कि अपने शरीर के धारण-पोषण के लिये भी 
अभ्य जीवों को न्‍्यून से न्यून पीड़ा हो यथासम्भव तो सन्द्‌ ज्ञान- 
शक्ति वाले होने के कारण जिसे पीड़ा की वेदना न्‍्यून होती मालूम 
होती है, उस वनस्पति-जन्य आहार को द्वी वह लेता है, मांसाददर में 
भी अ्दिंसा धर्म का आचरण करने वाला पुरुष द्वेषभाव को उत्तेजित 


शेष ' गीता-समंथन - 


किये बिना जिन प्राणियों का वध करना शक्य नहीं होता, श्राद्ार के 
लिये उनका शिकार नहीं करता, और दूसरे प्राणियों का निरुपाय 
समझ कर द्वी आद्वार करता है। साथ ही, वद् अन्न का भी इस प्रकार 
का उपभोग करता है, कि जिससे अकारण हो उसका बिगाड़ न हो ।” 


इस पर अजुन को एक शह्ला हुई । वह बोला-- 

#माधव, दया-धर्म के उपासक अनेक लोग सांसाहार को वर्ज्य मानते 
हैं, इस विषय में आपका क्‍या मत है ?” 

“इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण घोले--/अजुन, निःसन्देह 
यद्द अहिंसा की दिशा की ओर प्रयाण है, ओर सम्भव है कि भविष्य 
में केवल वनस्पति से ही जीवन का निर्वाह हो सकना शक्य दो जाय । 
किंतु, अभी अपने समय में जनता इस प्रकार जीवन निर्वाह कर सके 
यह शक्य नहीं है। यह धम्भव है कि कालान्वर में वद शक्य दो जाय, 
किंतु अपने समय में तो अपने जैसे कर्मयोगी के लिये इतना ही शक्य 
है कि जिस प्रकार शाकाहारी शाक काटते समय शाक के प्रति किसी 
प्रकार के द्वेषमाव से प्रेरित नहीं होता, उसी प्रकार अपने शरीर को 
पोषण करने वाले प्राणी के वध में हम द्वेष से उत्तेजित न हों। किंत॒, 
अजुन, मेरी घारणा है कि मारतवर्ष में मांसाहार का सर्वथा त्याग करने 
वाली जनता बढ़ती जायगी | पशुवज्ञों के प्रति बढ़ती जाने वाली अरुचि 
यह सूचित्त करती है कि उत दिशा में प्रयाण हो रहा है । 

, * * इस अकार पार्थ, समबुद्धि के परिणाम जन्य अहिंसावृत्ति दैवी 
सम्पत्ति का एक महानत्त है । 

«कुल भूषण, अहिंसा के ही समान महान देवी सम्पत्ति सत्य है। 

थों कद्दा जा सकता है कि जिस प्रकार द्वाथी के पाँच 
सत्य में सब पाँव समा जाते हैं, उसी प्रकार सत्य में सब व्रत 
समा जाते हैं | 5 5 


देवी और थआसुरी सम्पद्‌ ३४७ 


“पराएडच, सत्य सम्पत्ति ऐसी तेजत्वी है कि.जो आउसुरी प्रकृति वाले 
अपने आवरण में इसकी अवहेलना करते हैं, उनको भी इसकी महिसा 
स्वीकार करनी पड़ती है | और जिस प्रकार दुष्ट बनिया सोने के बदले 
उसके समान प्रतीत द्ोती हुईं हल्की घाठु के सिक्के बनाने का प्रयक्ष 
करता है, उसी श्रकार इन्हें अर्थात्‌ आसुरी प्रकृति वालों को ऐसा दाम्मिक 
आचार वताना पड़ता है, जिससे कि वह सत्तय प्रतीत हो। किंतु जिस 
प्रकार वीज पर्वत के थीलों को भी फोड़कर बाहर फूट निकलता है। 
उसी श्रकार अनेक वर्षों तक ढका रहने वाला सत्य अद्भुत प्रकार से 
बाहर निकल आये बिना नहीं रहता । 

“अजुंन, गोरी चमड़ी के रंग की एक प्रकार की कान्ति होती है, 
नोरोगी शरीर का एक प्रकार का तेज होता है, बुद्धिमत्ता में एक प्रकार 
की चमक होती है, किंतु सत्य की प्रतिभा इन सब से बढ़ जाती है। 
सत्यनिष्ठा व्यक्ति कोयले कासा काला, शरीर से रोगी और स्थूत्न बुद्धि 
का हो, तो भी उसकी भ्राँख में से निकलते तेज के सामने उपरोक्त तीनों 
काले पड़ जाते हैं ! 

“परन्तप, जिश्नकी यद्द निष्ठा हो गई है कि सत्य रूप परमात्मा दी 
सर्व जगत्‌ का फल तथा आधार है, वह जीवन की सब कियाश्रों में 
सत्य का ही सान्षात्कार करने का प्रयत्न करता है| वद्द असत्य विचार 
तक को पोषण देने की इच्छा नहीं करता, जिसे स्वयं सत्यरूप जानता है, 
वही बिना किसी प्रकार की लाग-लपेट के, वाणी द्वारा प्रकट करने का 
प्रयज्ञ करता है, भोर जिसमें ज्ञगा भी चोरी न हो, श्राचरण में ऐसा 
सत्य व्यवहार करने के लिए ही प्रयक्नशील रहता है। इससे उसे जीवन, 
के आरम्म में त्रास अथवा असुविधा होना सम्भव है, किंतु सत्य में 
श्रद्धा रखने वाला इससे कमी निरांश नहीं होता । फिर, विशेष 
अनुभव से वद्द यद् भी जान लेता है कि सत्य का दुष्कर प्रतीत होता | 


३४८ गीता-मन्थन 


हुआ मार्य ही अन्त में सरल, संक्षित और निश्चयपूर्वक्क फलदायी 
निकलता है । 

'प्यनज्ञय, असत्य को छोड़कर सत्य का सेवन करना दवों प्रकृति 
है | दिनों दिन असत्य मे पारंगत द्योते जाना भआपुरी प्रकृति है। 


>ततपश्रात्‌ क्रोधष का शमन एक देवी सम्पत्ति मिनी जा सकती है| 

मनोनिग्रद तथा तितिक्षा का ही यह एक भाग है, 

अक्रोध. इसलिए, इसका महत्व समझने योग्य है। हिंसा, 

आपत्ति, रोग, चित्तभ्रस, मरण थआदि लाने वाले इस 

क्रोधरूपी दुर्गुण को जीतना वड़ा कठिन हैं | इसके मूल में जड़-तामस 
अदृक्कार अत्यन्त लोभ तथा भ्रदम्य काम रहता है | 


“परन्तप, पारा श्रथवा संखिया जैसे ज़हर को श्रनेक लोग शरीर 
की रग-र में व्याप्त हुए सर्पादि के विष को मन्त्र विद्या से उतारते 
हैं; इसी प्रकार दैवी प्रकृति वाला पुरुष, क्रोध को मन के मन में ही 
पचा डालता है, ओर शान्ति के मन्त्र से दूसरे पर व्याप्त क्रोध को भी 
उतार देता है । 


“अजुन, जिस प्रकार करज़ का वोक उतारने का उपाय खर्च में काट- 

कसर ओर परिश्रम है, उसी प्रकार क्रोध का वेग 

शान्ति-ज्षमा उतारने का उपाय शान्ति और हुमा हैं। इसलिए, 

जिस प्रकार काट-कसर और .परिश्रम एक प्रकार की 

सम्पत्ति गिनी जाती है, उसी तरह शान्ति ओर क्षमा भी देवी सम्पत्ति 
ही है।” 

“'ीर श्रेष्ठ, अब मैं तुमसे त्याग नाम की दैवी सम्पत्ति का लक्षण 
कहता हू । 


देवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३४६ 


/इस देवी सम्पत्ति से उल्टी आसुरी सस्पत्ति लोम है । अर्जुन, 'जीव 

जीव पर निर्वाह करते हैं, यह वचन सत्य की 

त्याग एक दी वाजू है, अथवा जीव जीव पर निर्वाह 
करते हैं, यह वचन दो श्रर्थों में सच्चा है और 

उसका दूसरा अर्थ भी ध्यान में रखना उचित है। इसका पंहिला अर्थ 
यह द्वोता है कि जीव दूसरे जीवों को मारकर अथवा उनकी आजीविका 
हरण करके निभते हैं। आउुरी प्रकृति वाले इस वाक्य का इतना ही 
अर्थ करते हैं, और इसी को जीवन-निर्वाह का नियम मानते हैं; किन्तु 
इसका अर्थ इतना ही नहीं है। इसका दूसरा अथ यह है कि जीव 
दूसरे जीवों के लिए उदारतापूर्वंक और इच्छापूर्वंक किए त्याग के 
बिना निभ नहीं सकते । पशु-पक्तियों की योनि में, तथा मनुष्य योनि में, 
माता-पिता स्वय॑ भुखमरी सहकर भी अपने बच्चों का पोषण करते हैं 
तथा सबल प्राणी निर्बेल की बारम्बार सहायता कर निभाते हैं। अर्जुन, 
जिस प्रकार कुलीन स्त्री अच्छे से अच्छे पदार्थ का स्वय॑ उपभोग करने 
में आनन्द नहीं मानती, वरन्‌ अपने पति अथवा बालकों को देकर 
हम्तुष्ट होती है, उसी प्रकार देवी प्रकृति वाले पुरुष अपने उत्तमोच्तम 
पदार्थों का स्वयं उपयोग करके प्रसन्न नहीं होते, वरन्‌ उनके दूसरों के 
उपयोग में आने पर हर्पित होते हैं| गुड़ाकेश, जो दूसरों की उत्तम 
वस्तुएँ प्राप्त करने और भोगने की श्राकांक्षा रक्खा करते हैं, ओर उसका 
अवसर द्ूंढा करते हैं, यद्ट जान कि वह लोभी पुरुष आसुरी प्रकृति 
का है। वरन्‌ जिसकी संदेव यह उदार शभिलाषा रहती है कि मेरे पास 
जो कुछ है वह्द दूसरे के उपयोग में आवे, ये वल्तुएँ मेरे अधिकार में 
केवल रज्षणार्थ ही रहें, मेरे अपने निजी स्वार्थपू्ण उपयोग के लिए 
नहीं, और ऐसी अभिलाषा से प्रेरित होकर जो स्वयं- असुविधाएँ सेहकर 
भी खुद अपने को एवं धृन-सम्पत्ति को संदेव दूसरों की सेवा, के लिए 


३५० गोता-मन्थन 


श्रर्पित करता रहता है, यह जान कि वह उदारचरित पुरुष त्यांग-वृत्ति 
वाला है। 

भक्षैन्तेय, असत्य कभी द्वितकर द्वो नहीं सकता । किन्तु यदि सत्य 

बचन दूसरे को हानि पहुँचाने के हेतु से कद्दा जाय, तो 

पैशुन वह सत्य, विष मिले हुए दूध के समान, असत्य जैसा 

ही होता है। आउुरी प्रकृति के पुरुष ऐसे सत्य का 

उपयोग करते देखने में आते हैँ । इसे चुगलश्बोरी अथवा पिशुनता 

फहते हैं। अपैशुन रूपी देवी सम्पत्ति वाला मनुष्य ऐसी शधम बृत्ति 

से दूर रहता है। श्र्शन, चुगलखोर व्यक्ति सत्य के प्रतिपादन के लिए 

एवं कर्तव्य दो पड़ने से चुगूली नहीं खाता, वरन्‌ किसी नीच स्वार्थ 

से प्रेरित होकर ही ऐसा करता है। इसलिए वह सब कुछ सत्य कहता 

हो तो भी वह अ्रस॒त्य के समान दवी दृषित कर्म है। देवी प्रकृति का 
पुरुष इस प्रवृत्ति को कभी पोषित नहीं करता | 

“घनझय, यह कदने को आवश्यकता नहीं कि किसी मी प्राणी को 

दुःखित देख कर उसे सह न सकना और उस पर दया 

दया इत्यादि करके उसके दुःख निवारण के लिए आठतुर द्वोना 

दैवी सम्पत्ति है | इसी प्रकार यह भी तू सरलता से 

समझ सकेगा कि त्याग के सम्बन्ध में जो कुछ कह्ा जा चुका है, इससे 

शलोलुपता--लालची स्वभाव न होना--भी देवी प्रकृति करा आवश्यक 
गुण है । 

४ इससे, अ्रिद्मन, जिस प्रकार मक्खन अन्दर बाहर सब तरह 
नर्स होता है, उसी तरह देवी प्रकृति वाले मनुष्य का छृदय मदुत। से 
भरा दो तो इसमें कुछ आश्रय नहीं | 

४इसी प्रकार, अज्ञुन, लजा ( ही ) भी देवी सम्पत्ति दै और निर्ल- 
जता श्ाउुरी सम्पत्ति है। पार्थ, सात््विक और कोमल द्वंदय वाले पुर्ष- 


देवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३४६१ 


को ताना देने में शिरूछेद करने की अपेत्ता, अधिक ज्रास होता है। 
अपने से यत्किश्ित दोष हुआ तो उससे उसे इतनी शर्म ( लजा ) 
लगती है कि उसे मुधारे बिना तथा उसके लिए उपयुक्त प्रायश्चित्त किये 
ब्रिना उसे जीना भाररूप लगता है। 
इसप्ले, ऐसा पुरुष जल्दी में किसी तरद निर्णय नहीं करता और 
विचारपूर्वक किये हुए. निशुय को तुरन्त बदल नहीं देता। फिर तके 
अथवा दाँवपेचों में उसकी श्रद्धा द्वोती द्वी नहीं, वरन्‌ सीवे मार्ग जाता 
है । इससे आउुरी प्रकृति वाले इसे अचपल कहते हैं, किन्तु ऐसी 
अचपलता तामस नहीं प्रत्युत सात्विक गुण है।” ॥९॥ 
/अ्ब, देवी प्रकृति का एक दूसरा विचारने योग्य लक्षण सुन। 
बह है तेजस्विता | किन्तु तेजस्विता आघुरी भी द्दोती 
तेजस्विता. है और देवी मो, इसलिए तेजस्विता वेसी द्ोनी 
चाहिए, यह विवेक पूर्वक समझते । 


धश्रजुन, यों कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ विशेष रूप से पुरुषार्थ 
निवास करता है, वहाँ तेजत्विता का गुण है। क्रोध में भी तेज 
रहता है, पराक्रम भी तेजस्वी है। सूर्य भी तेजस्वी है ओर चन्द्र भी 
तेजत्वी है | किन्तु ये सव तेज एंक से नहीं हैं। 

“इसलिए, अजुन, जो तेज अपने को भौर यूसरे को उद्देंग 
पहुँचाने वाला ओर जलाने वाला द्वो वह तेज देवी नहीं है। वरन्‌ जो 
तेज अपने और दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाला, उमंग और प्रकाश 
पहुँचाने वाला हो, वह सात्विक और देवी है । 

"“घनज्ञय, दैवी तेव जीवनदायक शक्ति के समान होता है। यह: 
भय, लोभ, कास आदि पर विजय प्राप्त कराकर मनृष्य को धर्माचरणं 
करने की शक्ति देता है तथा सत्य पर दृढ़ रहने का साहस प्रेरित करता 
है। वह अपनी सत्व ह्वानि होने नहीं देता, उसी तरद दूसरे की:सत्व 


३४५२ गीता-मन्धन 


हानि करने का भी प्रयत्ञ नहीं करता । वह स्वयं प्रकाशित द्वोता है और 
दूसरे को भी प्रकाश देता है। इसके साहस से कायर डर नहीं जाता, 

किन्तु साहस धारण करता है ऐसा तेज यह देवी भाव है । 
#गुड़ाकेश, ऐसी साच्िक तेजस्विता में से ही सात्विक ध्ृति का 
गुण भी उद्भूत होता है। धृति वाला पुरुष विषम 
शति . परित्थिति में भी दृढ़ रहता है, अपनी टेक को कभी 
नहीं छोड़ता। घह निश्चयी और सत्य प्रतिज्ञा 

वाला द्वोता हैं. और कठिन प्रसंग में भी नहीं घवराता | 
#श्रय, एक दूसरी देवी सम्पत्ति शौच है। शुचिसूंतता शर्थात्‌ स्वच्छ 
और पवित्र रहन-सहन इस व्यवध्यिति का बाह्य लक्षण 
शौच. है और शरीर को निरोगी तथा चित्त को प्रसन्न करने 
वाला है। यह सम्यता और मांगल्य का सूचक है 
और माय पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने का साधन है | 

इसके सिवा अ्रद्रोह, अमानिता आदि अनेक देवी सम्पत्तियाँ गिनाई 
जा सकती हैं, किन्तु इन सत्रका विस्तार करने की श्रावश्यकता नहीं। 
जिन मुख्य सम्पत्तियों का विस्तार किया गया है, उनपर से देवी 
प्रकृतियों के लक्षण समझे जा सकते हैं |” शा 
“अजुन, देवी सम्पत्ति से उल्टी आसुरी सम्पत्ति है। इसका चलनी 
सिक्का अज्ञान है, ओर इस अज्ञान की सद्दायता से 
श्लोक ४. खरीदी जाने वाली दूसरी सम्पत्ति में दम्भ, दर्ष, 
अमिमान, कोध, कठोरता आदि वस्तुएं आती हैं। 
स्वयं होता है, उससे अधिक दिखाने का जो प्रयत्न अज्ञानी पुरुष करता 
है, वही दम्म कहलाता है | अबने बर्ण, कुल, कौशल्य, राज्यादि सफ- 
लदा के कारण बह अन्य प्राणियों को जिस तुच्छ भाव से देखता है, 
वह उसका दप है| चह अपनी विशष्टता का सदैव भाव रखता है, .जहाँ- 


देवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३५३ 


तहाँ उसकी चर्चा करता फिरता है, यह्ट उसका अभिमान है | क्रोध को तो 
तू पद्दिचानता ही है | और जिस प्रकार पतध््यर पानी से पिघल नहीं 
सकता उसी तरह कठोर पुरुष के हृदय पर दूसरे को होने वाले दुःखों का 
असर नहीं दो सकता । यह सब आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं ।” ॥४॥ 
“रिपुसूदन, देवी सम्पत्तियाँ चित्त को शुद्ध कर श्रात्मस्यिति की 
ओर पहुँचाने वाली ओर आपुरी सम्पत्ति चित्त को 
श्कलोक९*--६ मलिन कर दिनों दिन अधोगत्ति और संसृति में डालने 
वाली होती है ।” 

यह सुनकर अज़ुन बोला-- 

“यदुनाथ, अपने चित्त की खोज करने पर मुझे! ऐसा प्रत्तीत नहीं 
होता, कि अपने जो अाझुरी सम्पत्तियाँ वतलाई, उनका मुझमें श्रभाव है । 
मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझमें दम्म भी है, दर्प भी है, अमभिमान 
और क्रोध तो हैं ही, और क्षात्र-धर्म को तो कठोरता का ही वूसरा नाम 
कट्दा जाय तो भी अत्युक्ति न ह्वोगी। आह ! जो धर्म पिता-पुत्र और गुरु 
शिष्य में परस्पर युद्ध करवावे, जो सर्पाकार बाणों, भयंकर गदाओं ओर 
विषले शास्त्रों से मूक प्राणियों और मनुष्यों का वध करना सिखाबे और 
जो शत्रु के नगर में आग फिकवावे, इससे बढ़कर दूसरी और क्‍या 
कठोरता द्वो सकती है । इस युद्ध के आरम्भ होते ही इस घर्म-त्षेत्र का 
स्वरूप कैसा बदल जायगा, इसकी कल्पना करते ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि मुकमें कितनी कठोरता.भरी हुई हे। इससे वासुदेव, 
क्षात्रधर्म में रहने वाले मुक्त जैसे प्राणी की प्रवृति देवी ग्िनी जाग्र, तो 
फिर झआाछुरी प्रकृति भी कही जायगी ९? 

इस पर भ्रीकृष्ण बोले-- . . 

पार्थ, अकारण शोक न कर स्वभाव के कतिपय दोषों के कारण 
और ज्ञात्रधर्म के कारण जो कठोर कर्म करने पड़ते हैं,, उनसे तू अपने .. 


१५४ : गीता-मन्थन 


को .आसुरी न समर | तू दैवी प्रकृति युक्त ही जन्मा हैं। मैंने आसुरी 
प्रकृतियाँ का संक्षेप में ही वर्णन किया है, इससे तू इस प्रकार इताश 
हुआ है। इसलिए में अव आसुरी स्वभाव. का विस्तारपूर्वक वर्शन 
फरता हूँ । 

अजुन ने पूछा--कंसारि, आप आसुरी स्वभाव का वर्णन करें। 
उससे पद्विले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेना चाहता हूँ | वह यह कि 
देवी और आसुरी इस प्रकार दो प्रकार की प्रकृतियाँ होने का कारण 
क्या है | कितने दी अधोगति की ओर जाते हैं और कितने ही उन्नति की 
ओर प्रयाण करते हैं, यद्द किस प्रकार द्ोता है ९” 

श्रीकृष्ण ने कद्ा-- पा, तत्वचिन्तकों का मानना है कि दैवी 
ओर आसुरी दो प्रकार के सर्ग सष्टि के आरम्मकाल से चले आते 
हैं और सदैव बने रहेंगे, सत्व, रज और तम ये तीन गुण अनादि, शाश्वत्‌. 
ओर समशक्त होने वाजे होने के कारण विश्व में कहीं और किप्ती 
समय सल्वगुश की वृद्धि होती है, कहीं और किसी दूसरे समय स्ज-तम 
की वृद्धि होती है । इससे कुछ जीवों में उत्तरोत्तर सत्वगुण का बल 
बढ़ता है, तो कितनों ही में दूसरे दो गुणों में से एकाघ का बल बढ़ाना 
सम्भव द्वोता है.। परन्तु सत्पुरुष यह श्रद्धा रखते हैं कि प्रत्येक जीव को 
किसी समय, .जन्मजन्मान्तर में भी, सत्वगुणी द्वोना सम्भव है ही, कारस 
कि जीव भल्ते ही राजन ओर तामस भावों में कितना ही उतर पढ़े। 
फिर भी उसमें सत्वगुण बीज रूप सें अवश्य रहता है, वद किसी सम्तय 
उदय होकर बलवान हो जाता है। किन्ठ॒, फौन्तेय, इस सुयोग के अशक्त 
न होने पर भी, यह इतना अधिक दुलेम है कि व्यवह्मरिक-दृष्टि से यह 
कहा जाय तो अत्युत्तम होगी कि आसुरी भाव वाले: के लिए अध:पात 
ही निश्चित है| साधु पुरुष इस पर से ऐसा बोध देते हैं कि मानव देदद 
का प्राप्त होना ही वह शुम काले ओर शुम योग है | यह शुभ योग प्राप्त ४ 


देवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३५९ 


करके भी जो जीव चासुरी भाव का ही पोषण करता है उसके लिए यह 
कहा जायगा.कि वह अनन्त कहे जा सकने योग्य दीधंकाल तक शधोगति 
को प्राप्त होना ही पसन्द करता है। इसलिए विचारवान्‌ पुरुष को मानव 
जन्म प्राप्त द्वोने के सुश्रवसर का देवी भाव पोषित करने में लाभ उठा 
लेना चाहिए ।” ) ॥४-६॥ 
अजुन ने कद्ा-- ' माधव, अब शासुरी प्रकृति का विध्तार के साथ 
वर्शन करो |” | 
श्रीकृष्ण बोले--घनज्ञय, श्रासुरी जनों में मुख्य कमी द्ोोती है 
विवेक का श्रभाव | कहाँ तो कर्म में प्रयत्न पूर्वक प्रवृत 
श्लोक ७-२० द्वोना चाहिये, और कहाँ उतने. ही प्रयक्ष से .उसे कर्मों 
का त्याग करना चाहिये, यह बात वे नहीं समझते | 
उनमें यह मावना नहीं होती कि जीवन एक पवित्र वस्तु है। एक प्रकार - 
का यज्ञ सा है। चित्त को पवित्र रखना चाहिए, शरीर द्वारा. पचित्र 'ही 
श्राचार होने चाहिएँ, इस प्रकार की नीति-धर्म सम्बन्धी दृष्टि को वे. बहम 
या पागलपन समझ कर उसका मज्ञाक उड़ा देते हैँ। इससे सत्य के 
प्रति मी उनके मन में आदर द्वी नहीं होता, तव उसके लिए, आग्रह तो 
होगा ही कहाँ से ? सत्य. नीति आदि को वे अपने हेतु अथवा उद्देश्य- 
सिद्धि का साधन सममभते ई और द्वेतु-सिद्धि को द्वी मुख्य समसने के 
कारण वे साधनों के शुद्ध होने की.परवा नहीं करते | इसलिए यदि उन्हें 
असत्य अथवा अनीति द्वारा अपना हेतु सिद्ध दोना शकय प्रतीत होता ही 
तो वे तत्काल उसका अआश्रय ले लेते. है । २. ॥ण। 
'धकर, पार्थ, वे जीवन क्रो -गर्भाघान से , आरम्भ द्वोकर मरणपर्यन्त 
ही टिकने. वाली वस्तु समभते हैं | संसार को शूम्यः आकाश में:निर्माण 
हुआ और अनेक कल्पों तक -फिरते रहकर फिर शम्य हो जाने वाला 
मानते हैं । ये यह नहीं मानते.कि यह कोई सर्नांतन,:.अविनाशी तथा 


2५६ गीता-मन्धने- 


अव्ययः चैतन्य शक्ति के आधार पर वनाः हुआ; उम्री के आधार परे 
ठिंका हुआ एवं उसी में लीन होने वाला है ' तथा किसी सनातन नियम 
के आधीन है वे यह सममते हैं कि कतिपय- कारणों से जड्ट पंचभूतों 
में लेतन्य का विकार उत्पन्न होता है,. प्राणियों की काम-वासना उसकी 
सैत्पत्तिःका तात्कालिक निमित्त कारण है, और अनेक प्रकार के सुखोप॑- 
योग के सिवा जीवन का ओर कोई दूसरा हेतु अथवा उद्दृश्य नहीं है| 

“परंतप, अपनी ऐसी दृष्टि बनाए रखने के कारण ये अभागे मन्दू- 
बद्धि- वाले अकर्मी संसार का अहित तथा क्षयः करने वाले उम्र कर्मों की 
प्रवृत्तियाँ करते हैं । 

“अजुन, जिस प्रकार कबूतर यदि रात को अपने. बैठने की जगह से 
चूक जाय, तो उस समय देख ने-सकने के कारण सफ़ेद दीवार को आगे 
जाने का रास्ता समभकर वार-बार उसपर चक्कर काठता रहता है, अथवा- 
क्ाच:या शीशे पर सिंर. टकरा कर उसमें से पार द्वोने-का प्रयक्ष करता हे, 
अथवा जिस प्रकार पतड्नें. दीपक के प्रकाश से मोहित होकर इस आशा 
सें कि वहाँ कुछ खाने को मिलेगा भल्ते-बुरे का विचार नः कंर एक दम 
उसमें कूद पड़ते हैं, उसी तरह अपवितन्र जीवन वाले आसुरी मनुष्य 
मोहवश होकर अधस का ही आग्रह रखते हैं । इनकी काम्रवासना सदेव * 
अतृत्त रहती है और इ्नमें लजा एवं मर्यादा कतई नहीं रहती-। जिस 
तरह धूरा दुर्गन्‍्ध' से भरा होता है, उसी- तरह ये. दम्भ, मान और मद से 
संदेव भरे रहते हैं । | "मण क्या 

- किन्तु पाण्डव, जो लोग असत्य के आधार पर जीवन बनाते हैं, 
उनके जीवन में सुसम्बद्धता और मेल नहीं होता-। इंसलिए, एकं ओर 
तो वे.यह मानते हैं कि. कामोपयोग-ही जीवन कां लक्ष्य है और मरने 
के बाद कुछ शेष नहीं रहता, तिसपर भी. दूसरी ओर केवल जीवन तक 
की'ही चिन्ता नहीं करते. वरन्‌ प्रेथ्वी के प्रलय तका की चिन्ता करते हैं। 


ढेवी ओर आसुरी सम्पद्‌ ३५७ 


अपनी सन्‍्तान पीढ़ी-दर: पीढ़ी तक अद्वूट सम्पत्ति का-किस प्रकार भोग्र 
करती रहे, इसके लिए वे मरण. पर्यन्त द्वाय॒तोबा करते रहते हैं; इज्रार 
अथवा दो द्ज्ञार वर्ष आगे की अपनी सन्तति का निर्वाह किस प्रकार 
होगा, इसकी चिन्ता में संलम रहते हैं, और उनके लिए इस समय से 
जीवित प्राणियों को दुःख देते हैं और यद्यपि अपने जीवन के अत्तिल 
को मृत्यु तक दी मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने राज्य और सम्पत्ति-के 
लिए तो ऐसा सममते हैं. मानो वह यावचन्द्र दिवाकरो! रहने वाली 
है ॥११॥ 
“फिर, इन कामक्रोध परायण लोगों की सह कल्पना ;द्वोती है कि 
न वासनाओं की शितनी वृद्धि होगी उतना ही ज्ीवन-छुधार होगा ।इस 
से उनके चित्त सैंकड़ों प्रकार की वासनाश्रों में संजम-रदते ह और वे 
वासनाएँ केवल काम और भोग की ही होने के कारण उनकी तृप्ति के 
लिए. वे अ्रन्याय करके भी घन-संग्रह;की इच्छा रखते हैं ।॥१२॥ .... 
“पार्थ, आज . इतनी प्राप्ति हुई, झतः श्रव मेरा अमुक मनोरथ 
सिद्ध: हो जायगा; मेरे.पास ईतना धन्र.है भौर उसमें इतनी वृद्धि होगी; 
अमुक शत्रु को मैंने हराया है, अब दूसरे को पछाहडूंगा; .में ही सब/का 
नियंता हूँ, मैं ही सब भोगों का अधिकारी हूँ, में ही. यशस्वरी बलवान 
आर सुखी हूँ. और संग्पत्ति में कुल में अथवा.बल में कोई मेरी समानता 
नहीं क. सकता । अय फिर में यज्ञ के समारोह कछूंगा ।ऐसे दान दूँगा 
जिस से कि मेरा नाम अमर रहे, और जवानी की दृविस पूरी कहूंगा । 
इस प्रकार के श्ज्ञान से मोहित हुए,.मोहकता के जाल में : फँसे हुए, 
अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण विहल् से. रहने वाले; . काम भोर 
भोग में दी आसक्त ये लोग परोर घवनति को ही प्राप्त होते हैं। ॥३-:१६॥ 
' ॥क्ैन्तेय, भान के भूखे, शरीर की सुन्दरता और यौवन के मद्रमाते, 
“धन के और अधिकार के मद पाले, और अपने दी मन.से अपने-को श्लेष्ठ 


"८ गोता-मन्धत 


समर कर फूल उठने वाले, ये लोग अपनी समृद्धि दिखाने तथा नाम 
आप्त करने के लिए बिना किसी विधि के दम्भपूर्ण यज्ञ ऋस्ते 
रहते हैं। ॥श्णा 
“अहंकार, बल, दर्प, काम, तथा क्रोध इत्यादि से भरे हुए ये लोग 
श्रपने में तथा प्राणियों में बसने वाले परमात्मा का अनादर ओर 
सद्गुणों की निन्‍्दा करते हैं ।” ॥१८॥ 
८ गुड़ाकेश, कर्म-फल का देने वाला परमेश्वर मी इन विद्वेषी तथा 

क्र नराधमों को बारम्बार आसुरी योनि में दी डालता है, ओर जन्म- 
, जन्माँतर तक आसुरी योनि में द्वी पड़कर वे कमी परमात्मा को नहीं 
पहचानते, प्रत्युत्‌ अधोगति को ही पाते हैं 0! ॥१६-२०॥ 
: यहाँ अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा--' भगवन्‌ ! आसुरी प्रकृति में न 

ह फँसने के मुख्य उयाय क्‍या हैं ?” भरीकृष्ण ने 
शक्बोक २१-२४. कद्ा--“पाएडव, अधःमात करने वाले, नरक द्वार 
के समान, काम, कोघ और लोभ, ये तीन प्रमुख 

विकार हैं। जो इन तीनों दरवाज्ञों को उलांध जाता है, वहे बच 
जाता है और .झअपना श्रेय-साधन कर सकता है । जो इन दरवाज़ों -में 
अटक जाता है, वह आसुरी प्रकृति में फेस जाता है, और जिस तरद 
जाल में फँसी हुई मछली का, अथवा पिंजरे में फैँसे हुए चूढ़े का उससे 
: छूटना कठिन द्वो जाता है, उसी तरह इसका अध:पात से बचना कठिन 
हो जाता है। -. ॥१२-रश॥। 
“इसलिए सत्शाम्त्रों का मार्ग सुरक्षित मार्ग है। सब्युरुषों के 
अनुभवपूर्वक बताए, श्रम्युदय के मार्ग को जो छोड़ देता है और श्रपनी 
इच्छा से ही कर्म-अकर्म का विचार करता है, वह सिद्धि, सुख अथवा 
उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता । इसलिए मनुष्य को, क्या करने योग्य 
और क्या न करने योग्य हैं, इसके निर्णय के लिए सच्चे शास्त्रों का 


देवी और आसुरी सम्पदू ३५६ 


मनन करना याहिएं। सत्पुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव से, सत्क्म, 
व असत्कर्म तथा कर्म करने की सच्ची . विधि का निर्णय किया है, मनुष्य 
को उसी का अनुसरण करके कर्म-अकर्म का निणेय करना चाहिए। 
अल्लुन जिस प्रकार द्वोंग आदि कुशल गुरुओं की सेवा करने से तू 
युद्धस्थल में निपुणं हुआ है, उसी तरह सत्पुरुषों की सेवा: कर धर्म 
शास्त्र में निपुण हो ।” ॥ २३-२४ ॥ 


सन्नहवाँ अध्याय 


गुण से क्रियाओं का भेद 
' जो श्ञात्र-विधि को छोड़कर अपने इच्छानुसार कर्माचरण करता 
है अथवा छोड़ता है, वह सिद्धि प्रात नहीं करता, 
होक १ यह छुन कर अलुन विचार में पद गया। उसमे 
कहा -- 
#हपीकेश, शातरं को तो विद्वान्‌ द्वी जानते हैं और वें भी सच- 
मुच् जानते हैं था नहीं, यद्द शझ्ात्पद है। क्योंकि, शात्रों में मिन्न २ 
मत द्वोते हैं और शात्री लोग मी एक ही शात्र के जुदे-लुदे अर्थ लगाते 
हैं। ऐसी दशा में मदुष्य किस पुल्तक को सत॒शात्र माने और छिस 
को असत्‌ ? ओर शात्रों की इस प्रकार की गइवड़ी के कारण 
यदि कोई ब्यक्ति शात्रों को एक ओर रख कर केवल श्रद्धा से 
श्र राधना करे, तो उसकी निष्ठा त्रिगुणों में से कोन से गुण की कही 
ज्ञायगी ! ॥शा 
यह सुन कर श्रीक्षष्णु बोत्ने-- 
#अजुन, देखने में तेरी शज्ला ठीक है| किन्तु उसमें तू समझता 
है इतनी कठिनाई नहीं ह; क्योंकि सारासार विचार 
छोक २-३ करने की शक्ति मनुष्यमात्र में मौजूद है, और प्रत्येक 
मनुष्य जान अथवा अजान में कुछ न कुछ उच्त शक्ति 
जे काम में लेकर सत्‌ असत्‌ शान्त्र ऋ भेद करता ही है। इसने यदि क्षेई 
व्यक्ति अधत्‌ शात्र को सत्‌ शान्त्र माने सच्छे को कूठा माने तो इसका 
कारण वहुत कर यही होता है कि असत्‌ अथवा बुरे कर्मों में ही उन्दी 
श्रद्ा रहती है 


गुण से क्रियाओं का भेद्‌ ३६१ 


#अजुन, त्रिगुणों के आविर्भाव के अनुसार मनुष्य की भ्रद्धा' ही 
तीन प्रकार की होती है और जैसी उसझी श्रद्धा द्ोती है, चैसा ही उसका 
निशणुय होता है| यदि श्रद्धा सात्विक होती है, तो वह सात्विक शात्रों 
को ( श्र्यात्‌ शात््रों में के सात््विक भाग को ) राजस-तामस शाज्लों से 
( अथवा वेसे भागों से ) जुदा करता है ओर सास्विक्त को पसन्द करता 
है। उसका अर्थ करने में भी वह सात्विक दृष्टि रखता है। वह यदि 
रचयिता द्वोता है. तो सात्विक शाम्ज्र द्वी बनाता है। इसी प्रकार राजसी' 
और तामसी श्रद्धा वाले लोग क्रमशः उसी प्रकार शाञ्मों का विचार 
ओर रंचना करते हैं | शाल्मों की इस प्रकार की विविधता फे कारण 
कठिनाई श्रवश्य उपत्थित होती है; छितु अन्त में मनुष्य अपनी श्रद्धा के 
अनुसार द्वी निर्णय करता है। जिस प्रकार के कम अथवा चीवनं.में 
मनुष्य .की श्रद्धा होती है, उसी को देखकर वह सजन अथवा दुष्ट कहा: 
जाता है | ” ॥२०5३॥ 

“इस प्रकार, अजुन-जिनकी श्रद्धा सात्विक है, वे आराधना भी 

सात्विक देवताश्रों की करते है, जो राजस वृत्ति के द्वोते 

छोक ४-६ हैं, वे यक्ष-राक्षस आदि की आराघना करते हैं, 
ओर तामसी श्रद्धा वाज्षे भूत-प्रेत आदि की. पूजा 

करते हैं ।” ह ॥था 

“इसी तरद जो दुम्म भोर अहंकार से युक्त हो, काम, राग और 
बल से भरे होते हैं, वें किसी भी शाज्् से सम्मत न दोनें वाली, घोर, . 
बुद्धि-रहिते, शरीर इन्द्रियों तथा अ्वयवों को पीड़ा देने वाली, मन को 
रोभांखित करने वाली एवं आत्मा तक का नाश कर देने बाली आरा- 
घना करते हैं। यह समझ कि थे आसुरी निश्चय वाले हैं ।” ॥२-द॥ 

' “धनज्ञय, आराधना की तरह, तीनों प्रकार की भ्रद्धावालों के आहार, 
छोऋ ७-१० तप॑ और दान:भी तौन-तीन प्रकार के द्वोते हैँ । उनके 
भेदग्मी सुन ।: था 


३२६२०: : गीर्ता-मन्थने 


' “बरद्विले आहार के मेंद सुन -जो भ्राद्ार श्रायु, तेज, बल; आरोग्य, 
सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले हों, -वे सात्ततिक कहलातें हैं और वे: 
सात्विक जनों को प्रिय होते -हैं। ये आह्वार स्वाभाविक रसे वाले, 
स्वाभाषिक चिकनाई वाले तथा जल्दी न बिगड़ने वाले और -चित्त को 
प्रसन्न करने वाले द्वोते. हैं । ॥ष। 

5क्ितु राजसवृत्ति के सनुष्यों को ऐसे आह्यार से सन्‍्तोष नहीं होता । 
उन्हें तो कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरमागरम, तेज़-चटपटे; रुक्ष मुद्द और- 
कल्लेजे में कलमलाहट देने वाले ओर परिणाम में दुःख, शोक 
और रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थ खाना ही अच्छा लगता है। ॥6॥ 

“इससे भी आगे बढ़ कर तामसी लोगों को तो प्रहरों बीते हुए 
(ठरडे ) स्वाद और रस से होन, बदवूदार, रात के बासी, दूसरों के जूठे' 
किये हुए और अपवित्र भोजन ही रुचिकर होते हैं ।”” ॥श्णा 

#श्रव, कौन्तेय, तीन प्रकार के यज्ञों के लक्षण सुन-- 

कर्तव्य कर्म समझ कर, फल की इच्छा विना, . विंधिपुर्वेकः मन को 
छोक ११-१३' एकाग्र कर जो यज्ञ किये जाते हैं, 'वे सात्विक कहते 


हैं।” स्‍ धश्श। 
फंल की इच्छा रख कर अथवा दम्म की ही इच्छा से जो यज्ञ द्वोते 
हैं, वें राजस यज्ञ हैं।” क्र 


' “बिना किसी विधि के अन्न उत्पन्न किये बिना. अपने परिश्रम 
से रहित ) मंत्र और दक्षिणा से रहित और श्रद्धाविदीन यज्ञ तामस 
यज्ञ है ।? ॥१३॥ 

. #भरत श्रेष्ठ, इसी तरद तप भी तीन प्रकार के द्वोते हैं। किंतु 

उनके भेद जानने के पहिलते तप का अथ क्या है 
कछोक १४-१६. यह- समर लेना आवश्यक है | क्‍योंकि इस विषय में 
लोगों की कल्पनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। 


गुण से क्रियाओं का सेद्‌ श्हृ३े 


#पह्यवाह्दे, शरीर से, सन से, तथा वाणी से इस प्रकार तीन तरह 
का तप होता है । 

“इनमें शरीर द्वारा, देव, ब्राक्षण, गुरुजनों और ज्ञानियों का आदर> 
सत्कार, स्वच्छ और पवित्र आचार, शरीर .को.सरल ( स्थिर और 
सीधा ) रखने की आदत तथा ब्रह्मचये ओर अहिंसा, में शारीरिक 
तप हैं ।” ॥१४॥ 

“पफक्रिसी को उद्देग न पहुँचाने वाले, लेकिन फिर भी सत्य, प्रिय तथा 
द्वितकंर वचन बोलना ओर निरंतर सदूविद्या की उपासना-- पठन, पाठन- 
करना वाणी का तप है । े ॥१५॥ 

“पार्थ, मन की प्रसन्नता, कोसलता, विचारशीलता ( मौन) और 
संयम बढ़ाना तथा भावनाओं की शुद्धि करना मानसिक तप हैं | ॥१६॥ 

“अजुन, शरीर, वाणी अथवा मन.को चाहे जिस तरंह : कष्ट - देना 
कछ तप का मर्म नहीं है। वरन्‌ जिस प्रकार अन्न पकाने से पाचक 
बनता है, फल जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पक कर भीठे 'बऩते हैं 
उसी तरदद शरीर, वाणी और मन को कस कर शौलवान बनाने .का 
नाम तप है। तप के फलस्वरूप इन तीनों की कह त्व शक्ति बढ़ती हं, 
घटती नहीं । 

ऐसा तीनों तरह का तप अत्यंत क्षद्धां से और फल की आकांत्षा 
बिना किया गया हो, तो वह सात्विक तप कहलाता ह। ॥१०॥ 

“यही तप, संस्कार, सम्मान अथवा पूजा कराने के लिए, दम्म 
से किया हो तो राजस है। ऐसा तप चख्लल तथा अनियमित द्वोता 
हैं ।? न ॥१ ८ ।॥। 

: «किसी तरह की मूढ़ हठ से, अपने को पीड़ा देने अथवा दूसरे को 
द्वानि पहुँचाने की इच्छा से जो शरीर, वाणी अथवा मन को त्रास दिया 
जाता है बह तामस तप है ।”?  प्ध्ा 


३६४ ..गीता-मन्थन 


- “भा, दुःख में पढ़े हुए की आधिक सद्दायता करना दया-धर्म है 

ओर सत्कर्मों को निभाना दान है | दया मनुष्यता का 

शोक २०--२९ लक्षण है। इसका श्रभाव मतुष्यता की ही कप्री 

कहलाती है | दान-शीलता मानव घर्मे का सदृब्यवद्दार 

है। किंतु विवेक के तथा उसी तरह चित्त-शुद्धि के अमाव से दान के 
तीन भेद होते हैं । 

“श्रजुन, ट्रयते हुए, मनुष्य को हाथ पकड़ कर किनारे पर लाना 
धर्म है, किन्तु यदि कोई उत्तम पैरने वाला गाँव के लोगों से कहे कि 
जब तक मैं जीवित हूँ, तव-तक आप में से किस्ती को पैरना सीखने की 
आवश्यकता नहीं, मैं श्राप सब को हमेशा मुफ्त में किनारे लगाता रहूँगा?, 
तो इस सेवामें सद॒भाष तो है, किन्तु विवेक नहीं | उसका-घधर्म है कि 
वह गांव के लोगों को तैरने की कला सिखा कर उन्हें जहाँ तक ही सके 
स्वावलम्बी बनावे | उसे अपनी विद्या का लोगों को दान क़रना चाहिए । 

#इसी प्रकार, गुड़ाकेश, यदि-किसी मनुष्य कौ ।दानशीलता दान 
लेने वाले को सदैव पराधीन एवं पराश्रित ही रखने वाली “दो, तो पह 
श्रविवेक पूर्ण है । उसका लक्ष्य यह होता .चाहिए कि उसके दान के 
परिणाम से दान लेने वाला स्वाश्रयी वन जाय और अपनी कठिनाइयों 
से छूटने की शक्ति प्राप्त करले | 

इसी तरह, पाण्डव, भूखे को रोद्री, देना श्लौर;/उस सम्रय उसे भूख 
के दुःख से बचा लेना दया-धर्म है |(कित्तु/छसे उचित सार्ग पर लगा 
देने, और इस'अआशय से उसकी सहायता करना कि वह अपनी रोटी 
स्वयं अपने आप प्राप्त कर ले, यह दान है। 

४इस्‌ प्रकार, परंतप़, साह्ुदायिक अश्ववा द्रिज़्ी रूप से कोई ऐसी 
प्रवृत्ति चज्ञाना, तथा निभाना, जिससे क्ि.जूनता/को आरोग्य और ज्ञान 
' प्राप्त हो तो वद्द दान है । 


गुण से क्रियाओं का भेद ३६५ 


“क्ैन्तेय, यह. समझकर कि ऐसी दानशीलता मानव-धर्म ही है, 
अंपने पर जिस का कोई पूवे उपकार न हो, उसे उचित सभय पर उचित 
स्थान पर, उचित प्रमाण और उचित रूप में, उसकी पात्रता का विचार 
कर सहायता करना सात्विकदान है । ॥ २० ॥ 

“किन्तु, अपने पर हुए पूर्व उपकार का बदला चुकाने, अथवा' इस 
दान के परिणाम में अपने को अमुक प्रकार के लाभ 'होंगे, बहः हिसाब 
लगाकर तथा प्रसन्नता से नहीं, वरत्‌ अपने जी को दुर्खा कर किये जाने 
वाले दान राजस हैं | ॥ २१ ॥ 

“प्रनंजय जिस दान में देश, काल अथवा पात्र *का कुछ विचार 
न होकर, दान लेने वाले के प्रति तिरस्कार का मात्र होता-है और अप- 
मान. पूर्वक दिया जाता है, वह तामस दान है। .॥.२२॥ 

“श्रब तुमे जो कुछ जानना हो वह बता” 

प्रश्न के आमन्त्रण से हर्पित होकर अजु न बोला -- 

ग_हुपीकेश, यज्ञ, दान, तप आदि की क्रिया करते समय जो “हूँ 

तत्सत्‌” कहने की विधि सी बनी हुईं है, उसका क्या. 
इत्बोक २३-२८ मतलब है ? इन शब्दों का क्‍या रहस्य है ? यह, बात 
मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता था, 'लेकिन भूल 
जाता था । अव प्रसंग आया है, इसलिए पूछ लेता हूँ ।” 
: श्रीकृष्ण ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया--- 

“गाएडीव धर, ऊँ, तत ओर लत ये तीनों परमात्मा के ही नास 
हैं| नाम और व्याख्या रह्दित त्रह्म को कोई संज्ञा देनी चाहिए, अतश्व 
उसके लिए अकार, उकार श्रोर मकार से वना हुआ 'ऊ” उच्चारण 
प्राचीन फाल से ही चला था रहा ह। पा, व्णमाला के सब उच्चारण 
अकार, उकार और मकार के उच्चार-स्थान के बीच समाते हैं। अर्थात. 
कण्ठ में जिसः जगह से अ” बोल जांता है, उसंकी' अपेत्ता अधिक"? ' 


हर 


३६६ गीता-मन्थन 


नीचे स्थान से किसी वर्ण का उच्चारण नहीं देता, ओष्ठ अपना द्वोठ 
में जिस स्थान से 'उ' बोला जांता है, उससे अधिक बाहर के किसी 
स्थान से कोई वर्ण नहीं बीला जाता, और नाक में से 'मा बोला जाता 
है उससे अधिक ऊँचे स्थान से कोई अक्षर नहीं वोला जाता | इस प्रकार 
ऊंकार' में. उच्चारणमात्र का अन्तर्माव दो जाता है। इस तरह यद्द 
सर्व उच्चारणों का राजा होने के कारण ब्रह्म का निर्देश करने के लिए 
पसन्द किया गया है. | क्रिन्तु ऋषि-मुनि इसकी विशेषता के इसके सिवा 
और भी अनेक कारण बताते हैं, किन्तु यहाँ उनसब का विस्तार करने 
की आवश्यकता नहीं है । 


अजुंन इसी तरह 'तत? भी ब्रह्मवाचक हैं। वाणी में; परमात्मा' 
को कोई नाम देने की शक्ति नहीं है, सूचित करने के लिए, जिस प्रकांर 
किसी बिना नाम वाले का 'चह सर्वनाम से ही निर्देश किया जा सकता 
है, उसी तरद्द विद्वान्‌ लोग 'तत्‌? सर्वनाम से ब्रह्म का निर्देश करते हैं ।” 
“ओर, धनज्ञय, यह सूचित करने के लिए कि परमात्मा वर्णन से 
परे है, ज्ञानी लोग उसे “सत्‌? ( है, होने वाला ) नाम देकर ही सन्तोष 
मानते हैं। किसी पहिचानी न जा सकने वाली वस्तुओं को देखकर 
बालक अपनी माता से कहता है कि “वहाँ कुछ है ! माता पूछत्ती हे 
कि क्या हैं ?? तो, वह इतना ही कहता है कि 'में समझता नहीं, लेकिन 
कुछ है ।? इसी तरद ज्ञानी लोग भी परमेश्वर के सम्बन्ध में, वह है 
इससे अधिक कोई पहचान न बता सकने के कारण, उसे 'सत्‌” कह कर 
मौन हो जाते हैं । 
इस प्रकार परमात्मा के “3४ तत्‌ सत्‌' इन तीन नामों के उच्चारण, 
पूर्वक शुभ कस करने की विधि है | इसी से ब्राह्मणों ( ज्ञानियों ) ने वेद 
(ज्ञान) और यज्ञ का निर्माण किया है| और इनके उचारण से ब्राक्मण . 


गुण से क्रियाओं का भेद ३६७ 


पहचाने जायें, वेदों का अध्ययन और यज्ञों का झ्रारम्म समझा जाय, 
ऐसा संकेत प्राचीन काल से चला आता है । 

“गुड़केश, यज्ञ, दान, तप आदि जो कुछ वैदिक कर्म किए जाते 
हैं, उनमें ओम” का उच्चारण यह सूचित करता है कि कर्म विधिपृर्यक 
किये जा रहे हैं; 'तत्‌” का उच्चारण यह सूचित करता है कि ये कर्म 
फल के तश्यागपूर्वक, केवल मोक्ष की इच्छा से. किये जाते हैं; और 'सत्‌ः 
यह सूचित करता है कि ये कर्म सत्य, कल्याणकारी तथा प्रशंसनीय हैं । 
साथ ही अर्जुन ! यज्ञ, तप ओर दान के कर्मों में निष्ठा का नाम-भी 
'सत्‌' दे । तथा ईएवरापण बुद्धि ते किये गये दूसरे सब कर्म भी सत्‌ 
कहलाते हैँ। इसके विपरीत भ्रद्धा रहित सत्र यज्ञ, तप और दान अ्रसत्‌ 
कहलाते है | क्‍योंकि जिस तरह शाग में डाला हुआ बीज जल जाता है, 
उसी तरह इस लोक या परलोक में वे कुछ फल नहीं देते ।” ॥२४-२८॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


गुण-परिणाम और उपसंदहार 
इसके वाद अजुन ने नीचे लिखेनुसार प्रश्न पूछा -- 
“क्रेशव"” आपने मुकस सहझल्प सनन्‍्यास की, कम के सन्यास की 
* तथा कर्म-त्याग की अनेक वातें बताई । इनमें सन्‍्यास 
श्लोक १०२ ओर त्वाग में आप क्या मेद करते हैं, और इन' दोनों 
का क्या रहत्य है, यह में अच्छी तरह समझना 
चाइता हूँ ।” -....... [्ता' 
“अच्छा! कहकर श्रीकृष्ण ने नीचे लिखेनुसार संन्यास और 
स्थाग का रहस्य समस्कानां आएम्म-किया'। “ ; 
पाणएडव, कोई कस न करने अथवा कोई पदार्थ न रखने अथवा 
स्त्रीकार न करने के निश्चय से किया हुआ आचरणसन्यास अर्थात्‌ त्वाग 
है; और ऐसे निश्चयपूर्वक किया हुआ सम्पूर्ण व्यवद्दार संन्यास हे । 
त्वाय का अथ है छोड़ना: अपने पास द्वो, -अपने अधिकार में आया हो 
अथवा आने वाला हो, उसे दूसरे के लाम के लिए छोड़ देने का नाम 
त्वाग है। यद हो सकता हैं कि जब तक उसका लाम उठा सकने वाला 
कोई न मिले तव तक वह अपने पास पड़ी रहे ओर सहज स्वभाव से 
उसका हमें लाम भी मिल जाय, किन्तु दूसरे को उसका लाभ मिलते 
का अवसर पाते ही, उसे उसके लिए दे देना त्याग है। 
“अजुंन, और दूसरी तरह संन्यास और त्याग का भेद सुन--जिस 
का त्याग किया जाय, उसे स्वीकार करने वाला दुसरा कोई मित्ते अथवा 
न मिले, संन्यासी इसकी परवाह नहीं कए्ता । जिस भ्रकार सड़े अनाज 


गुण-परिशाम-ओर उपसंहार ३६६ 


श्रथवा कचरे।की हम- फेंक ही देते हैं, किसी को सौंपने श्रथवा देने.का 
विचार नहीं करते; उसी तरह बिना विलम्ब शोर किसी की प्रतीक्षा किए 
त्याग करने का नाम संन्यासःहै । ओर, दूसरे को पहुँचाने के लिए. जो 
स्थाग होता है, उसका नामे त्याग है ! 

* श्रव संन्यास और त्याग का रहस्य सुनः-- +. * 

/ज्ञानियों का 'मत है कि काम्य' कर्मों क्ा तो. संन्यास ही- करना 
चाहिए । राज्य, सम्पत्ति, पुत्र, कीर्ति आदि की प्राप्ति. के लिए जोः अनेक 
प्रकार के यज्ञ, दान, तप; पूजा : श्रादि: किये जाते हैं. उत्त.कर्मों का करने 
बाला कोई 'दूसस मिले अथवा, - न मिले. इसकी बिन्ता-न कर श्रेयार्थी 
उनसे दूर रहने का निश्चय रखता है | यह संन्यास है ओर सप्युरुषों ने 
उसकी प्रशंसा की है । थ्रजुन, जिस' तरद्द हमें यह मालूम द्वो कि अमुक 
थन्न में विष मिला; हुआ..ह). अयवा' जिस बड़े में सांप-घुसा कर जैठा' 
दिखाई दें, या जो घर अब. गिरा तब गिरा- हो गया. हो, श्रथवा जिश्न 
मुहल्लें में भयक्षर रोग फूट निकला हो या ध्यए्ड आग रूग गई हो, उसे 
हम बिता किसी.दूसरे को सौपे ही उम्रका त्याग अथवा नाश कर देते हैं; 
उसी तरह जो कर्म कामनाओं से ही 'हो सकते « हों, श्रेयार्थी. को: उन्हें 
दूसरे को सौंपने की विन्ता किये बिना ही उनका संन्यास कर देना चाहिए | 

किन्तु, गुड़केश, विवेकशील पुरुषों का कहदना'है कि जोः काम्यकर्म 
न हों, उनका।.संन्यास करने की आवश्यकता नहीं, वर्न उनके केवल 
फल' का “ही त्याग करना! चाहिए ।-अर्थात्‌ इनका फल्न दूसरी के 
लाभ के.लिए छोड़ देना, स्वयं' उससे कुछ लाभ"भ' उठाना; तिस पर 
भी दूसरा :उनसे- लाभ न उठा झक्े; तब्र तकः उसकी साध-सम्माल रखनी 
पड़े तो. रक्‍ल्ी जाय | अजुन, मनुष्य यदि निष्काम भाव से खेती का काम 
करे ओर उससे. उच्न्न.श्रनाज का-परोपकार'के ' लिए उपयोग करे, तो 
वह फल त्याग कहा जायगाः। किन्तु इस अनाज का विवेक पूर्वक त्याग 


३७०. गीता-मन्यन 


करने के लिए. वह उध्षका रक्कक वन कर रहे, उसे फेक न॒दे, वरन्‌ देश 
काल ओर पात्र को पहचान कर उसका त्याग करें [? . «वरा 
अब, परन्तप, कैसे कम्म॑ करना औरः केसे न करना इस सम्बन्ध में 
विद्वानों में जो जुदे-जुदे मत हैं और मैंने स्वयं इस 
विषय में जो निर्णय करिए हैं, वे में तुमसे कहता हूँ । 
“गाएडीव पाणि, अनेक मुनियों का यह मत है कि श्रेयार्थी पुरुष 
को सदोष और निर्दोष कर्मों का भेद करके, जो कर्म सदोष द्वों, उनका, 
प्रयत्ष पूर्वक त्याग करना चाहिए. । ज़ितने निर्दोष कर्म हों, उतने ही 
किये जाये | सदोब कम यज्ञ, दान ओर तप से सम्ब्रन्ध्रित समसे जाते हैं 
तो भी न करें और निर्दोष कर्म इस कोटि में आते हों तो भी करें । 
#अजुंन, दूसरे अनेक मुनि इस विचार को पसन्द नहीं करते | उन 
का कहना है कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों का त्याग कदापि न करना 
चाहिए | इन कर्मो को दोषयुक्त कहना ही दोष है। 
“श्रब, मरतश्रेष्ठ, इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय सुन | 
एक ओर सदोब ओर निर्दोष कर्मों का भेद करना कठिन है; कक्‍्यों- 
कि कर्ममात्र में कुछ दोष भोर कुछ गुण, . दोनों रहते ही हैं | इसलिए 
में कर्म. की सदोषता अथवा निर्दोषिता की दृष्टि से कर्माचरण श्रथवा 
कर्मत्याग का. विच्वार- नहीं करता, वरन्‌ कर्मत्याग एवं कर्माचरण की पद्धति 
का विचार क्र उनमें भेद करता हूँ | अ्रथांत्‌कि त्रिगुणों के भेद के 
अनुसार सात्विक, राजस ओर तामस, तीनों प्रकार का कर्मत्याग भी हो 
सकृता है और इन तीनों ही प्रकार का कर्माचरण भी हो सकता है | 
*: “इनमें से पहले, तीन प्रकार के कर्म त्याग का भेद तुझे सम- 
भाऊँगा।व? - हि ॥ ३-४ ॥ 
* “इसके पहले, प्रार्थ, मैं तुझे इतना बता देता हूँ कि मैंने यज्ञ, दान 
और तप के कर्मों को कभी न छोड़ने जैसा मान रक्‍्खा है। मनुष्य को 


श्लोक ३-११ 


गुण-परिणाम और उपसंहार ३७१ 


चित्त-शुद्धि के ये आवश्यंक साधन हैं। किन्तु, जेसा कि में बार-बार 
कह चुका हूँ, मेरा यह निश्चित और उपयुक्त निर्णय है कि ये कम भी 
आसक्ति-रद्दित ओर फलत्याग पूरक किए, जाने चाहिए |” ॥ ४-६ ॥ 
“इसके सिंवाय, वीर श्रेष्ठ, जो के नियत, अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा 
मन के संयम पूर्वक और मान व धर्म तथा स्वधर्मानुसार कर्चव्य रूप. 
से करने योग्य हैं, उनका सन्‍्यास करना उचित नहीं है। अजुन, मोह 
से, अर्थात विवेक और विचार-रद्दित दृष्टि से, जड़ता से, आतलस्य से 
अज्ञान से, भ्रम से अथवा भय आदि से ऐसे कर्मों का त्याम करना 
तामस त्याग है; यह त्याग ही त्याग करने योग्य है ।” ॥ ७४ 
“पाएडव, जो कर्म नियत अर्थात्‌, कर्त्तंव्यरूप नहीं, उन का त्याग 
करना उचित अवश्य द्वोता है; किन्तु उसमें उस त्याग के मृल में क्या 
दृष्टि रहती है, यद वात महत्व को होती है।यह सोच कर कि इस कर्म 
के करने में शरीर को कष्ट पहुँचेगा, उस कष्ट के भय से, कर्म को दुःख 
कारक समझ कर उस का त्याग किया जाय तो वह राजस त्याग कहा 
जाता हे | इस त्याग से चित्त शुद्धि में किसी प्रकार की सहायता नहीं 


मिलती ओर इस प्रकार यह त्याग निष्फल जाता है। 

#इससे , यज्ञ, दान और तप के कर्मों के सिचाय-दूसरे नियत कम 
मी सदैव कर्तव्य चुद्धि से और सावधान हो कर करना उचित है जो कुछ 
छोड़ना है, वह इन कर्मों के विषय की आसक्ति तथा इनके फल हैं। 
आध्षक्ति का, फल का और अनियत कर्मोंका त्याग साक्तिक ध्याग है ॥६॥ 

#गुड़केश, बुद्धिमान, संशयद्दीन, और त्थिर सत्तत वाला त्वागी, 
कस में कठिनता, अरुचिकरता अथवा जोखिम या खतरा देख कर उस 
का तिरस्कार नहीं करता, और उुगमत्ता, रुचिकरता अथवा सुरक्षितता 
देख कर उस में आसक्त नहीं होता । क्योंकि, जैसा कि मैं पद्दिले कह 
चुका हूँ, शरीर .घारो के लिए कम का -सम्पूर् त्याग कर सकना सम्भव ' 


3७२ गोता-सत्थन 


ही नहीं है, इस लिए जो कर्म के फल का त्याग करता है, वही त्यागी 

है ।” ॥१०-११॥ 

*श्रजुन, जीव को कर्म से वन्धन द्वोता है, इस विचार-सएणी में से 

कर्म त्याग का यह सम्प्रदाय निकला है; इसलिए 

श्लोक १२-१७ बन्धन किस तरह द्वोता है, और किस तरद् नहीं, यह्द 
समम लेना ज़रूरी है । 

“अजुन, जिस प्रकार द्विदुल को धोने पर आरम्म में दो पत्ते निकलते 
हैं, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म के इष्ट शोर अनिष्ट दो प्रकार के परिणाम 
उस्पन् द्वोते हैं। किन्तु, जीव, इटट फल सम्बन्धी अ्रतिशय आसक्ति के 
कारण कई वार अनिष्ट परिणाम को, श्रथवा अनिष्र फल के द्वेप के कारण 
इशध.ल को देख नहीं सकता; इस से कम करने अ्रथवा छोड़ने का शआग्रही 
बनता है , कमी-कभी वह इृष्ट तथा श्रनिष्ट दोनों परिणामों को देखता है, 
किन्तु उस समय भी राग ओर द्वेप के कारण इसकी वृत्ति द्विवा और 
अनिश्चत बनी रद्दती है । इससे, यद्यपि वास्तविक तौर पर प्रत्येक कर्म 
इश और अनिष्ट दोनों प्रकार का फ़ल देने वाला होता हे, फ़िर भी 
लौकिक दृष्टि से यह कट्दा जा सकता है कि कर्म के इ४, अनिष्ठट और 
मिश्र तीन प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। इनमें से इष्ट फल के प्रति 
आसक्ति, अनिष्ट फल के प्रति उपेक्षा, भर मिश्र फल के प्रति द्विघा 
भाव के कारण जीवन के लिए ये कर्म बन्धन-कारक द्वो जाते हैं! किन्तु 
जो मुनिवर इन फलों का त्याग किए बैठा है-- इनके प्रति राग-हेष छोड़ 
बठा है--उसके लिए ये कर्म केवल चित्त-शुद्धि के साधन ही बनते हैं, 
ओर इसीलिए, वन्धन-कारक नहीं द्वोते । ॥ १२॥ 

“फिर, कर्म के बन्धन रूप होने का एक दूसरा भी कारण है। 
जिस तरह कर्म फल विषयक आसक्ति के कारण कम का बन्धन होता 
है उसी तरह कर्त्तापन के अ्रमिसान के कारण भी वह बन्धन रूप होता 


गुण-परिणांस और उपसंहार ३७३ 


है। क्योंकि, कर्तापन के अभिमान में कर्म के फल के विंषय में ही नहीं, 
वरन स्वयं कम के प्रति श्रासक्ति रहद्दौ होती है| 

“किन्तु, मनुष्य विचार करके देखता नहीं, इसी कम परिणाम यह 
फर्सापन का श्रमिमान है। यदि वंह ठीक तरह से विचार कंरेके देखे 
तो वह तुरन्त यह जान सकेगा कि कर्त्तापन का यह अमिमान करने 
योग्य है द्वी नहीं। 

“सांख्य सिद्धान्त में यह विचार अच्छी तरह समम्काया गया है, 
अतः वह में तुझे सुनाता हूं। 

“कौन्तेय, रथ, धोड़ा, हॉँकने वाला, लगाम आदि सब साज, खुला 
मार्ग और हांकने का श्रम आदि सब कारण इकह्ेें होकर कार्य करें तमी 
रथ चल सकता है, इसी तरह किसी भी कम के पूर्ण रूप से पूंरा 
हो सकने के लिए पाँच तरह के कारणों के सहयोग की श्ोवश्यकता 
होती है। इनमें का एक भी कारण उपस्थित नहो अथवां अनुकूल 
होकर सहयोग न दे, तो वह कर्म पार नहीं पड़ता। कर्म पूरा करने के 

लिए जिन पाँच अंगों की आवश्यकता है, उनमें से पहिला अधिष्ठान 
कद्दाता है। जिसका आश्रय लेकर कम करना पड़ता है, उसे अधिप्ठान 
कहते हैं, उदाहरणार्थ, जीव को शरीर का आश्रय लेकर कम करना 
पहतो है, इसलिए. शरीर अधिष्ठान कहता है, किसान को ज़मीन के * 
आंश्रय लेकर खेती करनी पड़ती है, इसलिए ज़सीन उसका. अधिष्ठान ' 
कद्दाती है, कुम्दारं के बर्तनों के लिए. मिट्टी उसका अधिष्ठान है । 


दूसरा अंग स्वयं वहं कर्ता है। जीव, किसान अथवा कुम्दार कर्स 
करने को तैयार न हो, तो कुछ भी. उत्पन्न न हो सकेगा, इसज्लिए उनको 
सहयोग आवश्यक है | 

तीसरा अंग आवश्यक साधन हैं, उदाहरणाथ, जीव- के लिए मन 
ज्ञनिन्द्रिय, तथा कर्मेन्द्रिय । पांव न हों तो शरीर और कर्ता की इच्छा 


ड्जछ गोता-मनन्‍्थन 


होने पर भी चला नहीं जा सकता, शआाँखें नहों तो देखा नहीं जा सकता | 
किसान के पास बीज न हो, . श्रथवा हल - आदि साधन न हों तो उसका 
काम रुक जाता है| कुम्दार का चाक टूट जाय तो उसे द्वाथ पर द्वाथ रखे 
बैठा रहना पड़े। इसलिए इस कर्माचरण के लिए इस प्रकार अनेक 
साधन-आवश्यक हैं । 

. ४वोया अंग है जुदी-जुदी प्रकार की क्रियाएँ | किसान ज़मीन तय्यार 
करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाय॑ करता है, फिर बोनी करते के 
लिए. विविध प्रकार की क्रियायें करता है, फिर फ़लल को अच्छी उगाने 
के लिए नींदन श्रादि अनेक क्रियाएँ करता है और अन्त में निराई से 
लेकर फ़सल तैयार द्वोने तक अनेक क्रियाएँ करता है,तब कहीं खेती कर्म 
सिद्ध होता है। इसी तरह कोई भी कर्म पार पाइ़ने के लिए जुदी-जुदी 
इन्द्रियों और भिन्न-भिन्न चाह्य साधनों द्वार अनेक प्रकार की क्रियाएँ 
करनी पड़ती हैं । 

ध्थ्ौर अन्त में, इन सब कारणों के उपस्थित होने पर भी एक 
पाँचर्वा श्रग अनुकूल न हो तो वह कर्म पूरा नहीं दोता। यह पाँचवाँ 
श्रंग है, दैव । धनझ्य, दैव- का श्रर्थ है कर्ता के अ्रधिकार के. बाहर 
की सब .धश्य श्रथवा अदृश्य शक्तियाँ। किसान के सब परिश्रम करने 
प्र भी यदिवर्षा न हो अथवा श्ति वृष्टि हो, तो कमें पार नहीं-पड़ 
सकता, फ़्सल में रोग पेदा दो जाय अथवा टिड्ली आ गिरे तो भी वही 
परिणाम द्वोता है: कोई श्रधर्मी राजा श्रथवा लुटेरों का दल लूटमार 
कर जाय तो इससे भी कर्म अ्सिद्ध रहता है; आग लग जाय तो सब 
कुछ जल जा सकता है, _ भ्रवंसर साधने के समय मृत्यु श्रथवा बीमारी 
श्राजाब, तो इस कारंण भी काम बिंगड़ जा सकता है। इन सब बातों 
को अनुकूल करने के लिए मनुष्य के द्वाथ में पूर्ण रूप से कुछ नहीं है । 
कर्ता से बाहर रहने वाली शक्तियों का यह व्यापार है। ऐसे सब निमित्त 


गुण-परिणाम और उपसंद्षार ३७५ 


देव के नाम से जाने जाते हैं। देव अनुकूल दो, अर्थात्‌ ये सत्र निमित्त, 
अनुकूल: हों तो कर्म पार पह्ट सकता है ।”” ॥ १३--१४ ॥ 
“धनझ्य, मनुष्य इस प्रकार शरीर, मन अयवा वाणी के धर्म 
युक्त अयवा धर्म रदित जिस किसी भी कर्म का आरम्म करे, उसकी 
सिद्धि के लिये इन पचो अंगों के सहयोग की आवश्यकता द्वोती है। 
जिस प्रकार सेनापति के चाहे जितना ऋशल होने पर भी, यदि सैनिक 
आगे बढ़ने से इनकार कर खड़े रह जायेँ ती वह द्वार जाता है, उसी 
प्रकार कर्त्ता की दूसरी चाहे जितनी शक्ति हो, फिर भी यदि दूसरे चार 
अंगों का सहयोग न हो तो कर्म पार नहीं पड़ सकता | ॥ १५ ॥ 


“पवार्थ, इस प्रकार जब पाँच साधनों के सहयोग से द्वीकर्म सिद्ध 
होता हैं, तथ जीव के श्रपने खुद को दी कर्म का कर्ता मानकर, उसका 
सब अपमिमान, श्रेय श्रौर उत्तर दायित्व लेने में विचार की फम्म। ही है । 
फर्म की उत्पत्ति में जिस तरह दूसरे भनेक अंग हैं, उसी तरद् जीव स्वयं 
भी एक अंग है । वह अ्रफैला त्वयं ही सब कुछ है यह मान लेना भूल 
श्रीर मिध्यामिमान है श्रौर यद्दी उसके वन्धन का कारण है, क्योंकि 
इस भिध्याभिमान के कारण बह कर्म छी सिद्धि के लिए थाग्रही बनता 
है शरीर उत्षके यश-अ्पयश से सुखी अथवा दुःखी होता है। वह चित्त 
क्री शुद्धि के लिए नहीं, परन्‌ फ़लासक्ति के कारण कम का कर्ता 
बनता है । | ॥ १६ ॥ 

“किन्तु जो विवेकशील और विचारवान पुरुष बुद्धि को स्थिर 
रखता है, फर्म के पाँच अंगों में से अपने को केवल एक निमित्त श्थया 
श्रंग समझता है, भौर, इसलिए, उसका अमिमान नहीं करता और 
उसकी सिद्धि-अत्तिद्धि से श्रालिप्त रहता है, उसको बढ कम बन्धन कारक 
नहीं होता | और ऐसे ज्ञानी पुरुष के सामने यदि कतंत्यवशात्त -विशुद्ध 
धर्म रूप में--सारी झुष्टि के संहार करने का प्रसंग आ पड़े, . तो ऐसे 


३७६ गीता-मन्थन 


कठोर धर्स का पालन करते हुए भी वह अद्विसक्ष और वन्धन-रद्ित 
रहता है।” ॥ १७ ॥ 
इसके बाद अर्जुन ने पूछा--“वाहुदेव, यंद्द तो गैं समझ गया कि 
किसी भी कर्म के पार पहने के लिए पाँच साधनों 
श्लोक १८ का सहयोग द्वोना चाहिए। किन्तु कर्म का प्रारम्पं 
करवाने वाला और वह पूरा द्वोतब तक कर्ता को 
उसमें संल्म् रखने वाला कौन है ? क्यों तो कम की प्रेरणा होती है और 
किस से उस कर्म प्रवृत्ति को पोषण मिलता है, यह मुके समझ्काइये ।” 
श्रीकृष्ण वोले-- तीन प्रकार के निमित्तों से कर्म को प्रेरणा होती 
है, और तौन प्रकार के बलों से कर्म का संग्रह द्ोता है, अर्थात्‌ कर्मा- 
चरण को पोषण मिलता है। जो त्तीन बल कम में प्रेरणा करने वाले 
होते हैं, दे हैं ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता । धनज्ञव यहाँ ज्ञान का श्र्थ है 
अनुभव, निरीक्षण और अवज्ञोकन | जिसे कुछ अनुभव है, श्रर्थात्‌ 
जिसने कुछ निरीक्षण अथवा अवलोकन किया है, उसे किसी समय 
कम करने ढी प्रेरणा होती है। 

शेय का अर्थ है अनुभव से जानने का विषय | कुछ अनुमतर प्राप्त 
करने योग्य है इस इच्छा में से अथवा इतनी जानकारी से कमी-कभी 
कर्म के लिए प्रेरणा होती है। “ओर, कौन्तेय, कमी कोई परिज्ञाता 
अर्थात्‌ विशेष अनुभवी युरुष प्राणी को करे में प्रेरित करता है। 

“कर इन कर्मों को टिका रखने ओर पोषण करने वाले तीन बलों 
में कर्म के साधनों का अस्तित्व पहिला वल है। जिस प्रकार, मनुष्य 
के पास उसकी इन्द्रियाँ, कारीगर के पास उसके श्ौज्ञार राजा के पास 
उसके अधिकारी, ओर सेनापति के पास उसकी सेना. हथियार आदि 
हों तमी वे अपने-अपने कर्म निभा सकते हैं । 

“अपना अथवा दूसरे - का कम अर्थात्‌ क्रिया इस कर्म प्रवृत्ति को 


गुण-परिणास ओर उपसंद्दार ३ऊ. 


पोषित करने वाला दूसरा बल है। जैसे कि, शत्रुकी ओर से अन्याय होता 
रहने तक उसके साथ लड़ाई चलती ही रहती है; हिरण तथा धन्य 
पशु-पत्तियों के कृत्यों के कारण खेती की रखबालो करनी ही पड़ती है । 


झयवा, जिस तरह थोड़ा सिर मुँडाया हो तो पूरा मुंडानाही 
पड़ता है, उसी तरद्द एक बार कर्म छा श्रारम्भ कर देने के बाद उसमें 
से जब जी चाहे पार नहीं दुआ जा सक्ृता। उन कर्मों कौ धर्माठुसार 
व्यवस्था करने के बाद ही उनसे छुटकारा मिल सक्ृता है। युद्ध का 
शारम्म करने के बाद उसे पूरा करने पर दो छुटकारा द्वो सकता है, 
गदस्थाअरम आरम्भ करने के बाद उसे निभाना द्वी पड़ता है। इस तरह 
एक कम दूसरे को पोषित करता हैं। 

* क्रम को पोषित करने वाला तीसरा कारण स्वयं कर्त्ता है। इसे 
जब तक कर्म की वासना और उसझी इच्दा द्वोती है, तव तक वद् कर्म 
को पोषित करता रहे तो उसमें कुछ श्राश्चय नहीं है।” ॥ १८॥ 

“श्रय, गाएडीव पाणि, मेंने ठुके कम के लिए प्रेरणा करने और 

पोषित करने वाले जो निमित्त गिनाए हैं, उनमें भी 
श्लोक ६६-२२ तीन गुणों के बल से भेद पड़ता है । इस तरह ज्ञान, 
श्रथवा अनुभव शोर अवलोकन, तौन प्रकार का द्ोता 
है। कम तीन प्रकार का होता है श्रौर कर्ता भी तीन प्रकार का 
होता है ।” ॥ १६ ॥ 

“पुनमें, पहले, सात्विक ज्ञान का लक्षण सुन-धनज्ञय, जो अव- 
लोकन अथवा अनुभव सर्व भूत्तों और मिन्न-मिन्न पदार्योँ में बसे एक 
अविनाशी, निर्विकार श्रौर सतत भाव को परद्चानता हैं, वह सात्विक 
ज्ञान है। परंतप, अवलोकन की यह दृष्टि पदार्थों में रहने वाले समान 
धर्मों को सोन निकालती है और भेद श्रथवा अन्तर की श्रपेत्ञा समता 
को अधिक मद्दत्व देती है !” ' ॥२०॥ 


३७८  गीवा-मन्थंन 


* “इसके विपरीत, ज़ो राजस है, वह मिन्न-मिन्न भूतों और पदार्थों - 
के भेदों काही अवलोकन करता है ।- वह एक प्राणी दूसरे से किस' 
प्रकार मिन्न है, एंक पदार्थ में दूसरे पदार्थ से क्या भेद है, ' इंसी को 
अनुभव करता है। इस ग्रकार, इसे भेद अधिक महत्व के और समता 
गौण लगती है ।” ॥२१॥ 

#अजुन, तामस ज्ञान इन दोनों से निकृष्ट है । इसमें भेद करनेः की 
ही शक्ति नहीं होतीं, तब भेद श्रथवा साम्य देख ही कैपे सकता है. 
वह तो गाय को गाय, धोड़े को घोड़ा, कड़े को कड़े और कुएडल को 
कणडल के रूप में ही पहचान पाता है, श्रोर इस प्रकार जिस. पदार्थ 
को देखता है, उसकी दूसरे किसी पदार्थ के साथ तुलना कर ही नहीं 
पाता | पाएडव, इवे चांदी के गहने की इच्छा हो और उसके बदले 
सोने का दे दिया जाय, तो भी वह घबराऋर खड़ा रहेगा और मगड़ा: 
करेगा, क्योंकि यह ज्ञान पदार्थों के तत्व को पहचान नहीं सकता, अल्प- 
बुद्धि होता है, और अपने तात्कालिक कार्य के लिए इतने मूढ़ आग्रह वाला 
होता है, कि विशेष लाभ द्वोता हो तो भी उस मूढ़ता को नहीं छोड़ . 
सकता ।” ॥ २२ ॥ 

“अब, कुन्तीनन्दन, तौन प्रकार के कम के भेद सुन-- 

जो कर्म, सन और इन्द्रियों के नियमनपूर्चेक, कर्तव्य रूप द्वोने' 

के कारण आतसक्ति-रदहित होकर, और फन्न की 
श्लोक २३--२५ इच्छा, रक़्खे: बिना किया गया हो, वह सालिक 
- बहता है”. ॥ २३ ॥ 

“ जो कम कामना,के वश होकर, अथवा, अहंकार पूर्वक तथा बहुत, 
अधिक धांधली मचा कर. क्रिया जाता है, वह राजस कर्म है ।॥ २४॥ . 

' “जि्त कर में पूर्वापर सम्बन्ध का, योग्यत्ता-अयोग्यता का श्रथंवा 
आगे-पीछे- के परिणामों का विचार नहीं होता, -जिंसमें- इस बात कां - 


शुण-परिणाम और-उपर्सहार ३७६ 


विचार नहीं होता कि इस कम से कितनी दानि' तथा हिंसा होगी, तथा 
जिसमें अपनी शक्ति का विचार न होकर, पागल द्वाथी की तरद् जो मनमे 
उठा वह-कर डालने का भाव रद्दता है, वह तामस कम है ।” ॥ २४॥ 
“पाणइव सत, तीन प्रकार के कर्मों की तरह, तीन प्रकार के कर्ता 
भी उनके लक्षणों से जाने जा सकते हैं । 
“सात्विक कर्ता आसक्ति-रद्वित, निरहंकार, ध्रृति ( दृढ़ धारणा ) 
बाला तया उत्साही एवं यश-अपयश में समान वृत्ति 
इत्ोक २६--२८४ रखने वाला द्ोता है । ॥ २६ ॥ 
#हसके विपरीत, राजस कर्त्ता थासक्ति युक्त, फल की इच्छा रखने 
बाला, लोभी, दूसरों की द्विंसा करके भी ऋपना काम निकालने वाला, 
अपवित्र आचार-विचार वाला और इर्ष-शोक से विचलित हो जाने 
वाला द्वोता है । . ॥ २७॥ 
“झौर तामस कर्ता अव्यवस्यित, श्रकुशल, अरसंसस्‍्कार युक्त, की, 
शद, स्फूर्ति रहित, धालसी, निराश द्वो जाने वाला, श्राज के काम को 
कल पर छोड़ देने वाला और शअ्निश्चयी होता दे ।” ॥ र८.॥ 
#धधनज्ञय, अब फिर बह तीन गुणों के भेद का विषय छिंड़ 
गया है, तो तीन-तीन प्रकार की बुद्धि और ध्ृति के 
रकोक २६-२५ लक्षण भी सुनते। -..॥ रध॥। 
यद सुनकर अर्जुन ने पूछा--“गोविन्द, ज्ञान भर बुद्धि के बीच 
क्या भेद है, और धृति का थाप क्या अर्थ करते है, यद्द भी कृपा कर 
मुके समम्काइये ।” 
श्रीकृष्ण वोले--/अच्छा, अजुन, ज्ञान का श्र मन तथा इर्द्रियों 
द्वारा अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि द्वारा प्राप्त अनुभव है, बुद्धि का अय 
है विवेक, विचार और तक द्वारा क्या करना और क्‍या न करना चाहिए, 
इसका निर्णय करने की शक्ति, और धृति का अथ है धारणा अयवा 


३० 'गोता-मंन्‍्येंन 


इढ़ता--चित्र की, किसी कार्य, विचार अथवा हेतु के पौछे पड़े रहने 
अथवा चिपके रद्दने की शक्ति । 
४इस प्रकार सालिक बुद्धि क्‍या करना चाहिए, क्या न करना 
चाहिए, क्या कतंव्य हैं, कहाँ कर्तव्य-अ्रष्टता है, कहाँ भय है, कहाँ भय 
नहीं है, किस से धन्धन द्वोता है, किस से सुक्ति होती है आदि-आदि 
बातों का ध्पष्ट निर्शय कर सकती है ।  ॥३न०॥ 
४राजस बुद्धि इस विषय में प्रयत्न करती है, किन्तु इसके निर्णय 
अरपष्ट और भ्रमपूर्ण होते हैं। यद्द धर्म-अधर्म, -कार्य और अकार्य का 
निःसंशय निर्णय नहीं कर सकती,कुछ-न-कुछ सशंक द्वी रद्दती है ॥३१॥ 
“तमोगुण युक्त बुद्धि क्तो उल्टी ही चलती है। उसे धर्म में अधम 
दिखाई देता है, अ्रधर्म में धरम दिखाई देता है और उसके सब निंय 
उलटे ही द्वोते हैं । । ॥ ३१२ ॥ 
“अब धृति के भेद सुन । सात्विक धृति मन, प्राण और इन्द्रियों को 
अनन्य योगसे अपनी-अपनी क्रियाओं में स्थिर रख सकती है ]॥ ३३ ॥ 
उराजस धृति धर्म, अर्थ और काम-पुरुषार्थ में संलग्न .होती है, 
ज्ञान अथवा मोक्ष-पुरुषार्थ को नहीं छूती। फ़िर वह जहाँ संलग्न होती 
. है, वहाँ कर्तव्य-बुद्धि से नहीं, वस्तत आसक्ति से ओर फल की अमिलाषा 
- से चिपकली है । ॥ ३४॥ ' 
. “और तामस ध्रृति निद्रा, भय, शोक, खेद तथा गये आदि -सब को 
; स्थिरता पूर्चक पकड़े रहती है | उसकी नींद कमी उड़ती. नहीं, . मय दूर 
-दोता ही नहीं, शोक कम होता ही नहीं, दौड़-धूप भी. कम नहीं होती 
और मिश्यामिमान की ध्वजां सदैव ऊँची ही फरराती रहती है ।” ॥३शा। 
“भपरतश्रेष्ठट, जीव मिन्न-भिन्न प्रकार की घृति तथा बुद्धि से मिन्न- 
भिन्न प्रवृत्तियों में संलग रहता है, इसका कारण यह 
शलॉक ३६-३३ है कि उस में इसे सुख प्राप्ति का अथवा दुःख के 
विनाश कां उपाय प्रतीत होता है | इससे, उसे अपनी 
इने अवृत्तियों के बारम्बार करने-की चृत्ति द्ोती है । किन्तु शस सुख -की 


शुण-परिणाम. ओर उपसंहार ८१ 


नाप ही त्रियुणात्मक होती है, और इस लिए. कुछ सात्तिक्‌ सुख को कुछ 
राजस को और कितने ही तामसू को पसन्द करते.हैं।.. ॥ १६ ॥ 
“इसमें जिस सुख का अनुभव आरम्म में तो विष के समान.कड़बा 
लगे, किन्तु परिणाम अमृत के समान मीठा प्रतीत हो, और .जो बाह्य 
विधय भोग से नहीं; वर॒न्‌ अपने मन और बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा 
होता है, वह सात्विक सुख है। यह सुख सदुभाव, ज्ञान और _विद्या 
काहै। ॥ ३७॥ 
“जो सुख इन्द्रियों को विधय-भोग से मिलता है, जो भोगते समय 
अमृत के सम्रान मीठा लगता है, किन्तु अन्त में विष के समान कड़वापनः 
अनुभव कराता है, वह राजस सुख है। यह भोग-विल्ञास का 
सुख है। ॥ ३८॥ 
“और जो सुख आदि और अन्त दोनों में मूढ़ता उत्पन्न करने वाला 

है, जो निद्रा, आलस्य लापरवाही आदि के कारण मिलता है, वह 
अज्ञानमय सुख तामस है ।” ॥ ३६ ॥ 
“पार्था, इस प्रकार मैंने ठुके यह समझ्काया है कि किसी प्रकार 
तीनों गुण नास और रूप मात्र में व्याप्त हो रहे'हं, 

श्कोक ४० और किस प्रकार उनके बल विषमता उत्पत्न कर 
प्रत्येक में तीन-तीन प्रकार के मेद करते हैं। किन्तु. 

भारत, इस सम्बन्ध में ठुके एक बार फिर याद दिला देनाः चाहता हूँ, 
कि जिन जिन को मैं सात्विक, ऱजस अथृवा तामस .गरुण कद्द चुका हूँ, 
“बे केवल- सबेथाः सात्विक; सर्वथा/राजस अथवाः्स्वंध+ ज्ञामस नृद्दी- छोते, 
बरन जिस समय जिस गुण की प्रधानता दिखाई देती है, उत्ती पर से 
उनका यह सेद किया गया है। इससे इन पल्येक पदाये में इन बलों, की 
स्यूनाधिक मात्रा के अनुसार अनेक भेद-पड़ जाते हैं। फिर इन. तीनों 
बलों के निरन्‍्तर काम:करते, रइने के. कारण एक ही, जीव, एक समय 


शेएर गीता-सल्थन 

सात्तिक बल के प्रभाव में होता दे, तो दूसरे समय राजस अथवा तामस 
बल के वेग के प्रभाव में आजाता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में गुणों 
की आवृत्ति होती रइती है। इन में से जिस में जो गुण अधिक समय 
तक टिकता है, वह उसी गुण वाला जीव कहलाता है। ; 

! इस प्रकार, पृथिवी में, आकाश में, दृष्यभूतों नें अथवा अद्ृष्य 
'शक्तियों में, नाम अथवा रूप-प्राप्त कोई सत्व ( अस्तित्व रखने वाला) 
ऐसा नहीं, फि जो इन त्रिगुणों से रहित हो |” ४० ॥ 

८परंतप, मनुष्य में ब्राह्ण आदि चार बर्णों का जो भेद किया 

गया है और उन सब के लिए जो जुदे-जुदे कर्म 
श्लोक9१-- ४४ निश्चित हुए हैं, उनके मूल में भी पूर्बोक्त गुणों के 
भेद का ही विचार है। 

“अद्धा, आहार, ज्ञान, कर्म, कत त्व, बद्धि, भ्रति आदि के भेदों 
के कारण प्रत्येक मनुष्य की विशेष प्रंकार की प्रकृति बनती है। इस 
प्रकृति के कारण उसके लिए. एक प्रकार की प्रवृत्ति योग्य हो जाती है 
और दूसरी अ्रयोग्य । ऐसी प्रवृत्ति जो उसकी प्रकृति के साथ मेल खाती 
हो, उसके लिए, स्वधर्म--अपनी प्रकृति के अनुसार कर्माचरण--होती 
है। जो प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती, वह उसके लिए पर धमे--दूसरे की 

: प्रकृति के योग्यं कर्मांचरण--होती है | 

: “ “अजुन, इस प्रकार प्रकृति बनने में मनुष्य के पूर्व कम, आनुवंशिक 
'संस्कार, जन्म के पश्चात्‌ प्राप्त हुए संस्कार, शिक्षा, संगति तथा संसार 
के अच्छे बुरे अनेमव॑ आदि कारशीभूतं होते हैं। इस अकार एक तरह 
से देखने पर जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति, और इससे जितने व्यक्ति 
उतने हीं स्वेध्म हो सकते हैं। पर्व, सामान्यतया, जीवन-पद्धति -की 
संस्कारों की तथा शिक्षण को समानता के करण तथा अनुवंशीयता के 
बल के कारण अधिकांश में ऐसी प्रकृति जन्म से ही- हृढ़ और मांता 


शुण-परिणाम और उपसंहार शेद३ 


"पिता का अनुसरण करने वाली होती है । इसमें, द्रोणाचार्य, कृपाचर्य 
अथवा परशुराम जैसे, ब्राह्मण होते हुए भी ज्षात्र धर्मी द्वोने आदि के 
अपवाद होते अवश्य हैं, किन्तु वे बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए, 
शास्त्रकारों ने स्थूल मान से तथा बड्डुजज समाज का अवलोकन कर 
मनुष्यों के व्यवद्वार में स्पष्त: आ सकने योग्य चार बर्ण शोध निकाल्ले हैं 
और उनके स्वभाव-सिद्ध धर्म का विवेचन किया है। 

“पधनज्ञय, इन चारों बरयों के कर्म यथा स्थान और यथा योग्य 
विधि से किये जायें तो उनसे जनता का उपकार द्ोता है और वे सब 
अनासक्त बुद्धि से, फल त्याग पूर्वक्क तथा चित्त की संशुद्धि के लिये 
किये जा सकते हैं। इससे वे उनका श्आाचरण करने वाले को भ्रेय की 
प्राप्ति करा सकते हैं। इसके विपरीत, राजस अथवा तामस बुद्धि का 
मनष्य प्रत्येक बस के कर्मों को आसत्ति प्वक अथवा मोह्द से करके 
बन्धन कारक भी बना सकता है। इस से, धनज्ञय,. ये कर्म मोज्ञ कारक 
अथवा वन्धन कारक या प्रशंसनीय अथवा निन्ध नहीं होते, वरन इनका 
आचरण करने वाले की बुद्धि, भ्ृति आदि के भेद से एक श्थवा दूसरी 
प्रकार के बनते । ॥४१॥ 

/द्रोण नन्‍्दन, इस प्रकार ब्राक्मण स्वभाव से ही शान्ति प्रिय, 
कठोर, सादगी पसन्द, इन्द्रियं-निग्रही तप में अभिरचि रखने वाला 
आचार में अश्यन्त शुद्धि और स्वच्छता का आग्रह रखने वाला, क्षमा- 
शील, सरल, ज्ञान-विज्ञान का उपासऋ श्रौर श्रद्धालु होता है। जो कर्म- 
योग इसे स्वभाव के अनुकूल पड़ता हो- और जिसे इसे पोषण मिलता 
हो, वही इसका स्वभाव-सिद्ध धर्म कद्दाता है।......> ॥४३॥ 

: #पीर श्रेष्ठ, क्षत्रिय स्वभाव इससे मिन्न प्रकार का होता है । इसमें 
शौर्य, तेज, भरृत्ि ( धृदता ), दंक्षता, पीठ दिखाने में लज्जा, देने और 
खर्च करने में उदारता, दूसरों पर अपनी शक्ति का ' प्रभाव जमाकेर उन्हें 


डे८छ' . गीता-मन्थनः 


अपने मार्ग पर चलाने, उन पर थआज्ञा करने और पालन कराने की इच्छा, 
तथा उठने. बैठने, चलने आदि सब क्रियाओं में एक प्रकार का रौंब 
ओर प्रभुत्ता आदि लद्दण सहज ही दिखाई देते हैं। इसलिए, ऐसे कर्म 
जिनसे इसकी इस प्रकृत्ति को अनुकूलता मिले, इसका स्वाभाविक धर्म-है.। 

“घनज्ञय, वेश्य स्वभाव धन-धान्यादि उत्पन्न करना, खोजना, 
बढ़ाना, संग्रह करना, आमद-ख्च पर ध्यान रखना. गिनती कर मित्त 
व्ययिता से चलना, इस प्रकार अर्थ अर्थात्‌ धन के लेन-देन में रुचि 
रखने काला होता है । इसलिए कृषि, गोपाल, व्याज-बट्धा, दूकानदारी, 
उद्योग आदि इसके लिए. स्वाभाविक कम होते हैं। 

“अजुन, जिस कर्म में मुख्यतः शारीरिक श्रम काना पड़ता हो 
उसमें अभिरुचि रखना शुद्ध स्वभाव का विशेष लक्षण है। कारोगरी 
मज़दूरी, नौकरी श्रादि घन्चे इसकी प्रकृति के अनुकूल द्वोते हैं ।?॥४४॥ 

#पाण्डव, जैसा कि मैं अभी कह गया हूँ, इन जारों प्रकृतियों और 

उनका अनुसरण कर उत्पन्न हुए धर्मों में न तो 

श्लोक ४४ कोई उत्तम है, न वोई मध्यम; न कोई देवी है, न 

कोई आसुरी ! प्रत्येक वर्ण का मनुध्य अपनी प्रकृत्ति से 

निश्चित हुए कर्मों का उचित रीति से आचरण कर जीवन की परम सिद्धि 

रूप आत्म ज्ञ.न और परमपद में श्थिति को-पा सकता है”. ॥४४॥॥ 
यह सुन-कर अजुन बोला-- 

चासुदेव, आपने जो यह कहा कि ज्ञानीः श्रेयार्थीः पुरुष. की दृष्टि 

से चारों व्णों में कोई ऊंच-नीच नहीं है, वह में 

कोक ४६-४८ समझे सकता हूँ । किंतु, शिष्ट ब्यवद्ार में ब्राह्मण 

- सब से उच्च और पूज्य समझा जाता: है और शाद्धर 

डलका' माना' जाता है, तथा ्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों' के बीच ऋम 

से आते हैं. । भला, यह' किस. लिये दवोत्ता, है ! पवित्र, और धार्मिक-पुरुष 


शुण-परिणामस और उपसंहार रेण 


ब्राह्मण को ही क्‍यों अधिक मान देते हैं, और शूद्ध के. प्रति इतना ही 
सम्मान युक्तध्यवद्दार क्यों नहीं करते १” 

यह सुनकर भ्रीकृष्ण बोले -- 

“तेरा प्रश्न उपयुक्त है। उसका मैं यया-विधि उत्तर देता हूँ, 
वह सुन-- 

“कौन्तेय, सत््वसंशुद्धि नामक दैवी सम्पत्ति के विषय में मैं तुमे 
वहुत समस्ला चुका हूं | ज्ञान की वृद्धि और भावनाओं की शुद्धि में सब 
देवी सम्पत्तियों का संक्षेप में समावेश हो जाता है । मनुष्य स्वयं पापी 
हो अथवा पुण्यशाली हो, उसमें नैसर्गिक रूप में रहने वाली विवेक- 
बुद्धि के कारण उसके हृदय में ज्ञान ओर उच्च आचरण के प्रति श्रदर 
हुए 'बिना नहीं रहता । इसलिये चारों ब्णण को समान मानते हुए भी 
इन वर्णों में भी जो ज्ञान ओर शील में अधिक है उसके प्रत्ति समटष्टि 
पुरुष के हृदय में भी अधिक आदर-मात्र होगा, ऐसी दशा में सामान्य 
मनुष्य के दृदय में बह रहे तो उसमें कोई आश्रय नहीं । 

“धनज्ञग, इतिहास-्वेत्ताओं का कहना है कि प्राचौन काल में 
मनुष्यों का एक ही वर्ण था, और प्रत्येक अनुष्य को चारों वर्ण के कर्मों 

“में से अपनी अकृति के अनुकूल वर्ण के-कर्म करने में! कोई वाघा नहीं 
पड़ती थी । कोई मनुष्य अपने नित्य करने के कर्मों के कारण ऊंचा 
- और नीचा नहीं समझा जाता था, बरन उसके ज्ञान, घल, चय, धार्मिकता 
शौल आदि के कारण पूज्य अथवा अपूज्य माना जाता था। 
<मक्ितु, वीर श्रेष्ठ समय बीतने पर वर्ण घ्यवस्था अधिक स्पष्ठता 
के साथं ग्रलग अलग होने लगी | ' ब्राह्मण प्रकृति के लोग आपस में 
ही अधिकाधिक मिलने और व्यवद्दार करने लगे और अपने बालकों 
को अपने ही कर्मों में शिक्षित करने लगे । इस प्रकार इनका ध्रथक्‌ चर्ग 
चन गया... इसी प्रकार क्षत्रि,वैश्य एवं शुद्ध प्रकृति के भनुष्यों के. अपने 


इ८६ गोता-मन्थन 


अपने जुददे-जुदे संत्र बनने लगे ! 

“इस प्रकार बना ब्राह्मण वर्ग प्रकृति से और उसी प्रकार प्रयत्॒पूर्वक 
संचित संस्कारों के कारण अधिक ज्ञान-सम्पन्न,चरित्रवान और संस्कारशील 
होने के कारण, लम्बे असे से उनके द्वारा जनता का हित दद्वोता रहा 
है। शेष तीनों वर्गों में ज्ञान की न्‍्यूनता के कारण धर्म के विष्रय॒ 
अथवा व्यवद्दार में उत्पन्न हुईं उलकन को अपनी- निज की विशेष बुद्धि 
और शील से दूर करने में और भिन्न-भिन्न विद्याओं की वृद्धि में यह 
वर्ग दूसरे वर्गों की जनता का भार्ग-द्शक बना है, और इस लिए, सहज 
ही वह अधिक आदर-पात्र हो गया है | केवल विद्या की ही उपासना 
करने वाला द्ोने के कारण वह सामान्य रूप निर्धन रह कर दूसरे वर्गों . 
पर आशित रहता है, और दूसरे वर्ग इसके ज्ञान भर शील का महत्व 
समझ कर उसका आदर पूर्वक पोषण करना अपना सहण ,धर्मं सम- 
सते हैं ।” ु 

“किन्तु, कुरुवीर इसका यह श्र्थ नहीं कि ज्ञान और शील से सस्पत्न " 
दूसरे वर्ण का पुरुष न्‍्यून आदरणीय अथवा कम पूज्य है, और जो 
ब्राक्षण वर्ग कहलाता है, वह ज्ञान और शील से रद्धित होने: पर भी 
आदर ओर पूजा के ही योग्य रहेगा | यह हो सकता है कि अधिकांश 
ब्राह्मण ज्ञानान और चरित्रवान हों तो उनके कारण कुछ निम्नश्नेणी के 
घाह्मण भी आदर पा जांय; साथ ही, यह भी सम्मव हो सकता है कि 
पूव॑जों की सेवा के कारण वैशज भी एक, अरसे तक पुज जांय । - किन्तु 
'कोई वर्ण केवल इतने ही कारण से सदैव पूजनीय रह नहीं सकता । प्रत्युत 
जहाँ ज्ञान और शील वास करता द्वोगा, वहीं पृज्यभाव पैदा होगा, फिर 

' चाहे वई किसी कुल अथवा वर्ण में क्‍यों न जन्मा हो । 

#इस प्रकार, घनल्ञय, जो पुरुष अपनी बुद्धि, ज्ञान, तथा विद्या- 

प्रियता आदि का जो कम वह करता है अथवा जानता है, उनके सिखाने 


-परिणाम ओर उपसंदार इ८७छ 


सुधारने, वृद्धि'करने और शांस्त्रीय शोघन करने में उपयोग करता है 
वह व्यास की तरह अ्राध्यात्मिक विद्या का आचाये हो, कृप अथवा 
द्ोण की तरह क्षात्र विद्या का आचाय हो, अथवा शुक की तरह वैश्यों 
की अथ-विद्या का आचाय हो, अथवा मय की तरह यन्त्र-विद्या का 
आचार्य हो, वद्द ब्राक्षण ही है। । 

“इसी प्रकार, वीरश्रेष्ठ, जो पुरुष अपने शौये, साहस, उत्साह तथा 
वल आदि का विश्वामित्र की तरद ज्ञान के क्षेत्र में जोखिम उठाने में 
अथवा कृषि, वाणिज्य, गोपालन आदि के क्षेत्र में अथवा राजाओं. की 
तरद्द प्रजा-पालन और युद्ध के क्षेत्र में, अथवा परिचर्या, के कला कौशल 
के ज्षेत्र में उपयोग करे, वह क्षत्रिय ही है। 

#इसी तरह वैश्य, शूद्ध के विषय में मी समझना चाहिये ।” 

“अज्ुन, इस प्रकार सव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने 
वाले वर्ण ब्यवस्था का यथावत पालन तो अवश्य करते हैं। किन्तु, इनमें 
से जो इन कर्मों का अपनी कामनाश्रों की तृप्ति के लिए नहीं, बरन यज्ञ के 
लिए, लोक संग्रह के लिए, तथा निष्काम रूप से आचरण करते हैं. ओर 
केवल यज्ञ के शेष के रूप में जो मिले, उससे ही सन्तोष मानते हैं, वे 
आपने सहज कर्मों द्वारा ही परमात्मा को भजते हैं ओर वे ही उनके द्वारा 
परम कल्याण को साध सकते हैं | 

#क्षैन्तेय, ऐसा महर्षि ब्राह्मण न तो धनादिक की कामना से न 
बुद्धि की तृप्ति के लिए, बरन संसार का हित समझ कर और विचार क्र 
तथा उसके द्वारा श्रपनी चित्त शुद्धि हो, इस दृष्टि से छुद्धि द्वारा 
परमेश्वर की सेवा करता है । ु 

“पार्थ, ऐसा पुरुषोत्तम क्षत्रिय राज्य बढ़ाने अथवा केवल साहस, बल 
और शरृंता की हृबिस मिटाने के लिये नहीं, वरन प्रजा की रक्षा के लिए 
ही अपनी ज्षात्र-वृत्ति परमात्मा के अपण करता है। 


रेप८ गीता-मन्यते .. 


पाएडव, ऐसा श्रेष्ठ वैश्य लक्षाधीश द्वोने के लियेःध्थवा व्यापार 
की हृविस मिटाने के लिए नहीं, वरन जनता -के-निर्वाह के पंदार्थ निर्माण 
करने और पहुँचाने के लिए ही वैश्य वृत्ति का आश्रय लेता है-। - 
“बिदुर प्रिय; ऐसा महात्मा शुद्ध :जड़ता से, दोनता से, भय से, 
आलत्य से श्रथवा धनादिक'की इच्छा से नहीं, घएन लोचइ-समद् के लिए, 
ही भिन्न-भिन्न प्रकार. को कला, मज़दूरी/तया शारीरिक श्रम करता है| 
“पार्थ, इसमें सन्देदद नहीं है. झ्लि ऐसे पुएयात्मा भक्त एक समान हीं 
आदरणीय है-। इनके अतिरिक्त केवलः कामना से- प्रेरित होकर ब्राद्मण- 
कम, ज्षात्र वेश्य अथवा-शूद-कर्म करने चले अपने व्यपनेः केचल' विद्या 
कोशल्य, युद्ध-छशल्य, वाणिज्य-्कोशल्व, अथवा - यस्त-्कजा-कौशल्य 
के कारण भले ही संसार में मान-पतिष्ठा प्राप्त करते हों; किन्तु इससे वे 
उसके द्वारा परमात्म-पूजा दो करते ई, यह नहीं कद्दा जा-संदता |" 
*इस प्रकार, परन्तप, जिस परमात्मा से इन सब्र प्राणियों की उत्पत्ति 
हुई है और इनकी क्रियाएँ चलती हैं, भोर!जो .परमात्मा इस-- अखिल 
विश्व में व्यात हो रहा है, वह उम्त विश्वरूप, परमात्मा की पूजा है अपंने 
अपने ल्वमाव सिद्ध धर्म क्रा उचित रूप' से आचरण करने में ही समाई 
हुई है। स्वधर्माचरण ही परमात्मा को पूजा और:ल्वधर्म भ्रष्टता ही उसकी 
अवहेलना है 4, » . , ॥४६॥ 
“दूसरे के अच्छी तरह पालन किये जा सकने योग्य और उच्च प्रतीत 
होने वाले धर्म की अ्रपेक्षा अप्रना अल्पतुण .दिखाई देने- वाला किन्तु. 
स्वभाव सिद्ध .पमम ही श्रेष्ठ है (नरकेसरी, अपनी - श्रकृृति से, निश्चितृ 
हुए धर्म का आचरण करने-से दोष नहीं लगता | * . /:5  , ४्णज। 
अजुन, दोषयुक्त दिखलाई देने वाला होने पर भी स्वधर्मा का 
छोड़ना उचित नहीं दोता,। क्योंकि,,जैसा कि मैं पहिले कह चुक्न' हूँ, 
जिस प्रकार अग्नि धुएं से-घिरी रहती है,. उसी तरह कर्म भात्र :किसी 
न किसी दोष से भरे होते हैं। सर्वया निशेष कोई कर्म है ही नहीं। 


गुण-परिणाम और उपसंहार ८६ 


इसलिएं, त्‌वर्ण धर्मों. में उत्तम; मध्यम अथवा कनिष्ठ का भेद 
करने के मोह में न- पड़, बरन स्वंधर्म के.' शुद्ध आचरण द्वारा ही परम- 
पद प्राप्त करने: की- साधेना कर ।” ।४०॥ 
कोन्तेय, मैं - तुके पहिले समझा चुका हूँ कि मोक्ष मार्य की कर्म- 
संन्यास और कर्मयोग' ये दो' प्रकार की ग्रणालियाँ 
“होक १४६--५६ हैं ।- उसी: समय मैंने तुकसे' कहा थां कि इनमें 
7-२ कु्म-संन्यास का' अर्थ सर्व फर्मोँ का संन्यास 'नहीं वरन 
; सॉंसारिक माने. जाने वाले कर्मों का 'संन्यास दोतां है। सं|सारिक कर्मों 
के.सिवा दूसरे प्रकार का कर्मयोग तोः उन्हें: भी सिद्ध "करना' ही पड़ता 
है। पद:भी मैं-तुके सममझ्ता चुका हूँ कि' सच्चा, और सब के करने का 
. एवं सब से हो सकने योग्य “संन्यास तो कर्म का ' 'नहीं' बरन॑ सह्ूुल्प का 
ही।है- और वही तत्ततः नैष्कर्म्य - सिद्धि है ।'किंतु, 'पाथे, कितनों ही के 
लिए. .सांसारिक कर्मो का संन्यास स्वभाव ग्रेरित. आचरण हो “जाता है 
और इसलिए उनके जलिये- इस मार्गः का-अवलस्बन “स्वधर्माचरणं जैसा ही 
हो जाता है।। यह समऊ कि.ब्राह्मण-स्वभाव का यह एक प्रकार है। 
,'परन्तप, सर्वत्र आसंक्ति और.स्पृद्वरहित मनोजयी पुरुष इस मार्ग 
का अवल॒म्बन. कर किस प्रकार ब्रह्म-्प्राप्ति की साधना करता है, वंह संक्षेप 
में सुन । ।. * ॥४६--५०॥ 
(पाणड़व, :वह विशुद्ध बुद्धि से: युक्त होंकर, सात्विक धृति से अपने 
मन को वश में करता .है, इन्द्रियों को ' अपने-अपने विषयों से पीछा 
खींच लेता है झ्लोर राग-द्वेष - का नाश करताः है; अधिकतर एकान्त में 
बैठकर, आद्वार को स्वत्प कर, वाणी, -शरौर और उसी प्रकार मन को 
संयम में रखकर,. वैराग्य और अ्रम्यास का आश्रय लेकर ध्यान-योग 
को सिद्ध करता है।.इस प्रकार -अहक्लार, बल, दंभ, काम, क्रोध, 
प्रिमद आदि सब आसुरी सम्पत्ति का स््याग कर, समत्व रहित-और शीन्त 
बना योगी ब्रक्षज्ञान.का पात्र होता है | ॥४१--५३॥ 


३६० गीता-सल्यन 


“अजुन, त्रह्मरूप हुआ, प्रसन्न चित्त-साधु न तो किसी वात का शोक 
करता है, न स्पृद्या करता हे | सब भूतों, के प्रति समरबुद्धि ही कर ग्रह 
परमेश्वर की परामक्ति को पाता है । ऐसी परामक्ति से ,बह- परमात्मा 

'क्वा सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। और, जैसे ही यद परमात्मा को 
पहचानता है, वैते द्वी तुरन्त उम्ते रूप के साथ ए% रूप हो 
जाताहे। ॥ ४४-५४ ॥ 
इस प्रकार, अज़ुन कितने ही पवित्र ब्राक्षण अपनी प्रकृति का 
अनुकरण कर, इस मार्ग का श्रवलम्बन करते हुए परमात्मा के साथ 
तादारम्य को प्राप्त करते हैं और नैस्कर््य सिद्ध करते हैं । 

“किंठ, पनुरधर, जिनकी यद्द सहज प्रक्ृत्ति नहीं होती, उनके लिए 
परमेश्वर-प्राप्ति के कपाट बन्द नहीं हो जाते | उनके लिए निष्काम कर्म- 
योग ही सच्चा और पूर्ण भाग है। इस मार्ग का अनुतरण कर परमात्मा 
के आश्रय पूर्वक सब कर्म यथोचित रूप से करने वाला पुरुष भी, परमा- 
त्मा की कृपा से, अविनाशी स्थान को प्राप्त होता है । ॥ ९६ ॥| 

धप्रिय सुद्दद, इस प्रकार इस फिर अब मूल वात पर आगए हैं 

और श्त्र इस लंबे संवाद का अन्त करने का भी 
कछोक ४०-६२ समय हो गया है। कुछ ही क्षण वाद घनघोर युद्ध का 
आरंभ होगा | इस लिए मेरे संपूर्ण वनों का तात्पमें 

अहण कर ते। | 

"पाएडबश्रे ८3, स्थूल रूप से नहीं, घरन बुद्धि से तू सबे कर्मों का 
परमेश्वर में संन्यास कर, उसी को वह सब अपेण कर और तू उसी की 
इच्छा के अधीन हो जा। ज्ञान योग का आश्रय लेकर परमात्मा के साथ 
चित्त का सतत अजुसन्धान कर, इस प्रकार चित्त को परमात्मा के श्रधीन 
करने से ही, उसके अनुृम्रह से तू सब आपत्तियों को पार कर जायगा | 

अर्थात्‌, जो संकट आयेंगे उन्हें घीरज से सह सकेगा और जो घर्म-संकट 


गुण परिश्रम ओर उपसंदार ३६१ 
“उपत्यित होंगे, उनमें से विवेकयुक्त मार्ग को खोज सकेगा । ॥॥ ५७ ॥ 
“किन्तु, गुड़ाकेश, ईश्वर के आश्रय से रहित केवल अपनी ताडिक 
बुद्धि से, अपने अहंकार का भ्राभ्रय लेकर, तू मेरा कद्दा न सुनकर अपनी 
इच्छानुसार कम करने लगेगा तो यहद्द निश्चय जानेंना कि तू मरा 
पड़ा है । ॥ ५८॥ 
“सत्य शाची, तू अपने मिथ्यामिमान से जो' यंद्द 'हंठ करके बैठा 
है कि व्‌ नहीं लड़ेगा, किन्तु तेरा यद्द अहंकार व्यय है । यद्द तेरा प्रकृत्ि- 
धम नहीं है । तेरे चित्त की यह प्रकृति नहीं है । तेरा ज्ञात्र स्वभाव तुझे 
बरबस लड़ाई में ढकेलेगा । 
मोद के कारण जोतू अभी नहीं करना चाहता, अपने पूरे कर्मों 
से दृढ़ बने हुए अपने स्वभाव से वदह्दी तू पराधीन सा द्वो कर करने 
लगेगा | ॥ ५६-६० ॥ 
“अजुन, एक प्रकार से प्राशिमात्र यन्त्र से चलने वाली पुत्तल्ली के 
समान हैं । इनका स्वतन्त्र कतृ त्व केवल नाम का द्वी है। प्राणियों - के 
हुंदय में बसने वाला ईश्वर जिस प्रकार उन्हें नचाता है, उसी प्रकार वे 
परवश से नाचते दैं। न वहाँ इच्छा चल सकती है, न छुद्धि चल सकती 
है। पुरुषाय का क्षेत्र मर्यादित सा ही है। स्पष्ट हानि को देखते हुए भी 
उस मार्ग पर जाना पड़ता है। विवेक बुद्धि का विरोध होते हुए भी 
अंकरणौय कार्य हो जाते हैं । यह सब कुछ देखते हुए अपना अहंकार 
छोड़े कर, सर्व भाव से इस दृदयस्थ परमात्मा की शरण में रहना ओर 
बह चलावे उस प्रकार चलाना, यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है। इस तरह से 
ही तू उसकी कृपा का पात्र होइर परम शान्ति और अविनाशी पद पा 
सकेगा ।”? ॥ ६१-६२ ॥ 
. “'क्ररुकुल भूषण, यह मैंने तुक से ज्ञान पात्न का अन्तिम रहस्य 
ह कहा | अब इनका विचार कर तुके उचित जान पढ़े, 
छोक ६३-६६ वैसा द्वी कर | ॥ ६३ ॥ 


, हैहरे गीता-मन्धन 


४ प्रिय मित्र, तू. अब भी किसी असमंजस में न पड़ा 
>है, इस के लिए में एक बार फिर अपना आशय, स्पष्ट रूप ,से प्रकट 
करता हूँ | इस विचार का अगुसरण करने में दी तेस कल्याण दे ॥६४॥ 

#पाथे तू झ्रपना मन परमात्मा के श्र्पित कर दे । उसीका भक्त चने 
उसी का भजन कर और उसी को मान | मैं तम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता 
हूं कि वू उसी को पावेंगा | ॥ ६५ ॥ 


छुद्ददू, एक अन्तिम वाक्य भी सुनले--थ्ाजतक तू ने सुख-दुःख 
सभी में निरन्तर मेरा अनुसरण किग्रा" है और मेरे वचनों भें, विश्वास 
रखा है| यह विश्वास रख कि जिससे धर्म क्रा लोप हींता, दो, ऐसा 
कोई क्राम में तुक से नहीं कराऊँगा। त्‌ यद्द मानता है क्‍या कि धर्म 
क्या है इस विषय में मेरे मन में जरा भी शंका होती तो में उसके करने 
के लिए तुझे प्रेरित करता ९ परन्‍्तप, यदि तेरा, यद्द विश्वास द्वो कि 
सत्य और घसं से बढ़कर भर दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है, तो तू ने 
* मुझे गुरु-सा मान रकखा है, इसलिए, इस महत्व पूर्ण परिश्यिति में तेरे 
हिताथं मैं'अब भी उसे पदको स्वीकार कर तु से पह्तता हूँ, कि. यदि तू 
'धर्माधर्म 'के विभेय में सशंक है तो मुझ पर विश्वास रख कर॒ उसका 
विचार छोड़ दे शोर मैरी शरण आकर मुक्त पर उसका भार डाल दे । 
मेरी आज्ञां का अनुसरण कर ज्ञात्र धर्मानुसार युद्ध कर] इस से यदि 
पाप होगा, तो उस से मैं तके पार कर दू गा |” | ६६॥ 
“पिन्ननन्दन, इस प्रकार हमारे बीच अकत्मात्‌ ही, एंक अत्यन्त 
गम्भीर और धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि ,सब की 
श्लोक हू७-०२ समालोचना करने वाला ओर सब शास्त्रों के सार सा 
यह संवाद हो गया है । अजुन, ऐसी बातें न तो चाह 
कर निकलती:हैं, न चाह कर कही जाती हैं। जब गुरु-शिष्य का विशुद्ध 
और निकटन्सम्वन्ध हो भौर दोनों अत्यन्त सात्विक भावों प्र प्रेरित हों, 


शुण-परिणाम और उपसंहार ३६३ 


तभी गुरु-मुख से ऐसे संवाद उचितरूप से बह निकलते हैं ओर शिष्य 
के भी दृदय में सफलता पूर्वक पेंठऋर स्थिर होते हैं। इसलिए धनंजय 
वाचालता के वश होकर केवल वार्ताभिज्ञाषी प्रश्न कर्ता के सामने ऐसी 
चर्चा नहीं करनी चांह्विद, ऐसा करने से इसका रहत्य उसके हृदय में 
नहीं ठहरता अंथवां उल्टी तरह ही ग्रहण होता है। जिन में तप नहीं 
भक्ति नहीं, सेवा भाव नहीं, और जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति 
को यह ज्ञान बताना ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है । ॥ ६७॥ 

(किन्तु, जो ईशंवर का भक्त हो और व्याकुलता के साथ्‌ उस की 
खोज में हो, उसे इंस ज्ञान का समकाना मद्दान्‌ धरम ही है । क्योंकि, 
यह मुमुक्ष, इस प्रकार निःसंशेय शान प्राप्त कर परमेश्वर की परामक्ति 
करके उते प्रॉप्त करें? | इस लिए ऐसे मनुष्य का मार्गेदशक होने से बढ़ 
कर कोई वरियकर॑ का्ये अथवा प्रियक्र करता दूसरा हो नहीं 
सकता | ॥ ६८-६६ ॥ 


“अआज्जुन, मेरा यद मत है कि अपने इस धार्मिक संवाद का जो 
थोचित रूप से अध्ययन करेंगे। वे ज्ञान-यज्ञ द्वारा परमेश्वर के ही 
आराधक बनेंगे | साय ही, जो श्रद्धापूवक और निम्मेल भाव से इसे, 
सुनेंगे वे भी परंय और भ्रयू पथ पर ही चढ़ेंगे।” ॥| ७०:-७१ ॥, 
पाथे अब मेरो कथन समाप्त हुआ | तू बता, कि मैंने जो कुछ 
कह्दा वह तूने एकाग्र चित्त से सुना हैं या नहीं ! इससे तेरे अज्ञान और 
मोह का नाश हुआ प्रतोत होता है या नहीं ! क्या अब भी तेरे सन में 
कुछ पूछना शेष रह गया है [” ह . ॥कष्श। 
यह सुनकर अर्जुन गदूगदू हो उठा | उसे हर्ष हो रहा है या शोक 
यह वह कुछे में समझ नहीं सका । परम ज्ञानी 
इज्ोफ़ ७३ चर्स रेंद ने उस पर परिश्रम पृवक बोच की जो अद्त- 
घारा वरसाई, उससे इसकी कृतार्थता और झृतज्ञता 


३२६४ गीता:मन्धन... 


की भावना ने इतना जोश खाया कि .जिस प्रकार बहुत . दिनों में: माता- . 
पुत्र का मेल द्वोने पर हर्पातिरेक से वे दोनो रो पड़ते हैं, उसी तरह 
अजुन सिसंस-सिसक कर रोने लगा | श्रीकृष्ण की आँख में से मोती- 
टपक पड़े । उन्होंने अजुन को श्रपनी छाती से लगा लिया, भर उसका. 
छिर अपनी गोद में रखकर उसकी पीठ पर अपना वरद-हस्त फेरने लगे | 
कुछ हों देर में अजुन चेतन्य हुआ और दोनों हाथ जोड . श्रत्यन्त शक्ति 
पूर्वक श्रीकृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर बोला - 


“बुरुदेव, मैं अपने भाव किन शब्दों में प्रकट कह ? आप देखकर 
ही समझ लें। आपने श्राज मुझ पर हृपा-दृष्टि कर मुझे कृता्थ कर 
दिया। आपने मुझे आज मानो नया जन्म दिया है। शाह, आज 
यदि मैं श्राए के बोध से हस प्रकार श्रमगृहोत हुए. विना ही यद्ध में 
पड़ा होता और उत्तमें पञ्मतत्व को, प्राप्त हुआ होता तो कितनी खामी 
रद जाती । आपने श्राज मुझे नया जन्म दिया है थों कहूं, या मेरे सब 

नमरण का एक बारगी अन्त ला दिया है, यों कह! मेरी सब 
श्ढाएं निवृत्त द्वो गई हैं, मेरा मोह नश्ट हो गया है, और निःसंशय , 
होकर में आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कटिवद्ध द्वो गया हूं। 
पूज्यपादं, आपको मेरा सहक्लों बार प्रणाम है। आप दी मेरे परम्‌ 
देव हैं, आप ही मेरे साक्षात्‌ ब्रद्म हैं। यही सममिये कि मैं आपकी 
शरण में हूं? '' ' ॥ ७३ || 

इस प्रकार महर्षि वेइ-ब्यास की कृपा से, श्रीकृष्ण और अर्जुन 
इन दो मद्दात्माश्नों के बीच हुए. एक अत्यन्त अदूभुत 
श्लोक ०४-७८ ओर रोसाश्चकारक संवाद के बहाने सर. शास्त्रों का. 
सार रूप यह गीता शास्त्र इस रूप में हमें प्राप्त हुआ 
है, मानो स्वय योगेश्वर भ्रीकंष्ण के मुख से ही यह निकला हो। संजय्‌ 
को तरद दमें भी यह अदभुत और पवित्र संवाद सनकर वारम्बार हप 


गुण-परिणाम और उपसंद्दार ३8४ 


द्ोता है। इस शास्त्र के विषय में हमें कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि 
बस 'अब तो बहुत पढ़ लिया [” नित्य नये-नये श्रथों का उपदेश हमारे 
जीवन-मार्ग को प्रकाशित करता है। उस अदभुत विश्व-हप का वर्णन 
हमें श्राशवर्य चकित कर डालता है और इस मधुर रस में हमें हर्ष से 
डुवा देता है। यह अध्याय हमारी कल्पना शक्ति को जाग्रत कर, दें 
इस सत्य को स्पष्ट कर दिखाता दे कि सम्पूर्ण जगन्‌ परमात्मा का स्वहूप 
है श्रौर उसके कल चक्र के अधीन है । 

“जहाँ योगेश्वर कृष्ण जैता मार्ग दशक दो और धनुर्धर अछुन 
जैसा श्रनत्य शिष्य हो, वहाँ श्री, विजय, विभूति और स्थिर नीति 
अवश्य रहती है, यद्द निर्सेशय है ।” ॥ ७८ ॥ 


ओोश्म्‌ शान्ति: । 


उपसंहार 


गीता का ऋमाहुधार मंथन पूरा हुआ। अब इसके, कतिपय 
सामान्‍य विचार ओर, इसके सम्बन्ध में पूछे जाने वाले कतिपय 
पुटकर प्रश्नों की चर्चा करना चहता हू' । 
(.१. ) 
धामिक यन्‍थों के रचने वाले ओर मनन करने वाज्े दो प्रकार के 
होते हैं । स्थूल रूप में इनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है-- 
एक वह, जिसके सन की स्वाभाविक अमिलाषा यह रहती है कि 
मैं किस प्रकार जीवन की उच्च से उच्च सफलता प्राप्त करूँ; किस प्रकार 
जैसा हूँ, उससे अधिक शुद्ध वृत्ति का, अधिक सज्जन, अधिक प्रेसल, 
परोपकारशील, अपने दुःखों की परवा न करनेवाला और सत्य-निष्ठ 
बनूं; मैं संसार में जो कुछ कम करूं वे अनेक सदूगुणों से ही प्रेरित 
होकर ओर उन्हीं की वृद्धि के लिए करूं इन सदगुणों को छोड़ने से 
मेरा अथवा. वूसरे का चाहे कितना ही ऐहिक लाभ क्यों न होता हो, तो 
भी मैं उसके लालच में “न. फंसू; और इस अकार अयक्ष करते-करते मै 
“ईश्वर' की पहचान कर उसमें लीन हो जाऊ ; 
इस प्रकार का-बल प्राप्त करने के लिएं वह ईश्वर की शरण लेता 
' है, उसकी मक्ति ओर उपासना करता- है, तथा उसके लिए अत, तप, 
“उपवास, इन्द्रिय निश्रद, मनोजय, पश्चात्ताप, आयश्चिच: आदि करता 
'रहता दें। अपनी उक्तअभिलाया को घोषणा ओर - प्ररणा मिलती रहने 
लिए, और आसे पास के वातावरण ओऔ' परित्थिति के कारण कहीं 
लालच में नफंस जाय इस - ख़याल से सदेव-सत्पुरुषों और- सद्‌ यन्धों 


शेध्द गीता सन्थन 


का समरागम्त खोजता रहता है। जिस पुरुष का समागम और जिस 
अन्थ को पठन-सनन इसकी भलाई के मार्ग पर जाने की अभिलाषा 
को पोषितं करता है, वह भत्ते ही लोक दृष्टि से अपठित सममका जाता 
हो, और वह अन्य भले ही श्राधुनिक और संत्कृत भाषा में लिखा हो, 
तो भी वही उसके लिए आदरणीय ह्वोता है। जिंसकी प्रवृत्ति उसकी 
वासनाओओं को उत्तेजत देने वाली हो, वह पुरुष चाहें जितना विद्वान 
झौर बहुजन समुदाय का माननीय हो, और वह अ्ैथ चाहे जितंनों 
प्राचीन, स्मान्य और तकेयुक्त हो, तो भी उसका इस पर विशेष प्रभाव 
नहीं होता । 

-- धार्मिक अंथ पढ़ने वालों की दूसरी श्रेणी के लोग वित्त-शुद्धि 
श्रथवा श्रात्मज्ञान की ही भार्काज्ञा रखने वाले नहीं होते; न वह 
स्वथा आसुरी ही द्वोते हैं। वरन वे धर्म, अथे, और काम परायण दोते 
हैं औऔर इनकी सिद्धि के लिए ऐसे धर्म शाज्रों की इन्हें आवश्यकता 
रहती है. जो साधारण बुद्धि को स्पष्ट दिखाई देने वाले मार्गों क्री थोड़ी- 
बहुत स्वीकृति दे दें। यदि ये मार्ग दोष-युक्त हों, तो उन दोषों को 
कम करने के अथवा उनके बदले में कुछ प्रतिकार, प्रायश्चित अथवा 
'पुशय काय.ठदराकंर उन.दोषों को निभा लेने वाले उपाय सुकाये जाय॑, 
तब तक तो इन्हें धर्म के. ऐसे बन्धन स्वीकार करने में आपत्ति नहीं-दोती । 
इसके विपरीत, इस प्रकार अंपनी प्रवृत्ति को जारी रहने देने के लिये वे 

“इस 'शात्लकोर का, आमार मानकर उस्की पूजा .भी अबरय- करेंगे। 
अदाहरणाथथ, बहुत से मनुष्यों को खूब घनवानी द्ोने की इच्छा होती है । 
“यदि कोई धमशार्ज्ी उनकी इस वासना को' सवंथा -अधमे- ठहरा कर 
- उसकी मनाई करे और घधनवानों की निन्‍्दा द्वी करें तो. उन शास्त्रों क्री 
..बात इनके गले नहीं उतरेगी.। यदि उसमें इन शास्त्रों के विरोध “करने 
.फा बल न हो, तो.चे इनका _जुवानी. आदर करेंगे, किंतु -यदि बल. हो. 


उपसंहार ३६६ . 


तो उस धर्म के उपदेश का प्राण ले लेने तक भी विरोध करेंगे। परन्तु 
यदि वद्द उपदेश अथवा शास्त्र इन्हें धन-सम्पादन की अनुमति और 
केवल इनपर इसके बदले में दान आदि के छोटे-छोटे काव्य लगा कर 
इनकी सम्मति को आाशीवांद दे दें, तो वे इन कर्तव्यों को स्वीकार कर 
लेंगे और उस उपदेश5 अथवा शास्त्र को सच्चा मानकर उसकी पूजा 
करेंगे । इस प्रकार ईसाईधमं में गुलामी प्रथा मान्य हैं यह निर्णय देने 
वाले पादरी लोग अयवा चस्टृश्यता दिंदू धर्म के लिए आवश्यक है यदद 
व्यवस्था देने वाले पणिद्त लोग अ्रधिक सच्चे हैं, यह साना जाता था 
भौर माना ज्ञाता है। इनके जिए गुलाम अथवा अस्पृश्य बनाये रखकर, 
इन्हें थोड़ा सा दानादिक करने घथवा कुछ दया दिखाने तक की दी धर्म 
की श्राज्ञा रहे, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। 
(२) 
एक बार ऐसा माना जाता था फि इन दो धर्मबृत्तियों में मेल हो 
ही नहीं सकता । इससे, ये दोनों, मानों, एक दूसरे से स्वतन्त्र हों, ऐसे 
,मार्गों का उपदेश द्ोना शुरू हुआ एक ओर से दूसरे धर्म में पहिले मार्ग 
दो स्वथा असत्य ही ठट्दराने का साह्षास्त नहीं था। इसका आदर्श ऊँचा 
है, यह स्वीकार किये बिना काम ही नहीं चलता था । अ्र्यात्‌ दूसरे 
प्रकार के धर्म्रवर्तकों को भी पद्विले के धर्म को पुष्पांजलि तो अर्पित 
करनी दी पड़ती थी। किन्तु, इतनी पुष्पांजलि अर्पित फरके उसे छोड़ 
देना ही बुद्धिमत्ता का मार्ग माना गया। यह धम्म दूसरे मांग में छेड़- 
“स्वांनी न करे इतना काफी था | इस प्रकार मोक्षप्म थौर त्रिवगन[श्रति 
धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी) धर्म में विरोध माना जाने लगा | 
गीता इन द्वोनों मार्गों में. मेल कराने का मार्ग. सूचित करती है। 
और बह. निष्काम कर्मगोग द्वारा इसके मूल में रहने वाली विचारसर्राण 
इस प्रकार है, त्रिवर्ग परायण लोग तो इस माग से जायेंगे ही-। गोक्ष- 


४५० गीता मन्‍्थत 


धर्म भर सन्यासवृत्ति के प्रतिपादक सहस्रों धर्म-अन्य उत्पन्न हों ओर 
करम-मार्ग का तिरस्कार करें, तो .भी लोग उस मार्ग पर चलेंगे द्वी। 
आवश्यक योग्यता विनां इस मार्य में पड़ने वाले बाद में पाखणड से भी 
त्रिवर्ग की ही प्रवृत्ति करने लगेंगे। उन्हें यदि अच्छे मार्ग-दशेक न मिलें. 
तो वे चाहे जिस तरह कर्म साग का आचरण करेंगे, किन्तु उसे छोड़ेंगे 
नहीं | इससे, न तो सच्ची मुमज्षुता की दृद्धि द्योती है, भौर न क्मेमार्ग 
में ही सफलता मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यदि सत्यपुरुष इनके 
सार्ग-द्शंक बनें तो वे अधिक शुद्ध, धम्मे, और कुशल उपाय खोज कर 

मं-भाग को उत्तरोत्तर विशुद्ध कर सकते हैं, और उसमें अपनी रतीमर 
भी स्वाथबुद्धि न होने के कारण अपनी भी चित्त शुद्धि कर सकते हैं। 
ऐसा यह गीता का सुकाया हुआ मार्ग है। 


( ३) 


किन्तु जो धर्म-प्रन्य श्रश्रत्यक्ष रूप से भी अर्थ और काम की वासना 
को उत्तेजन देता हो, वह राज-द्ेष-पोषक साना जाने लगा अतः; यह्द 
जानना आवश्यक है कि उसे घर्मे नाम दी किप्र प्रकार दिया जा सकता 
है, अथवा, किस दृष्टि बिन्दु से इसे धर्म कद्दा जा सकता है, और इस धर्म 
का कितना मद्द्व समझा जाय ? राग-द्वेष तो हम में. होता ही है । 
इसको पोषित करने के लिए धर्म की कोई आवश्यकता ह्वी नहीं। जुण 
जैसी कोई चीज खेली जाती है यद वात कोई सा पीनलकोड़' अथवा 
शाज्ञ पढ़कर नहीं सीखता, और जुआ किस तरह खेला जाय यह सिखाने 
वाली शात्रीय पुस्तक कोई सत्‌ शात्र नहीं बन जाता । ऐसी पुस्तक 
यंदि.धर्म शात्र बनती है तो इसलिए नहीं क्लि वद्द किसी प्रकार के 
जुए को उचित करार देती, प्रत्युत राज्यकंर्ताश्रों से लेकर सर्वेसाधारंण 
बर्यों तक में रहने घाली जुए को अदम्य वासना देखकर यह अल्लुश 


लगाती है! कि यदि वह खेलना ही हो तो अ्रगुक मर्यादा तक दी 
खेला जाय | 


उपपंहार ४०९ 


इसी तरह यदि किसी धमं-्ग्रन्थ में लिखा हो कि मनुष्य को 
प्मीसवें वर्य विवाह करना चाहिए, अथवा यज्ञ में क्रिया गया मांस- 
मचण हिंसा नहीं होती, श्रयवा युद्ध में होने बाली हिंसा से पाप नहीं 
लगता, श्रयवा ज्षुत्रिय को युद्ध, का श्राह्मन सदेव स्वीकार करना चाहिए, 
श्रथवा अनुक मनुष्यों को अ्रत्चृश्य समस्तनना चाद्विए, तो इसका यह घर्थ 
नहीं कि पयौसवां वर्ष लगते ही विवाह कर लेने में ही मुक्ति है, यज्ञ में 
मांस मन्तण करने मेंही सुक्ति है, श्रयशा युद्ध में बराबर डायरशाही 
चलाई जा सक्नती है, अथवा कलुत्रिय को युद्ध का प्रध्ंग हँद़ते रहना 
चादिए, शयवा श्रत्यृश्य को स्यूशय समक्ा डी नहीं जा सकता | प्रत्युत 
यह देखकर कि मनुष्य में रदने बाली श्दम्य कासवासना, मांसाभि- 
रचि, युद्धप्रियता, जात्यभिमान, आदि राग-द्रेपों की श्पने समय के 
समाज से सर्वथा निमूल करना सम्भव नहीं है,--श्रतः इन राग-द्वेधों से 
समाज को भर भूतप्राशियों को कम में कम द्वानि हो, शोर संसार का 
# तो अवश्य चलने वाला है ही, इसलिए इसे ठौक ठीक रीति से 
चलाने के टेठु से - ये घसम निश्चित , किये गये हैं। ऐसे धर्मो की श्रमुक 
या श्र बात कमी भी सनाततकाल फे लिए एकसी हो नहीं सकती | 
प्रकृति भीर परित्यिति के घनुसार इनमें घटबढ़ होती द्वी रहती है। 
दीर्भ दर्शी और अधिक पूर्णता को प्राम पुरुष ये घटबढ़ निश्चित 
हैं श्थवा परिस्यिति में उत्पन्न रूढ़ियाँ इनका निश्चय करें, किल्तु 
-फेर होता श्रवश्य रद्दता है । किस काल में जनता में किस 
के विचार और गिवान को यह जानने के लिए भले -ही ये धर्म- 
ग्रन्थ उपयोगी हों छिल्‍्द उनका बड़ प्रयोजन नहीं होता कि उनमें की 
सृद्टम बाते सर्वकाल के लिए उपयोगी | ' 
एक ददादरणु देने +त यह बात अधिक त्पटट होगी | मान लो कि 
जापान-सरकार के शत्याचार्से फे कारण शख्रथवा जायान ऊे प्रति द पे 


है| 


8०४५ गीता मन्थंन 


* बढ़ने के कारण कोरिया की जनता में अन्यन्त प्रवन्ध वेराग्नि सुलग उठे 
और जापान-सरकार के कर्मचारीभात्र के विरुद्ध तीमसे तीत्र द्वोष 
उत्पन्न हो जाय । इसके परिणाम में कहीं उनका खून द्वो जाय, कहीं 
सारपीद हो जाय, और स्ेत्र बहिष्कार तो हो ही। मान लो कि कोरिया 
की जनता का ज़ोर इतना बढ़ता जाय कि सरकारी नौकरों की दशा अंत 
में प्रजा की दया पर ही अवलम्बित हो जाय, और उस अरसे में कोरिया 
में प्रजाकीय राजतन्त्र स्थापित हो जाय । मान लो कि इस राजतन्त्र के 
सश्चालक हैं तो सब धार्मिक और न्याय-दृत्ति के पुरुष, किन्तु उन्हें यदि 
ऐसा राजतन्त्र स्थापित करना हो जो जनता को भाग्य हो, उनके लिए 
जनता की भावनाओं की अ्रवहेलना कर सकना शक्य नहीं दोगा । भ्रव 
जनता का जापानी सरकार के नौकरों के प्रति द्वेध अभी मिटा नहीं हैं । 
कई स्थानों पर तो यह द्वेप इतना बलवान है कवि पश चल्ले तो उन 
नीकरों के काट कर टुकड़े कर डाले । वहां ये धामिक और न्याय शील 
व्यक्ति क्या फरें ? में सममता हूँ इन लोगों को अस्वृश्यसा बनाकर भी 
उन्हें उबार लेने का यदि कोई मार्ग ये निकाल सकें तो उसी से उन्हें 
सन्‍्तोष दो जायगा और यह आशा करेंगे कि समय बीतने पर पुराना 
दष विस्मृत दो जायगा और भावी श्रग्रगएय उन्हें अपना लेंगे । श्रव यह 
सम्भव है. कि इन समझदार श्रथवा बुद्धिमान मनुष्यों को जो क्रानून 
चंनाना पड़े, चह देखने में तो इस प्रकार का द्योगा मानो बह पुराने 
सरकारी नौकरों पर अध्यृश्यता लादकर सज़ा देता हैं क्योंकि ऐसी भाषा में 

- कानून बनाये बिना जनता फी हू प दृत्ति का शान्त न होना सम्मव ही नहीं६- 
'मालूम द्वोता | इस प्रकार उस समय की परिस्थिति में उक्त कानून का 
बनाया जाना उचित था, किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता 
कि व कानून सनातन काल तक के लिए उसी रूप में रहना चाहिए | 
भविष्य के अग्रगणय लोग इन समझदार मनुष्यों की अपेक्ता “अन्य बातों 


उपसहार ४०३ 


में भले ही कम शुद्ध चित्त के हों, फिर भी यदि उन्हें जनता के इस 
भाग पर लादी गई उक्त सज्ञा को उठा देने का धर्म सूक पड़े, तो वैसा 
करना उनके लिए क॒त्तंव्य रूप ही हो जाता है। 
इस प्रकार के पुरातन धर्म-ग्रन्थों के विप्रय में भी यही विचार- 
सरशणि लागू पढ़ती है | 
( ४) 
लेक्षिन, इस तरह तो हरेक आदमी प्राचीन धर्म-ग्रस्थों में दखल 
देने की छूट ले सकता है। इससे जनता की दज्ञारों वर्षों की मान्यताएँ 
ट्रट जायेगी, और इसे सामान्यतथ्रा लोग सहन कर नहीं सकते । जनता 
का अधिकांश भाग लगातार नये-नये सुधार किये जाना कमी पसरद 
नहीं कग्ता, क्योंकि प्रवलित व्यवस्था में कुछ उखाड़-पछाड़ किये 
बिना, कतिपय पुरानी प्रथादँ तोड़े बिना सुधार दो नहीं सकते, और 
ऐसी उखाड़-पहछ्ाड से तात्कालिक भ्रशुुविधाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। 
इसलिए श्रमुझ पुराना अथवा नया नियम धर्म का स्थायी अंग है श्रथवा 
तात्कालिक है यह. जानने का साधन द्वोना चाहिए.। श्रर्थात्‌ धर्म का 
धर्मत्व क्या है १ धर्म का आत्मा क्या है ? जैसे मिन्न-मिन्न पदार्थों के 
विषय में कहा है कि-- 
जल में रस मैं पाथ,--प्रकाश शशि- सूर्य म, 
ऊंकार से वेदों में, शब्द आकाश में, तथा, 
पुरुषत्त नरों में हूँ, भूमि में गंध हूं भली, 
अग्नि में तेज कौन्तय, तापसों में तथा तप, 
( अ० ३, ८-६ ) 
उसी तरदद क्या यद्द कद्दा जा सकता दे फि धर्म में प्रभु किस रूप 
में चसते है ? यह जानने की आवश्यकता है। इसका अर्थ गीता के 
प्रवचनों में द्रंढा जा सकता है या नहीं यह देखना है | 


४०४ गीता मनन्‍्थन 


महाभारत में अन्य अनेक स्थलों पर यह कटद्दा गया है कि सत्य 
धर्म का झात्मा है। किन्तु सत्य अधिक व्यापक और इसलिए ओर मी 
कठिनाई पदा करने वाला शब्द है। फिर, वाँ धरम शब्द के अथ 
का भी अधिक व्यापक होना सम्मव है । यहाँ दम 'घर्स” अर्थात्‌ आचार- 
धर्म, जीवन-व्यवह्दार के नियम के अर्थ में इसका श्ात्मा खोज 
निकालना है | 

यदि मुझे यह उत्तर देने का अधिकार हो तो मैं ऋहूँगा कि समयुद्धि 
इस धर्म का आत्मा है। अमुक प्रन्य अथवा अमुक सलाह घर्स-युक्त है 
या नहीं यद्द जानने की कुश्ती यहो है कि उप्तते पारणाम में समर्ष्टि 
की दिशा में प्रयाण होता है अथवा विप्रत दृश्टि में स्थिरता होती है 
घर्म की अमुक विधि अ्यवा निषेध उस धम्म का आत्मा नहीं, वरन वाह्म 
कलेवर अथवा परियान मात्र हैं। यदि इसके मूल में धर्म रचियता की 
दृष्टि समबुद्धि से उत्पन्न हुईं दो और उसे बढ़ातो अथवा उस ओरे प्रेरित 
करती हो. तो वह धर्म है अन्यथा अघर्म अथवा केवल तात्कालिक 
उपाय भर है | 

युग-श्ुग में इस सम्रजुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप व्यपक्र होता जाय त्तो 
धर्म का विकास हुआ समम्ता जाता है, ओर यदि सकुचित होता जाय 
तो हास हुआ माना जाता है । उद्दादरण के तौर पर, जहाँ सर्वेत्र यह 
प्रथा द्वो कि शत्रु को जद्दाँ देखे वहीं, चाहे जिस समय, ओर चाहे जिस 
स्थिति में ख़तम ही कर डालना चाहिए, वहाँ, वदि कोई ऐसे आचार 
का उपदेश करे कि उसके मारने में अमुक मर्यादा का पालन होना 
चाहिए,, तो इससे यह सूचित होता है कि उस उपदेश करने वाल्ले के 
हूंरय में समगुद्धिका उदय हुआ है। यद्यपि इस समुद्धि का ग्रत्यक्ष 
स्वरूप उप्त समय की परिस्थिति के कारण मर्यादित ही रहेगा; फिर 
भी यह तो कहा ही जा सकता है क्लि उसने घर्स का मार्ग निश्चित किया 


उपसंहार ए०५्‌ 


है। उसके चाद जब समचुद्धि इससे भी आगे बढ़ेगी, टव इसके निय्रमों 
का फिर से शोधन होगा, और अन्त में यहाँ तक पहुँचा जा सकता है कि 
शन्नु को शत्रु ही न समझा जाय | 

इ गे प्रकार जहाँ किसी कारण से समाज के द्वारा तिरस्कृत करिए 
गये कुछ लोगों को अनेक कठिनाइयाँ सदनी पड़ती हों, बहाँ किसी उप- 
देशक का यह उपदेश कि उन्हें अमुक दिवस तो दान देना ही 
चाहिए, उसकी समहष्टि को भावना में से उत्पन्न समका जायगा | 
कैष्णव आाचायों की यह प्रवृत्ति कि जो वेष्णवी कए्ठी पहिंरें उन्हें 
शर्थात्‌ उन्हें इरिजन का चिन्ह देकर, स्वीकार कर लिया जाय, उसी दृष्टि 
में पैदा हुई हैं | यह समबुद्धि आगे चढ़ कर भत्त में जवतक इस सारे 
ही वर्ग को दूसरे के समान ही अधिकारी न बना डाले तब तक उसका 
विकास होना शेष है यह समझाया जायगा । शेष सभी बीच की नियम 
मयादाएँ एक शोर समबुद्धि का ध्येय तथा दूसरी ओर परिस्थिति ओर 
धर्म-प्रवर्तक की शक्ति के वीच तारमम्यथ समझा जायेंगा। 

धर्म ग्रन्थों के पढ़ने-विचारने में श्रेयार्थी धार्मिक पुरुष की यही 
हष्टि रहती है। वह यह देखता है कि अप्ुक्त धर्म-प्रन्य मुख में रइने वाली 
समहष्टि की नैसगिक धृत्ति के विकास में उत्तेजन देने वाली है अथवा 
मुरक्का देने वाली हैं, मुके अपने काल की संकृुचित' रागह्वेंष॒ से बन्धी 
हुई मर्यादाश्ों से जकड़ रखने वाला है, श्रथवा उन्हें तोड़ कर समहंष्टि 
बढ़ने में प्रोत्साइन देने वाला है। जो शास्त्रवाक्‍्य उस की समद्ृष्टि को 
उत्तेजन देते ई, वे द्वी उसे धर्म के आत्मारूप प्रतीत होते हैं, और ऐसे 
वाक्यों के कारण ही वह अन्य उस के लिए पूज्य और प्रमाणिक बन 
जाता है । 

इस प्रकार यदि वह बाइबल पढ़े तो उस में आँख के बदले श्राँल, 
और दाँत के बदले दाँत निकाल लेने की छुट्टी है, इस. लिए ईसामसीह 
का यह उपदेश कि कोई, बायें गाल पर थप्पड् मारे तो अपना दाहिया 


ए०६ गीता मन्धन 


गाल भी उस के सामने कर दो, योग्य है अथवा बाइबिल के 'पुराने 
वचन” का खण्डन करने वाला है यद्द सार नहीं निकालता। वरन यह 
सप्रमता है कि जिस समय में यहूदी लोग इतने उत्तेजित होंगे कि आँख 
अथवा दाँत के बदले में खून कर डालते हों, उस समय में जितनी चोट 
पहुँचाई गई हो उस से अधिक दरड' न दिया जासके एसा नियम सम- 
दृष्टि की ओर प्रयाण सूचित करने वाला हो समझा जाता था और इस 
लिए पवित्र धर्म ही था, किन्तु ईसामसीह को धर्म के आत्मा की पहचान 
थी इस लिए. उन्हों ने उस के विकास की दिशा का निर्देश दिया । 

इसी प्रकार ऐसा श्रेथार्थी कुरान पढ़कर यह संकुचित श्रथं नहीं 
करता कि उसमें चार स्त्रियाँ करने की इजाजत है; दासी रखने की छूट 
है, दोषी अथवा गुनहगार स्त्री के पति को उस अम्रुक प्रकार का दण्ड 
देने की स्वतन्त्रता है, अथवा सलाम के शत्रुओं का अमुक्त प्रकार से 
नाश करने की इजाजत है |,प्रस्युत वह यह अथ निकलता है कि पैगम्वर 
के पहिले स्त्री जाति की जो दु्दंशा थी, इस ग्रन्थ की वृत्ति उनकी उस दशा 
के सुधार की ओर है, जड़़ली अरब लोग अपने विरोधियों पर जो घातक 
अत्याचार करते थे उन पर अनेक अनेक मर्यादाएँ लगाने की है, और 
इस प्रकार पेंगम्बर के उपदेश की सार-ध्वनि समबुद्धि की पोषक है, 
विशेधी नहीं । इस प्रकार विचार करने वाला मुसलमान अ्रेयार्थी उह 
के उपदेशों की मंयांदा बढ़ाने का इस त्तरद प्रयत्न करेगा जिस से कि घर्मे 
का यह आत्मा अधिकाधिक विकास पावे 

इसी अकार श्रेयार्थी हिन्दू-धर्म के इस स्वरूप की दी शोध के लिए 
महाभारत गीता आदि भ्रन्थों का अध्ययन करते हैं | इन की, कृष्ण ने 
अजुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, युद्ध में कपट किया, स्थल-स्थल् 
पर ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता का बखान किया है, आदि बाते धर्म का प्राण 
रूप अड्ः नहीं है । समदृष्टि, निष्काम बुद्धि, सत्य श्रहिंसा, यही इस 
सम्पूण ग्रन्थ की सार-घ्वनि है। क्रष्ण के अमक आचरण ऐतिहासिक 
वृष्टि से सत्य हों तो भी यह नहीं मानना चाहिए कि वे सनातन धर्म 


उपप्ंहार छ्०७छ 


के द्योतक हैं, वरन यही समस्तनना चाहिए कि समहष्टि का ध्येय 
और अपने काल श्रथवा समय की परिस्थिति और शक्ति, इन दो 
कारणों के मिअण से हुए मर्यादित प्रयोग हैं। अति प्राचीन उपनिषद्‌ ' 
काल से आज तक के ध्समप्रव्तंक यह कहते आये हैं कि भूतकाल में हुए 
महापुरुषों के फुटकर सभी आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वरन इन 
आचरणों के गूल में रहने वाली धर्मनिष्ठा दी आचरणीय द्ोती है। 
उदाहरणाथ, तैत्तिरेयोपनिपद्‌ में घर जाते हुए शिष्य से गुरु कहता है | 

यान्यवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि । नो हतराणि ॥ 

यन्यस्मा कंसुचरितानि, तानि मेदितव्यानि | नोइतराणि॥ ४ 

इन्नी प्रकार श्री सहजानन्द स्वामी अपनी शिक्षा पत्नी में 
लिखते हैं -- _, कमर जा 

पूर्वेरपि महद्धियेद्घर्ता चरणं कवित्‌। 
झत॑ स्वातत्तु नप्राह्म अह्योघमंस्तु तत्कृत: । 2६ 

इससे, शत्रु को मारने के लिये अथंवा उसके साथ कपठ करने को 
इजाज़त लेने के लिये धर्म अन्थों के पढ़ने की आवश्यकता होती ही 
नहीं [| उसके लिये धर्म के आधार की आवश्यकता द्वी नहीं। महाभारत 
अथवा गीता पढ़कर बिल्ली ने चूहै को मारने का धर्म निश्चित नहीं 
किया, उसके आधार पर एक कुत्ता दूपरे कुत्ते के पास रोटी देख कर 
उस पर दमला नहीं करता, अथवा साँप और नोले ने परस्पर बैर 
करने का धर्म स्वीकार नहीं किया। मनुष्य इन सब से अनेक गुना 

के जो अनिन्ध कर्म हो उन्हीं का आचरण करना चाहिए, दूसरों 
का नहीं । जो हमारे सत्कर्म हों उन्हीं का पालन करना चाहिए दूसरों का 


नहीं । 
+ पूर्व के मह्दा पुरुषों ने मी यदि कमी अथर्माचरण किया हो तो 


उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरन उनके आचरित घ्म का ही 
अनुकरण करना चाहिए | 


छ््ण्८ गीता बन्‍्थन 


अधिक वुद्धिशाली है अतः इतना जानने के लिये उसे एक लाख श्लोक 
बाला धर्मं घर्सग्रन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। घम अन्य न पढ़ने 
पर भी मनुष्य की प्राकृतिक प्रेरशाएँ ही उसे उस ओर प्रवृत्त करेंगी, 
इतनाही नहीं, प्रत्युत धम-ग्रन्थ में स्पष्ट प्रतिबन्ध होने पर भी अनेक 
लोग चरी, व्यमिचार आदि की तरद्द यद्द भी करेंगे ही । 


कहा जाता है कि मद्ाभारत की कथाएँ सुनकर शिवाजी मद्दाराज 
पर वीर रस का जोश चढ़ता था! उन को ऐसा जोश चढ़ना स्वामा 
विक ही था, क्यों कि वे ज्ञात्रजीवन ही वितातें थे। मह्दामारत के बदले 
णदि उन्हों ने 'इलिग्रडः नामक अंग्रेजी मद्ाकाव्य पढ़ा होता तो 
उस मे भी उन्हें वैसा ही प्रोत्साहन मिलता। मद्दाभारत सुनकर 
उन्हों ने श्रपने में कुछ ज्ञात्र वृत्ति पैदा नहीं की थी वरन इतना हीं 
होता था कि इनमें ज्ञात्रवृत्ति होने के कारण इन कथाओं से उसे पोषण 
भी मिलकज्ञा था। यह पोषण मद्दामारत के धार्मिक स्वरूप के कारण 
नहीं, वरना वीर रस के काव्य रूप के कारण सिलता था। धर्म अन्य 
से तो वे यह सीखे थे कि कहीं कुरान मिल जाता तो उसे आदर पूर्वक 
सुसलमान के पास भंज देते, कोई अविवेकी कर्मचारी नज़राने के तौर 
पर कोई सुन्दर अबला मेंट करता, तो उस्ते साता कद कर उसके पति के 
सुपुर्द कर देते, अ्रष्टप्रधान की योजना करते, साधु-सन्त की पूजा करते 
और गाय की रक्ता करते थे । यदि इन के चित्त पर धर्स के सत्कार 
द्वोते तो कदाचित्त इन्द्दोंने भी शत्रु के किसी शहर में क्त्ले आम मचाकर 
आनन्द माना द्वोता, मह्जिदे तोड़कर, क्रुरान जलाकर, शत्र के प्रति 
द्वेष प्रकट किया द्वोता और शत्रुओं क्री स्तलिय्रों पर बलात्कार 
किया द्वोता | 


धर्म का आर्मा समबुद्धि है, यदि यह दृष्टि हम समक सकें, तो 
गीता हमें बल प्रद, आशा प्रद और बोव प्रद अन्य प्रतीत होगा । धर्म 


उपसंहार ४०६ 
का यह तत्व अपने जीवन में और संसार में दिनों दिन बढ़ता जाय, 
उसका अधिकाधिक व्यवहार द्ोता देख सके, तो वह धर्स को गति 
है। किन्तु, यदि इस विषय में जहां तक पूथ॑ज पहुँचे हैं वहीं कक जाय॑ 
तो यह कहना होगा कि धर्म को पत्ताघात अर्थात्‌ लक॒वा हो गया है; 
ओर यदि उसको भी सछुुचित बनाया जाता हो, तो कहना चाहिए कि 
हम अधर्म के पथ पर चल रहे हैं। 

(५४) 

ऊपर कहा जा चुका है कि निष्काम कर्म योग द्वारा कर्म सार्ग' को 
श्रेय:-प्राप्ति का वाहन बनाना गीता का प्रमुख उपदेश है | ईषोपनिषद्‌ 
में इस विषय की चर्चा है; किन्तु बह २०-२२ मन्त्रों की छोटोसी 
पुस्तक द्वोने के कारण उसमें तो इसका स्पश मात्र है, विवेचन नहीं | 
यदि यह कहीं यथावत समक्ताया गया है तो वह फेचल गोता में द्वी है। 


किन्तु निष्काम कर्म योग के विचार का गीता में समुचित रूप से 
निरूपण हुआ है, इससे यह नहीं कह्दा जा सकता कि इसका निरूपण 
करने वाले महापुरुष में उस घ॒र्मं का सम्पूर्ण रूप में विकास हो गया 
था अथवा उसका पूरा-पूरा रहस्य और दूर त्क का परिशाम उनकी 
कल्पना में.आ गया था । चक्र का सब प्रथम निर्माण करने वाले ने 
गोल शआराकृति द्वारा उभ्न्न हुई काम करने की सुविधा को प्रथम खोज 
की, किन्तु क्या इससे यह कहा जा सकता है कि चक्ताकृति कैसे-कैसे 
यन्त्रों का निर्माण कर सकेगी, इसकी चक्र ऋषि को उस समय पूरी-पूरी 
कल्पना हो गई होगी ! चक्राकृति के सम्बन्ध में इनको नज़र गाड़ी, 
च(खा अथवा चक्की आदि २ तकक हीं पहुची द्वोंगी, किंत वत्तम्रान 
युग के विशाल कारखाने इनकी इस शोध का ही उपयोग करेंगे, यह 
बात स्वप्न में भी इन की कल्पना मे न,आई दोगी। उसी अपकार यह 


४१० गीता सन्‍्थन 


सम्भव है कि निष्काम कर्म योग के आदि दृश को सम्मव है, इस 
सिद्धान्त के सम्पूर्ण रहस्य-जीवन के विविध क्षेत्रों में उसके स्वरूप-की 
कल्पना न हुई हो । उसने अपने काल में निष्काम कम योग के अथवा 
समवुद्धि के योग के जितने ज्ञेत्र की कल्पना की ओर उसकी व्याख्या 
स्वीकार की हो, उसकी अपेक्षा आज उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत और 
व्याख्या अ्रधिक स्पष्ट करने की गुंजायश हो सकती है, और आज जितना 
है, भविष्य में उससे और भी अधिक क्षेत्र में उसका दर्शन होना 
चाहिए, और उसकी व्याख्या अधिक स्पष्ट. बननी चाहिए। ऐसा होने 
पर ही धर्म का विकास होना कहा जा सकता है । 

गीता के बाद के हमारे धार्मिक साहित्य में एक नया शब्द वार वार 
व्यवद्दार किया जाता है, और वह है साक्षात्कार ।' ईश्वर का साक्षात्कार 
आत्मा का सक्तात्काए/ पर्म का साक्षात्कार आदि अनेक शब्द प्रयोग 
रुढ़ि वन गये हैं| यद्द साक्षात्कार! क्या हे इस विषय में लोगों में अनेक 
. प्रकार की कल्पनाएं हैं, और विद्वानों में मी बहुतकम इसका वास्तविक 
आशय सममते देखे गये है । मैं इसके अर्थ का -- 

प्रत्यक्षावगर्म ध्ये सुसुखं कठुमव्ययम्‌। ॥ गीता ६-३ ॥६-३॥ 

घर्थात्‌ स्पष्ट रूप से सम्रका जा सके ओर व्यवद्दार मैं लाने का अयत्र 
किया जा सके यह रूप सूचित करता हूँ ओर उसके द्वारा धर्स का 
विकाशशील स्वरूप सगमाना चाहता हूं । 

जिस मनुष्य की यह आग्रहपूर्ण श्रद्धा हो कि 'शरीरसायं खलुघर्म 
साधनमःके अनुसार नीरोग , बलवान और श्ढ़ शरीर धम्म प्राप्ति का ग्रथम 
साधन है, वह व्यक्ति इस घर्म-साधन का साक्षात्कार कब और किप्त प्रकार 
कर सकता है | यदि वह चाहतां हो कि संसार में धर्म की वृद्धि हो, तो 
यह कब समसे कि उसे अपने धर्म साधन का साज्ञात्कार हो गया वह 
अचश्य ही पहले तो अपने जीवन में ही उसका साक्षात्कार करने का 


उपसंहार ४११ 


प्रयक्ष करेगा, भर्थात्‌ अपने शरीर को नीरोग, वलवान भौर हृढ़ बनाने 
का जी तोड़ प्रयत्ष करेगा | यद्दि इस व्यक्ति का इतना द्वी संकुचित दृष्टि- 
कोण द्वोगा श्रोर उस में इतना दी पुरुतार्थ करने की शक्ति होगी, तो चहद्द 
यहीं अटक जायगा । इससे यही सम्रका जाययथा कि अपने जीवन में 
अपनी मिज की आवश्यकता जितना ही इस धर्म-साधन का साक्तात्कार किया 
है। लेकिन जिस मनुष्य का जीवन केवल अपने शरीर में ही 
न सपा जाता हो, प्रत्युत संसार के भी छोटे या बड़े प्रदेशों 
को अपने जीवन का अंग समता हो, वह इतने से ही इस 
घर्म-ताधन का सात्षास्‍कार हो जाना नहीं सानेगा। घह कहीं भी रोग 
ओर दुर्बलता को देख कर दुःखी हुए बिना न रहेगा | बह अपने आस- 
पास सर्वत्र नौरोगिता हृ्ट-पुष्टता और शारीरिक सामथ्ये का दर्शन करने 
कौ इच्छा करेगा | इससे जगह-जगह श्रोग्यालय व्यायामन्‍शालाएं आदि 
स्थापित करने का प्रयत्ञ करता रहेगा * मनुष्य ही नहीं वरन पशुओं को 
भी वह हउ-पुष्ट और निरोगी देखने की इच्छा करेगा, फल-फूल के बुक्तों 
का भी विक्रास चारेगा | जब तक कहीं भी रोग अथवा निर्वलता है, तब 
तक संम्रार में धर्म का पद्िला साधन द्वी सिद्ध नहीं हुआ, इस दशा में 
दूसरे धर्म की क्या बात की जोय, इस प्रकार के उद्गार सदैव उसके मुंह 
से निकलते रहेंगे। 

इसी प्रकार जो ध्रात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हों उनका 
साक्षात्कार किस प्रकार का द्वोगा ? व्यवहार रूप से वह आत्मा का जो 
शुद्ध स्वरूप मानता होगा | उस का वह स्वयं अपने में और उसी प्रकार 
जगत्‌ में दर्शन करने की इच्छा करेगा, जब उसी का व्यवहार और पोषण 
होता देखेगा तमी वह यद्द मान सकेगा कि वह आत्मा छा साज्षात्कार कर 
रहा दै। भर्थात्‌ यदि वह यद्द करे कि आत्मा सत्य स्वरूप है तो वह 
स्वयं अपने में सत्य की मूर्ति बनाने के लिए प्रयत्न शील रहेगा और 


छ्ृ१२ गीता मन्धन 


संसार में भी सत्य करा व्यवद्वार स्थापित हुआ देखना चाहैगा | यदि वह 
इस आत्मा को प्रेम मय समझता होगा, तो भूत प्राणियों में इस प्रेम 
का ही व्यवहार उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, ओर यदि ज्ञान स्वरूप 
समसेगा तो वैसा करेगा | जब तक वह जीवित है और अपने में अथवा 
आस-पास के अ्रम्नत्य, हप अथवा अ्ज्ञान को मंप्जूद देखता है तब तक 
वह अपने को उस आत्मा का साधक द्वी मानेगा, सिद्ध हुआ कमी नहीं 
सममभेगा | भ्रद्विंसा के स्वरूप का वर्णन करते हुए योग सूत्रकार ने कहां 
है कि उप्र के सानिध्य में नेसर्गिक बैर वृत्ति मी शान्त हो जाती है | ऐसा 
हो जाने पर ही यह कहद्दा जा.)सकता हैं कि श्रहिंसा उसे साज्षात दर्शन 
देती है । यही विचार सरणि आत्मा की विभूति पर दूसरे गुणों को मी 
लागू पड़ती है | 


यह व्यवहाय्य और ध्येय वन सके यद्दी साक्षात्कार कौ शर्थ है। 
इसके सिवा साक्षात्कार की दूसरी वातें कुछ अस्पष्ट कल्पनाएँही होती है। 
किसीभी प्रकारकी प्रवृत्ति में भाग लेने वाले यदि अपनी भावनाओं और वृत्ति 
का पृथकरण करेंगे, तो उन्हें मालूम पड़ जायगा कि साज्ञात्कार का अथे 
श्रनजान में भी उन्हों ने जान लिया था | किंतु इस प्रकार अपनी भावनाओं 
का साक्षात्कार करने की अभिलाबा क्‍यों होती है ? इसका कारण यद्द है 
कि मनुष्य फे हृदय में विना सिखाये द्वी यह प्रतीति रहती है कि अपने 
ओर संसार में किसी प्रकार क्री एकता है, और इस लिए वह जिसे श्रेष्ठ 
सममता है, उससे संसार को वच्चित रखना नहीं चाइता | इस प्रकार वह 
सत्य, प्रेम, ज्ञान आदि फुट कर ग़ुण्णो ऊे साक्षात्कार के नाम पर जिस 
श्रद्धा का जिम अंतः प्रतीति का प्रयोग करता है, वह किसी प्रकार वी 
समबुद्धि दोती है, अर्थात्‌ समबुद्धि को ही बह धर्स का धर्गत्व 
सममकदा है । 


उपसंहार ४१३ 


(७) 

गीता का सिखाया धर्म निष्काम कर्मयोंग है भौर उस के मूत्र में 
समबुद्धि की अग्रत्यक्ष प्रतीत में से निष्काम कर्मयोग उ.पत्न होता है 
भर निष्काम कर्मंयोग की साधनाएँ समबुद्धि का स्पष्ट साक्षात्कार होता 
है | इस धर्म का उपासक पहिले अपने निज के व्यवद्दार अथवा आचरण 
में समदुद्धि को श्रौर उस के साधन रूप अनासक्ति योग को सिद्ध करने 
का प्रयक्ष करेगा | ऐसा करते हुए. वद्द स्वयं अपने में उस का साक्षात्कार 
करेगा। किन्तु अपने जीवन में ऐसे साक्षात्कार करने का प्रयत्ष तबतक 
पूरा-पूरा सफल्न नहीं होगा, जबतक कि उतते संसार में भी सिद्ध हुआ 
देखने के लिए प्रयक्ञ किया जाय | इस से वह ऐसा प्रयत्ञ करता ही 
रगा, कि जिस से पिएड और त्रह्माएड दोनों में - वह उस धर्म का ही 
दर्शन कर सके । दुसरे खुद अपने में साक्षार्कार द्वोना और फिर जगत 
में साक्षात्कार हो, यह एक दूसरे के वाद द्वोने वाली वस्तुएं नहीं, वरन 
कई अंगों में स्वतस्त्र रूप से और कई अंशों में एक दूसरे की प्रह्ययता 
से बढ़ता है । ; 

यदि यह बात हम समझ लें और समबुद्वि धर्म का आत्मा है, यदि 
यह बात दम स्वीकार करते हैं | तो धर्म की स्थापना के लिये कहे धर्म का 
सात्ात्कार करने के लिये कह्टे अथवा संसार में धर्म राज्य चलाने के लिये 
कहे संत्तारमें किसी प्रकार का व्यवह्वार बढ़ना चाहिये ओर उस व्यवद्दार के 
बढ़ने के लिये किस दिशा का प्रयोग द्वोना चाहिये यद्द समझना कठिन न 
होगा। फिर यदि यह वस्तु हम समझ लें तो आगे बढ़ने वाली मानव 
जनता के धर्म का वाह्य स्वरुप युग-युग में बदलता बढ़ता विकास पाता 
और अधिक से अधिक समदृष्टि का साक्षात्कार कराने वाला होता ही 
रहेगा । जिस जनता का धर्म ऐसा विकास न करे वह धर्म लकवा मारे 
हुए अवयव की तरद्द निष्प्राण हो जायेगा । ह 


४9१४ गीता मन्थन 


(८) 

जीवन को सम्मांग पर ले जाना जीवन का साधन है या साध्य, 
यद्द प्रश्न बार-वार पूछा जाता हैं | अनेक लोगों की यह धारणा बनी 
हुई देखने में आती है कि अ्रध्यात्मिक जीवन में अमुक सीमा के वाद 
एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस के बाद मनुष्य को सन्मार्ग से जीवन 
विताने का भाग्रह रखने की आवश्यकता नहीं रहती । जिस प्रकार ऊरि 
बालक को जब तक चलना न आवबे तव तक वह गछ्ठलिये का उपयोग 
करता है, उसी तरह 'ब्रह्म दशा” नाम की मानी गई एक स्थिति प्राप्त 
कर लेने के बाद सम्मार्ग से दी जीवन व्यत्तीत करने का श्राग्रह रखने 
की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ लोग तो यहाँ तक्न लिख गये हैं कि 
ऐसे आग्रह का रहना श्रज्ञान के शेप रहने का चिन्ह है। यद्द धारणा 
वेदान्त मार्ग में घुसी हुई मयक्कर गन्दगी है, जोर मुझे यह कहने में 
ज़रा भी संझ्ोच नहीं है। किसी न किसी रूप में लग मग प्रत्येक धर्म और 
ओर सम्प्रदाय में यह घूसी हुईं है। यद्द ब्रह्मानज्ञान या तो सरासर पांख- 
शड द्वोता है । अथवा किसी तरह के पागलपन का चिन्द्र द्वोता है। 
चलने की कला और गट्ठ लिये का जैसा साध्य-साधन समवन्ध है, बेसा 
ब्रह्म स्थिति और सन्मार्ग का नहीं है। प्रत्युत जिस प्रकार वम्बई आगरा 
रोंड़ को बम्बई से आगरा पहुंचने का श्रेष्ठ साधन और आगरा को साध्य 
समझा जात है, वैधा यह सम्बन्ध है, अर्थात्‌ आगरा पहुँचना हो तो इसी 
रास्ते पहुँचा जा सकता है, इसे कहीं भी छोड़ देने से नहीं; क्यों कि इस 
मार्गे का अन्तिम छोर ही तो आगरा है। आगरा पहुँचने के बाद वह 
रास्ता छोड़ जाय या नहीं यह प्रश्न ही अध्यानीय होजाता है; किन्तु 
आगरा पहुचने के वाइ फिर वम्बईके साथ ध्यदार रखना हो तो उसी मार्य 
से २क्खा जा सकता है, आड़े माग से रखने में जोखम ही है । इसी प्रकार 
संत्मार्गी जीवन के अन्तिम छोर का.ही नाम ब्रह्म स्थिति अथवा मोच् है। 
अतः वह मार्ग छोड़ा जा दी नहीं सकता। अश्षस्थिति पर पहुँचने के बाद 


उपसंहार 9९४५ 


भी जीवन के व्यवद्ार चलते रहे तो वे सम्मार्ग द्वारा दी हों सकते हैं;। 
आड़े माग से कमी किये ही नहीं जा सकते। +- 


किन्तु, तब क्या साधक सिद्ध में कोई भेर ही नहीं है। क्‍या सव 
साधन बम्बई-आगरा रोड़ जैसे ही हैं, अथवा जिनका उपयोग पीछे से 
छोड़ा जा सक्के ऐसे गड्लिये जैसे भी कोई साधन हैं ? इसका उत्तर यह है 
कि ऐसे भी कितने ही साधन हैं। 'वे कैप होते हैं' यह एक उदाहरण दे 
कर समभाऊँगा । व्याकुल साधक इस बात के लिये बहुत डरता और 
सावधान रद्दता दे कि कहीं चित्त में कुछ अशुद्धि न घुस आवे अथवा 
विकार जोर न पकड़ जाय। बलवानिन्द्रिय भ्रामंविद्यां समपि कर्षेति! 
अर्थात्‌ इन्द्रियों का बलवान समूह विद्वान को भी फंसा लेता है। इसको 
अक्तरश' सत्य मान कर वद्द सामान्य सदाचार के नियमों का भी अ्रधिक 
कठोरता से पालन करता है| उदाहरणाथ सामान्य सदाचार का नियम यदद 
सिखाता हैं कि जवान स्त्री-पुरुष्ों को एकान्त सेवन नहीं करना चाहिये | 
साधक एकान्त सेवन तो करता नहीं परन्तु कहीं श्रपने मन में कोई कुबु- 
चार उच्पन्न न द्वो जाय इसलिएे यदि बद् पुरुष है तो जवान स्त्री के ओर 
स्त्री है तो जवान पुरुष के संसग में थाते द्वी अत्यन्त सावधान एबम्‌ 
सतक रद्दता है। वद्द किसी भी त्त्री के साथ ऐक आसन पर भी बैठना 
नहीं चाहता , लक्ष्मण को तरह उसके पेरों पर ही उसकी दृष्टि रहती है, 
कुतूदल से भी वह उत्तके मेंह पर नहीं ठहर्ती | सामाजिक कार्यों में साथ 
देना पढ़ें तो वहां भी वह मर्यादा-पालन में बहुत आम्रद्दी रदता है । ऐसे 
मर्यादा पालन में से ही उसका चित्त शुद्ध और निर्रोंध द्वोता है. श्रोर वह 
आगे बढ़ता है। उसे धीरे-धीरे अपने चित्त पर विश्वास होता है। जिम्त 


+ इसके साथ अध्य|य ४ श्लोक ३७ का मन्‍्थन फिर पड़ने से 
यह विषय अधिक रुपष्ट दो जायगा । 


४१६ गीता मल्थन 


प्रकार छुः मद्दीने के नग्न बालक को देख कर किसी को विकार उत्पन्न 
नहीं होता है और जिस तरह ५ वरस के वालक को विक्रार काअमुभव नहीं ' 
होता उश्नी तरह इस पुरुष में पाँच बरस के वालक की सी निद्दोषिता आती 
है, और वस्त रहित अवस्था में भी तरुण स्त्री दिखाई दे जाय अथवा 
एंकान्त में ही उससे मेंट होजाय तो उससे जिस तरह छः मद्दीने के 
वालक को देख कर क्रिम्ती विकार का अनुभव नहीं होता, उसी तरह इसे 
विकार नहीं होता | उसके वाद इसका आचरण सद्दज ही अधिक स्वा- 
भाविक बनता जाता है| थर्थात्‌ डरसे स्वयं जो वाह खड़ी करली थी 
बह घटती जाती हैं | घटती जाने का यह मतलब नहीं कि वह किसी दिन 
एक दम ही सभ तोड़ डालता है अथवा तोड़ने का खास प्रयत्न करता हैं, 
बल कि जिस प्रकार जिस बाड़ को ठीक रखने का आग्रह न रक्खा जाय वह 
जिस तदद्द धीरे-वीरे ढहती जाती है, इप्ती तरह यह मीरैधोरे-धीरे ढहती 
जाती हैं। इस प्रकार के विधि-निषेधों का उद्दश चित्त को प्रलोगनों में से 
बचाना होने के कारण जिस्त प्रकार कि पांच बरस के बालक को इनका 
ध्यान नहीं दोता ओर वह इनकी अवहेलना ऋर जाता है उसी तरह यह 
सम्भव हो सकता है कि समाज सदाचारी समाज मे पालन किये जाने वाले 
कतिपय विधि-निषेधों की भी वद् कर्तंठाय के आगे अवहेलन। कर जाय, 
यह अवहेलना विधि-निष्नेध के प्रति अनादर अथवा तुच्छु भाव उत्पन्न होने 
के कारण नढीं प्रन्थुत किसी कत्तव्य का पालन करने मे द्वी हो जाता हैं 
सज्जन पुरुष अपनी लड़की के साथ जितनी सद्दज छूद अथवा स्वतन्त्रता 
ज्ेते हैं, उससे अधिक इसका भंग नहीं होता। इसी पूद्धति से विधि- 
निषेध के दूसरे नियमों का विचार करना चाहिये | 


किंतु समाज ने ब्रह्म स्थिति के सम्बन्ध मे जो विचित्र कल्पनाएं बना 
रक़खी है, उनके कारण जो अपने विषय में उत्तम स्थिति करो प्राप्त करने 
की धारणाएं फेज्ा सज्ञते हैं, वे इस दशा के.नास पर पाखएड फ़ेलाते हैं, 


उपमंहार ४१७ 


और धर्मे-यं-्कें के फुकर-फुडकर बचनों का कुछ का कुछ अर्थ निकाल 
कर उनके आधार पर वित्तार पूर्वक ग्रन्थ निर्माण करते हैं । 


(:६०) 

हम लोगों को थ्राड्े मार्म से जाने का प्रलोभन रद्दा ही करता है। 
सत्य और धर्म का मार्ग कठिन लम्बा, अच्यावद्वारिक और आआकारा-गसन 
जैसा प्रतीत होता है | जिस प्रकार कई बार मुख्य एवं राज मार्ग की 
श्रपेज्षा थ्राड्डी-टेढ़ी -पगइन्डियों का रास्ता छोटा मालूम होता है, 
इसी तरह श्रधत्य थौर श्रधर्म का मार्ग संक्षिप्त अर्थात्‌ छोटा मालूम 
होता है | 

कुनु ऐसा प्रतीत होने का कारण दम में पोषित अनुचित अथवा 
सत्य भादते' दी हैं। भ्रनवड़ अध्यापक का मन विद्यार्थी को पीटने को 
ही करता है | उस वालक को सुधारने का यही सरल उपाय प्रतीत द्ोता 
हैं। क्यों कि दूसरा उऐे संग्रम का पालन नहीं करना'पड़ता । विद्यार्थी का 
सन पहचानने और शिक्षा-शास्त्र का विचार करने की मंमट में नहीं 
पड़ना पड़ता, किंतु हम जानते हैं, कि जो अध्यापक यह मार्ग छोड़ देते 
हैँ और शास्त्रीय द्ोते ही श्रपना शिक्षण-झ्रीशल बढ़ा कर सिखाने का 
प्रयत्न करते हैं उन्हें फिर उक्त पद्चित्े मार्ग पर जाना भ्रच्छा नहीं लगता 
श्रथवा जाता है तो इसे अपना गुण नहीं त्रुटि ही समभता दे शास्त्रीय 
मार्ग केवल शुद्ध द्वी नहीं है, वरन साथ ही उसका अभ्याप्त होनाने के 
बाद बद अधिक सरल, कार्य-साधक और शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को 
रोचक अतीत होता है । 

यहां नियम हम जीवन के दूसरे व्यवह्वारों मे मी देख सकतेहँ | किसी 
छुतार को अपने औज्ञार ग़लत तरीके में पकड़ने की अथवा किसी पिंजारे 
को अपनी पीजन एवं किसी खिलाड़ी को डएडा ग़लत तौर पर चलाने की 


१८ गीता मनन्‍्थन 


आदत पड़ गई दो, और बाद में इन्हें कोई सच्ची विधि बताने का प्रयत्त 
करता है, तो वह इन्हें अधिक कठिन श्रतीत होती है | आरम्म में इन्हें 
सच्ची विधि में काम करने पर असफलता भी मिलती हैं; जितना काम कर- 
सकने में, इस में कम काम द्वोजाता है | इसलिए, कईवार वह यह कहकर ' 
कि मुझे तो पहला ही तरीका अच्छा लगता है। कई विधि को ण्हण - 
नहीं करता | किन्तु जो बैरय रखकर नई आदत पड़ने देता है तो हमें अनु- 
भव होता द्वो कि उसकी काये विधि बदल गई है, श्रम घटगय्रा है, और 
गलत तरीका चाह जितना पसन्द आगया हो, वस्तुतः श्रेष्ठ तो नवीन 
विधि ही है। हु 

इसी प्रकार हमें असत्य, अधर्म, कपट, हिंसा आदी का श्राचरण 
करके ही अपना काम निकालने की आदत पड़ी होने के कारण सत्य धर्म 
सरलता और अहिंसा का मार्ग कठिन और निष्फलता की ओर जाने वाला 
ही प्रतीत होता है, और अधर्म का सरल प्रतीत होता हुआ मामे ग्रहण 
करने को सन चला करता है। किन्तु यह निश्चय करके कि हमें अपना 
कार्य सिद्ध करे के लिये प्रयत्त तो करना दी है ओर उसके करने का 
तरीका मी सही काम में लाना है यदि हम सत्य को ही पकड़े रहने की 
आदत डालें तो अन्तमें हमें यही अनुभव होगा कि वस्तुतः यही मार्ग 
सीधा, सरल भर पहिले की भ्रपरेज्ञा कुछ अधिक परिणाम दायक है | 

इसके आजमाइश करने के लिए एक दम संसार के बड़े कार्यों को 
न देखना चाहिये वरन अपने नित्य जीवन के व्यवद्दारों में ही इसकी 
परीक्षा करनी चाहिए, इनमें यदि हम हृढ़ता से धर्म-माग पर ही ठिक्के रहें 
ओर ऐसी आदत पड़जाने तक की सब अशुविधाएं सहन करनलें तो दम 
उपयक्त द्वी अनुभव होगा | फिर तो इसमें यह विश्वास हुए विना रहेगा ही 
नहीं कि पड़े काय भी इसी तरह किये जाये तो वह्दां मी यही सार्ग सरल 
दोगा | इसलिए इसी में भ्रद्धा जमाने की ओर इसी की आदत डालने की 
आवश्यकता है । 


उपसंहार ४१६ 


( ९० ) 

ज्यों-ज्यों सत्य ओर समयुद्धि के,सम्बन्ध में और उनमे उत्त्पन्न होने 
वाले धर्मों के विषय में हमारी निष्ठा बढ़ती जायगी, विचार सूक्ष्म होते 
जायंगे और उनके परिणामों का अनुभव होता जायगा, स्यों-त्यों किसी 
भी लोक-संग्रह के काम को, संक्षिप्त साय से सिद्ध न करने की वृत्ति 
थधीरता और अश्नद्धा की द्वी प्रतीत होगी,ओर आगे चलकर यह निश्चय 
होगा कि किसी भी उदात्त ध्येय पर पहुंचने का संक्तित-से-संक्तित और 
कम-से-कम असुविधा जनक मार्ग सत्य का ही है | इस भार्गसे जाने पर 
भी यदि सिद्धि प्राप्त न द्वोती हो तो इसके तीन काएण हो सकते हैं-अपने 
सत्याचरण में अभी किसी प्रकार की नुटि का रहना, इस मार्ग में हमारा 
नवसिखियापन अयवा फलोत्पत्ति के लिए आवश्यक समय की कमी | अत- 
एव उप्त सिद्ध करने के लिए कोई संत्षित्त प्रतीत होने वाला अथवा विषम 
बुद्धि एवं असत्य का मार्ग अहण करने की अ्रपेक्षा हमें सत्य का ही 
अधिक ध्यान रखना चाहिए और अपनी तपस्या वढ़ानी चाहिए | 

किंतु यद्द तपस्या क्‍या है ? अमुक मार्ग अधर्म का है यह निश्चय 
करने के वाद सव से पहिले यही निर्णय कर लेना चाहिए कि उस सांग 
पर तो जाया नहीं जा सकता | इस पर शंका हो सकती है कि कहीं ' 
इससे पंगुता तो नहीं आजायगी १ अधर्म के मार्ग से तो जाना नहीं 
है और सिद्धि देने वाला कोई निश्चित धम्मे मार्ग दिखाई नहीं देता, 
जो दिखाई देता है उसके आचरण की सची विधि मालूम नहीं 
पड़ती; क्चित्‌: धर्म-मा्ग से सिद्धि मिल द्वी जायगी इसका कोई चिह्न 
प्रतीत नहीं होता ऐसी दशा में हमारे फल की आशा न छोड़ सकने 
वाले लाखों भाई क्या करें | घुद्धि के फलासक्ति छोड़ देने का 
आदर्श सभमत में आजाने पर भी द्वदय में रहने वाली आसक्ति क्या 
तुरन्त दी ज्ञा सकती है ? अनासक्ति तो चित्त की प्रक्तावस्था की अन्तिम 
सीदी मानी जाती है। तव उसकी निरथंक बातें करने से क्या लाभ ! 


४२० गीता सल्थन 


इस प्रकार की शझ्लाओं का उठना स्वाभाविक है | यहां थेर्य 
पूर्वक अपनी पात्रता बढ़ाने का नाम ही तपस्या है । यदि यह्द सत्य 
है कि असत्य की अपेक्ता सत्य का बल अधिक है और अन्त में सत्य 
की ही विजय है, तो अपने ध्येय को सिद्ध करने का. कोई धर्मयुक्त 
शुद्ध मागे होनाही चाहिए ।, चेतन्य में. किसी भी प्रचलित दुःख 
को दूर करने का शुद्ध उपाय निर्माण करने की शक्ति विद्यमान हे | 
इसलिए मुझे वह मार्ग सूकना ही चाहिए | भुमे वह सुझाई दे 
इसके लिए अपना चित्त शुद्ध करना, अपनी छुद वासनाओं ओर 
आदतों का नियन्त्रण करना चाहिए । और अपने ध्येय पर ही एकाग 
होना चाहिए | इस प्रकार की श्रद्धा के साथ जो अपने कार्य में संलमझ 
होता है, उसे अन्त में अपनी धर्म-बुद्धि के पूर्णतया अनुकूल माग 
सिल्ले बिना रहता नहीं । इतनी श्रद्धा और थैये के अभाव में लोग 
अशुद्ध माग को अहदण करेंगे यद्द बात ठीक है । तेकिन, इसमें 
यह न कहना चाहिए | कि वह मांग धर्मानुमोदित है । पिछले 
ज़माने में धर्मबुद्धि जितने अंशों में आगे बढ़ी हो, उतने ही अ्रंशों 
में पिछुले काल के अम्रुक या तध्ुक कृत्य अनुपयोगी हो जाते हैं. । 
उनके जीवन का उपयोग उनके जी३न का भुकाव अथवा रुचि जानने 
जितना दी हो सकता है | 

(११९ ) 

गीता में तीन गुणों सत्व, रज, तम की चर्चा अच्छी तरद की 
गई है । त्रिगुणों के विषय में मेरी अपनी दृष्टि में और प्राचीन 
सांख्य-दृष्टि में जो अन्तर है, वह्द मेंने "जीवन शोधक”!! के सांख्य- 
खण्ड में बतलाया है । इस विषय में मैं यहाँ कुछ मी न कहूगा | 

१ लेबर की इस गुजराती पुस्तक'का हिन्दी अनुवाद मी सत्ता 


साहित्य मण्डल से शीघ्र द्वी 'प्रकाशित होगा .। अनचुवोदक«>«-भ्री हरि« 
भाऊ उपाध्याय | 


'उपसंहार ४२१ 


किन्तु प्रिगुणों के विषय में लोगों में कुछ एक प्रमपूर्ण विच-र देखने 
में आते हैं, ओर गीता भी उनका समथन- नहीं करती, अत; उनके 
सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उचित होगा । 


सत्व, रज, और तम इन तीन शब्दों के अर्थों में अनेक- भाव 
प्रवेश कर गये हैं, ओर उनके कारण त्रिगुण की कल्पनाओं में भी 
बहुत अधिक मिश्रण हो गया है। लोगों में एक कल्पना इस प्रकार 
है- -रजोगुण का अथ . है करत त्व शक्ति के साथ प्रबल राग-द्वेष 
का दोना | जिन में प्रबल राग-द्वेप भी हों और उन्हें व्यवहार में. 
लाने की शक्ति भी हो, तो वह रजोगुणी हैं, जिन के राग-द्वेष क्षीण 
होने के कारण कत्‌ त्व शक्ति घट जाती है वे सत््वगुणी और जिन 
में राग-द्वेष तो हों किन्तु कतृ त्तत शक्ति न हो तो बह तमोगुणी हैं । 
तात्पर्य यह कि सचगुण में राग-द्वेष तथा करत त्व दोनों कम होते हैं, 
रजोगुण में दोनों बलवान होते हैं और तमोगुण में केवल राग-द्वेष 
होता है, कतृत्व का स्चथा अमाव रद्दता है । 

इस के साथ-ही साथ एक दूसरी कल्पना.भी लगी हुई है । वह 
यह कि ब्राह्षण स्रभाव सत्व गुणी है, क्षत्रिय रजोगुणी, बेश्य रज- 
तम मिश्रित और शूद्ध तमोगुणी है । मा 

थे दोनों कल्पनाएं भ्रम पूर्ण हैं ओर प्रत्यक्ष अनुभव के विदद्ध 
हैं। कत त्वशक्ति का केवल रजोगुण के साथ ह्वी सम्बन्ध नहीं होता । 
चल्तुत: गीता के अठारहवें अध्याय के २६, २७ ओर २८ बें इंलोक 
के अनुसार कत त्व शक्ति स्वयं ही तीन प्रकार की होती है | ऐसा 
कुछ नहीं.है कि राग-हेप घट जाने से कतृत्य शक्ति मी घट ही 
जाती हो । थों कहना चाहिए. कि राग-द्वेष का तो क्षय हो जाय, 
किन्तु कतृ त्व शक्ति बहुत अधिक हो तो वद्द सालिक कर्ता कहलायेगा, 
कतृ त्व शक्ति बहुत हो किख्तु: साथ में: राग-द्रेष भी हो तो वह राजस 


छ्ुन्र गीता #न्थन 


ओर कर्तत्व शक्ति के साथ राग-द्रेप हो और साथ ही उस की 
बुद्धिश्रत्यन्त तामस दो तो उसे श्रत्रम, तामस श्थवा राक्षसी कर्त्ता 
कहा जा सकता है । राग-द्वेप के घटने से क्रिया-पड़ति में अन्तर 
पड़ जाता दे, किन्तु कतृ त्व शक्ति घटनी ही चादिए यह बिचार भ्रमा- 
त्मक है | किन्तु यह दो सकता हैं कि कठृ लव शक्ति मूल में ही कम 
हो श्रथवा तामस हो श्रीर राग-द्वेप सुम्र अवस्था में हों वह देखने 
में सात्विक सा प्रतीत हो | अनेक नामधारी सात्विक स्वभाव के लोग 
इस प्रकार कतृ त्वद्दीन श्रौर सुप्त राम-द्वेप वाले होते हैं. । किन्तु बस्तुतः 
वह कुछ सात्विकता नहीं द्वोतों । 


इसी तरह प्रत्येक बरग के कर्मों में स्व, रज भर तमोगुण के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र है । गीता में कहीं भी यह नहीं कहां गया है कि 
शूद्व॒त्यमाव तमोगुग प्रधान है श्रथवा ब्राइण स्वभाव सत्वगुण प्रधान 
ओर यदि कोई यद्द बतावे कि उसमें ऐसा सूचित किया गया है तो 
वह अनुभवयुक्त नहीं है । प्राचीनक्राल से अभी तक कभी ऐसा 
हुआ नहीं फि प्रत्येक वश के $म॑ करने वालों में साल्िक कर्त्ता, 
राजसकर्ता, अथवा तामस कर्तान हुए दों । फिर, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र स्वभाव राजस-तामस ही हों तो उन से अनासक्ति योग 
किस तरह, दो सझता दे ओर किस प्रकार वे अपने कर्मों द्वाराही 
श्रेय: प्राप्ति कर सकते हैं ? मोक्ष का अधिकर सब वर्णा को है यह 
बात गीता और उसी तरह अन्य शास्त्र स्पष्टतया स्वीकार करते हैं। 
दूसरे शब्दों में जो यद्द कह गया हे कि ब्रह्माणादिक वर्णों के सा4 जो 
स्वभाव अथवा रुचि का भेद है वह गुणों के कारण डे, वहाँ गुणों का 
आशय सत्त, रज अथवा तम नहीं, ब-न 083 का में बहाँ खासियत 
विशेषता अथवा रुचि ससभना चाहिए। पूर्व कम, जन्मर,. संस्कार, 
परिस्थिति आदि-आदि अनेक कारणों से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में 


उपसंहार ै ४२१ 


जो विशेष अ्मिरुचियाँ उत्पन्न होती हैं, वे इस के: गण कहलाती हैं। 
उन के कारण क्रिप्ती क्रो पठन-पाठन आदि विद्या अथवा बुद्धि-सम्बन्धी 
कर्म करना ही रुचिकर द्वोता है, दूसरों को लड़ना, साहसिक कार्य हाथं म 
लेना तथा शासन करना आदि ही पतन होते-है, तीपरे का व्यापार करने 
में ही मन दौदता है, और चौथे की कला-क्ौराल में ही रुचि होती 
है। ऐसी प्रत्येक् कर्म की रुचि सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार 
की हो सकती है | गीता यह सिखाती है कि यह सब रुचियाँ पवित्र 
अथवा अपतरित्र दोनों तगह)की हो सकती हैं। यदि इस रवि के साथ 
सात्विकता और मुपुत्नता हो तो वह पतिन्न है, यदि इस फरे साथ 
राजस वृत्ति, लोभ आदि हो अथवा तामस वृत्ति--आलस्य, अज्ञान, 
आदि हो, तो वह अपविन्न है। इपी तरह ही से रैदास आदि अन्त्यज 
सन्त पुदप दो सकते हैं, और वेर-शात्र-पम्पन्त ब्राह्मण पामर हो 
सकता है । 

इस प्रकार यह विचार कि सत्वगुण बढ़ने से कतृ त्व घट जाता है, 
अमात्मक होने के कारण निकाल डाला जाना चाहिए कतृ त््व घटने 
के अ्रगेक कारण हैं और वे स्व॒तन्त्र हैं। इसी प्रकार चारों वर्ण के कर्म 
त्रिगुणों में ते किसी की प्रधानता सूचित करते हैं, और इस से ब्राह्मण 
कर्म स्वयं दी श्रेष्ठ हैं और शूद्ध के कर्मस्वयं ही कनिश हैं, अथवा इन 
बर्णों से ऊँच-नीच का क्रम है, यद्ट विचार भी भ्रमात्मक है।. 

धीपा-मन्थन सें बहुत अधिक विस्तार हो गया हे | मुके कई बार 
यद्द मालूम हुआ कि इतना अधिक विस्तार करने में में वाचालता का 
दोष कर रहा हूँ। क्यों कि, भअठारहवें अध्याय के श्वोफ ६७ में ऐसी 
चर्चा कहाँ तो करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए इस विपय 
में जो कुछ कंद्ां गया है, उसे में सवंधा ठीक' मानता हूं। किर भी 

यह मान कर क्रि ज्ौर से बोल कर भी में अपने लिए ही यह उपासना 


२५ गीता मन्‍्धन 


कर रहा हू” मैंने अपने मन का समाधान कर लिया है। किन्तु इतना 
अधिक लिखने पर भी यद्द सम्मव है कि इस का अधिकांश पहिली बार 
पढ़ने से ही समक में ने आप |. यह भो सम्मव है कि सममने पर 
भी इसका पूरा श्राशय लक्ष्य गें न आये । उपोद्धात में कहे अनुसार यह 
विपय द्वी ऐसा है कि जीवन के विऋास के साय-प्ताथ ही यह समका जा 
सकता है| किंतु अधिकांश के ध्यान में यह बात नहीं आती कि जीवन- 
विकास का श्रर्थ केवल भ्रायु की वृद्धि ही नहीं है, वरन्‌ उसका श्रर्थ 
शुद्ध जीवन बिताने का प्रयत्न, सत्य का आग्रह, श्रात्म-निरीक्षण, संसार 
का निरीक्षण, सूद्यम अवलोकन श्रोर विचार करने की आदत, तथा 
पवित्र पुदर्षों का सहवाश्त--और इन सत्र केसाथ संध्षार के अनुभव। 
बहुतों का यह खयाल होता है कि अच्छी तरह तक करने की शक्ति 
हो, अनेक शास्त्रों का सूह्म रूप से अध्ययन किया हो, दशन-शास्त्रों 
की चर्चा में रचि हो ओर पर्याप्त भाषा-न्ञान हो तो तत्तज्ञान भी समझ 
में आना दी चाहिये। किन्तु यह भ्रम है | जीवन विप्रयक् तत्वज्ञान 
अथवा जीवन-विपयक सच्चा हृष्टि-गम्य बिन्दु केवल बुद्धि द्वी नहीं है। 
बुद्धि के सिवा उसमें भावना-शुद्धि की ओर जीवन के अनुभव.की अपेक्षा 
भी रहती है. यह न तो पुस्तकों से मिल सकता हैं,न उपदेशों सें, सहलों 
पुस्तकों से भी जिसकी कल्पना न दो सके वह--अनुभव होते ही--क्षण 
भर में ही ध्यान में आसकता है| 


यहां मैं कुछ युद्ध योगादि के अनुभव की बात करता हूं, कोई 
ऐसी कल्पना के घोड़े न दोड़ाबें, मैं तो मामूली बात ही करता हूं । 
जिसके कभी डाढ़ में चीस न चज्नी हो, वह चाहे जिंतना बुद्धिमान होने 
पर भी उसके दुःख की कल्पना नहीं कर सकता, उसी तरद् जीवन की 
श्रनेक बातों के सम्बन्ध में कह्दा जा सकता है। 


उपप्हार ४२५४५ 


इसलिए, मैं इस पुस्तक के लिए भी विचार-पू्वक और शुद्ध 
जीवन के प्रयत्न पूर्वक बार वार पढ़ने और मनन करने की सलाद देता 
हूँ ।इस से लाभ द्वी होगा | धर्म मनन्‍्थ के नित्य पढ़ने और मनन से हमें 
कुछ न कुछ विचारने की, आचरण करने की और पचाने की सामग्री 
मिलती दी रहती है | जो सर्वथा संसारिक बुद्धि वाले से प्रतीत होते हैं, 
उनमें भी धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने की आरत अच्छी रुचि पैदा करती है, 
उनमें भी चाह उत्पन्न करती हैं और कभी उनके श्रन्तरात्मा को भी 
जगा देती है। | 

( १रे ) 


फिर भी, पाठक को आध्यात्मिक अन्थ का वास्तविक उपयोग ही 
उसी समय प्रतीत होता है, जबकि श्रेयार्थी किसी धर्म सच्चठ में आ पढ़ता 
है । जब किसी विपय में वह अपने को ऐसी उलसून की स्थिति में फंसा 
हुआ देखता है कि जब तक अपना कर्तंब्य मार्य स्पष्ट और नि.शह्ढ 
रूप से सूक न जाय, तब तक उसके लिए किसी भी प्रकार का कदम 
उठाना असम्भव न द्दोजाय,और धम-मार्ग के शिवा और कोई दूसरा मार्ग 
लेने को वह तैयार न दो तो उस समय उसे धमं-सड्डुट सा प्रतीत होता है। 
जबतक जीवन के ड्यवहारों में ऐसी उलमन उत्पन्न न हुईं हो तो, तब 
तक पर्मअ्न्थ भाववाओं अथवा विचारो के उत्ताद5 भत्ते ही बन जायें,और 
इनके अर्थ लगाने में वह ही सूचम तक दोड़ावे, फिर भी उस हे लिये उस 
ग्रन्थ का श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो सकता | ऐसा समय आपडने पर जिस 
अन्य की सहायता से वह अपना धर्म स्पष्ट ओर निःशह्ष रूप से शोध सके 
वह्दी ग्रन्थ उसका जीवन-सूत्र बन जाता है | जिस समय ऐसा अनुभव हो 
जाता है, उस ससय उसे वह अन्य “श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ सार, प्रवित्र यह 
उम्त्त' ६-२) प्रतीत द्वोता: है | 

विचारवान पुरुष के लिए घर्म-सक्कट का प्रसंग कप्ती न 
कमी आ ही जाता है। ऐसे प्रसंग पर मार्ग दशेक बनने वाले जो 


घर गीता मन्‍्थन 


वातपय ग्रन्थ संसार में गिने जा सकते हैं उनमें गीता का स्थान बहुत 
ऊँचा है, और दिन्दु धर्म के संस्कारों में जो पले हुए हं उनमें तो इसका 
प्रथम स्थान माना जायगा । 
( *४ ) 

इस प्रकार में ने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार गीता का 
मन्थन किया है। इस प्रयत्न से गोता के रूप को सुशोभित बनाया है 
अथदा विगाड़ा है। यद्द तो पाठक ही कह सकते हैं। सम्भव है कि 
दोनों प्रकार के मत रखने वाले मनुष्य निकल आर । यदि कोई कहे कि 
अमुक रीति से गीता का अर्थ करने अथवा गीता का विचार करने का 
मुके अधिकार द्वी नहीं दे और मैंने गीता का श्रर्थ तोड़ा-फोड़ा है, तो 
उससे मुझे कुछ भ्राश्व्य न द्ोगा । क्योंकि जीवन गूढुहै और शास्त्र 
प्राचीन हैं। इसीलिये व्यास ने किस विचार से अमुक वाक्य लिखा होगा, 
यह खुद उनके सिवा कोई दूसरा निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता । मेरे 
प्रयत्त से गीता का उद्विष्ट विपग्र सरल भाषा में सब के समझे सकने 
योग्य रीति से ओर इस युग के भ्रेयार्थी की दृष्टि से हमें मार्ग दशंक हो 
सकने जेंसे तरीके से प्रस्तुत किया जा सका द्वो तो मैं सम्रमूंगा कि मेरा 
परिश्रम व्यर्थ नहीं गया । इसमें च्रुटियां दैँ ये बात मेरे ध्यान से बाहर 
नहीं है किन्तु उदार पाठकों से आशा है कि वे इन नूटियों को निभा लेंगे 


और सुधार लेंगे | हे 
॥ झँतत्सतू ॥ 





सस्ता साहित्य मगडल 
सर्वोदिय साहित्य माला' के प्रकाशन 


१-“दिव्य-जीवन ) 
२--जीवन-साहित्य १) 
३--तामिलवेद ॥) 
४--व्यतन और व्यमिचार ॥ ।£] 
ए--(अप्राप्य) 
६--भारत के स्त्री-रत्न 

(तीन भाग) ३) 
४--(अप्रप्य) 
८--अक्षचर्य-विज्ञान ॥5] 


९--यूरोप का इतिहास. ३) 
१०--समाज-विज्ञान १॥] 
११--(अप्राप्य) 

१२--(अग्राप्य) 

१३--(अप्राप्य) 

१४--दक्षिण अफ्रिका का. . 
सत्याग्रह १) 
१४--(अप्राप्य) 

१६-अनीति की राह पर ॥ला] 
१७--णीता की अग्नि परीक्षा |7) 
१८--कंन्या-शिक्षा 
१९--कर्मणेग 
२०--कलवार की करवूत 


५१५४ ८ 


३१--च्यावह्यारिक सम्यता ॥9) 
२२--अ्रंपेरे में उजाला ॥) 
२३--(अप्राप्य) 


हेड--(अप्राप्स) . 
२४- स्त्री ओर पुरुष ॥] 
२६--घरों की सफाई 5) 
२७--क्या करे £ १॥) 
रृप--(भप्ाप्य) 

२९ शभ्त्मोपदेश _) 
३० --(अप्राप्य) 


३१--जब अंग्रेज नहीं आये थे. |) 
३२--(अप्राप्य) 

३३--श्रीरामचरित्र १) 
३४--आश्रम-हरिणी ) 
३५--हिन्दी-मराग-कोष ३) 
२६--स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 
२७--मभहान्‌ मातृत्व की ओर ॥5] 
इ०--शिवाजी की थोग्यता [&] 


३९--वरज्ञित हृदय. ॥]) 
४०--नरमेध श 
४१--छुखी दुनिया 5) 


४२--ज़िन्दा लाश ॥) 


(३१) 


४३--आंत्म-कथा (गांधीजी) १॥) 
४४--(अप्राप्य) 


४५--जीवन-विकास १] १॥) 
४६--(श्रप्राप्य) 
४७--फाँसी ! |] 


इ८--अनासक्तियोग-गीता बोध _ 
( दे० नवजीवन माला ) 


४९--(अप्राप्य) 
५०--मराठों का उत्थान-पततन २॥| 
५१--भाई के पत्र | 
२--स्वगत 5) 
ध३--अप्राप्य) हद 
पू४--स्त्री-समत्या रा] 
४५--विदेशी कपड़े का 
मुक़ाब्रिला ॥5) 
घ६--चित्रपट ] 
५.७--(अप्राप्य) 


भूथ--इंगलेए्ड' में मद्गात्माजी ॥) 
५१९--रोथी का सवाल १) 


६०-देवी उपदू... £) 
६१--जीवन-यूत्र ॥) 
६२--हमारा कलझ ॥5) 


६३--अदूबुद ]॥ 


६४--संघर्ष या सहयोग ! १॥) 
६५--गांधी-विचार-दोहन॒ ॥॥) 
६६--(श्रप्राप्य) 
६७--हमारे राष्ट्रनिमाता. १॥) 
६८--ल्वतन्त्रता की ओर-- १॥) 
६९ ---आगे बढ़ो ! ॥) 
७०--बुद्ध-बाणी ॥>] 
७१--कांग्रोस का इतिहास २|] 
७२--हमारे राष्ट्रपति १] 
७३--मेरी कहानी १9 
७४--विश्व इतिहास की कलक 
(ज० नेहरू) 'छ) 
७५--हमारे किसानों का सवाल |) 
६--नवा शासन विघान-१ ॥!) 
७७--(?) गाँवों की कह्दानी ॥) 
७८--(२) महाभारत के पात्र ॥) 
७९--सुधार और सज्ञवग्न॒ ?) 
८०. (२) सन्तावर्णी ॥) 
८१--विनाश या इलाज £ ॥॥) 
८घ२--(४) अंग्रेजी राज में 


हमारी दर्शा ॥) 
८३--(५) लोकजीपन 9 
छ४--गीतामंथन १) 


